( ७) 


साधक शिरोमणि महामहोपाध्याय पृज्यपाद परिडत गोपीनाथ 
कविराज जी | उनके मौलिक लेखों तथा मौखिक उपदेशों से मैंने 
बहुत कुछ तत्तय-ज्ञाव की बातें सीखी हैं | उनके लिए में उनका 
चिरऋणी तथा नितान्‍्त आभारी हूँ। उन्हें धन्यवाद देने के लिए 
मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं । 


संप्रदाय के प्रवतंक कतिपय आचार्यों के चित्र भा यहाँ दिये 
गये हैं। ये चित्र नितांत प्रामाणिक हैं तथा तत्तत्संप्रदाय में बड़ी 
आस्था तथा निष्ठा से पूजाह माने जाते हैं। भिन्न भिन्‍न स्थानों 
से इनका संग्रह यहाँ किया गया है । 


रवामी रामानंद जी के जीवनचरित्र को अंकित करनेवाल्नी 
प्रयंग पारिजात” नामक एक नवीन पुस्तक की पूरी हस्तलिखित 
प्रति सभा में हाल में सग्ृहीत को गई है। उप्त' का परा विवरण 
यहाँ षष्ठ परिच्छेद के अन्त में परिशिष्टरूप से दिया जा रहा है। 
इसके लिए में खोज विभाग के कार्यकर्ता श्रीजुयाल जी का 
झअनुगृहीत हूँ। निंबाक मत तथा राधावल्लडभीय मत के विषय 
सें कतिपय आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए में क्रमशः 
वुद्ावनवासी वेदांताचाय परिडत वजवल्लभ शरण जी तथा 
बाबा द्वितदास जी का विशेष आभार मानता हूं। ग्रंथ के प्रका- 
शन काय में अनेक प्रकार की सहायता देने के लिए में अपने 
चिरंज्ञीवी पुत्र गौरीशंकर उपाध्याय, एम० ए, शास्त्री तथा गोपाल 
शंकर उपाध्याय तथा पुत्री मालती देवी को शुभ आशीर्वाद देना 
उचित सममता हूं जिन्होंने प्रेत के लिए कापी तेयार करने में 
प्रप संशोधन में तथा अनुक्रमशिक्रा बनाने में विशेष परिश्रम 
किया है । 


( ८) 


अंत में मैं इस ग्रंथ को अखिलरसामतसमति रसिक-शिरोमणि 
श्री निकुंजविहारी के चरणारबविन्दों में भक्तिगद्गद हृदय से 
समर्पित कर अपने परिश्रम को सफल मानता हूं । 


असदत्रिषयमडिखप भाव-गम्य प्रपन्नान्‌ 
अमसतमसरवर्यानाशयत्‌ू. सिन्धुमध्यम्‌ । 

कपट-युवतिवेषधी मोहयन्‌ यथः सुरारीन्‌ 
तमहसुपसतानां कामपुरं नतोअंस्मि ॥ 


निञ्जल्ञा एकादशी 


| 

स॑० २०१० | 

535 5 हर 4 बलदेव उपाध्याय 
/ 


काशी 


विषय-सची 


विषय पृष्ठ 
१--वेष्णवधम की महत्ता १-४८ 
( १) जदार दृष्टि ४-६ 
(२) अहिंसा का शंखनाद ६-६ 


(३ ) कल्ात्मक अभिव्यक्ति-- 
( क ) मूर्ति कल्ला पर वेष्णुव प्रभाव 
( ख ) चित्रकत्ना पर वेष्णव प्रभाव 
(ग ) हिमाचत्न चित्रकत्ना १०-१७ 
(४ ) भक्ति रस की उद्भावना १८-१६ 
(५ ) बेष्णब धर्म की विजय गाथा-- 
( १) जावा (२) चंपा ( ३ ) श्यास; ( 9 ) 
कंबोज देश; ( ४ ) बालि द्वीप में वेष्णघघ्म १६-३१ 
६--साहित्य पर प्रभाव 
(१ ) तमित्तल; (२ ) तेलुगु (३) कन्नड; (४) 
मल्यातज्ञय; (५) मराठी; (६) मेथित्ी 


(७) हिंदी ३१-४८ 
२--वेद में विष्णु ७६-८७ 

१ भक्ति ४५-५७ 

२ देवतातत्त्त ६७--६ ३ 


३ भक्ति का उद्गम ६४-५५ 


१० विषय-सूची 


विषय 
४ विध्युका स्वरूप:-- 
ब्राह्मण-युग में विष्णु 
(१) वामन अवतार 
(२ ) वराह अवतार 
(३ ) मत्य्यावतार 
(४ ) कृर्मावतार 


३--तन्त्र में विष्णु-- 

भक्ति का प्रथम उत्थान 

(१) विष्णु भक्ति की प्राचीनता 

(२) पांचरात्र का उदयकाल 

(३) साक्त्वतों का परिचय 

(४ ) पांचरात्र का विवरण-- 
महाभारत, नारद पांचरात्र, ईश्वर संहिता, 
पाग्म तंत्र, विष्णु संद्विता 


(४) पांचरात्र तथा वेद्‌-- 
बष्णव आचार्यों की समीक्षा; 
एकायन शाखा; 
(६) पांचरात्र साहित्य 
( ७ ) पांचरात्र का साध्यपक्ष-- 
पाडगुएय--भगवान की शक्ति-- 
शक्ति का विभाग--सृष्टितरस्व--( क ) 
व्यूह--( ख ) विभाव--( गे ) अर्चावतार-- 
(घ )अंतर्यामी--जीवतस्व 


घ्छ 


७६-८७ 


व्ट-२२३७ 


६१-६२ 

६३-१०० 
१००-१०३ 
१०३-१०५ 


१०४०९ ०८८ 


१०६-१ १४ 
११७५-११६ 


११६-१३० 


विषय-सूची द ११ 


विषय पृष्ठ 
(८) साधनामाग-- 
(१ ) आलनुकूल्यस्य संकल्प:, ( २ ) प्राति- 

कूल्यस्य बजनम्‌, (३) रक्षिष्यतीति विश्वासः 
( ४ ) गोप्तृत्व--वरणम, (५) आत्मनिक्षेप:, 


( ६ ) कापण्यमू-मोक्ष १३१-१३५ 

(६ ) वबेखानस आगम-- १३६-१३७ 

४--पुराणों में विष्णु १३८-१७६ 
(१) बष्णव पुराणों का परिचय; 

ब्रह्मवेवत्ते पुराण, विष्णुपुराण, पद्मपुराण १४१-१४७ 

( २ ) भागवत १४७-१५१ 

(३ ) भागवत का रचना काल १५४१-१५७ 


(४ ) भागवत की टीकाय -- 
भावार्थ--दीपिका, शुक्रपक्षीया, भाग- 
वब॒त चंद्रिका, पद्रत्नावली, सुबोधिनी, सिद्धांत- 
प्रदीप, बृहद्वेष्णव तोषिणी, क्रमसंदर्भे, सारा- 
थद्शिनी, हरिभक्ति-रसायन १५४-९६१ 


(४ ) भागवत का साध्यतरव -- 


भगवान्‌ का रूप, शक्ति के प्रकार, भग- 

वान्‌ के तीन रूप (क) स्वयंरूप, (ख) 

तदेकात्म, ( ग ) आवेश; जीव का स्वरूप १६२-१७४ 
(५ ) साधन ततक्त्व-- १७५-१७६ 


श्र विषय-सू ची 


विषय पृष्ठ 
५--दक्षिण के संप्रदाय-- १८१-२२६ 
(१) भक्ति का द्वितीय उत्थान, दक्षिण 
भारत में भक्ति का आंदोलन १८३-१८६ 
( २) आलवार 


पोयगे आलवार, भूतततालवार, पेयाल्'* 

बार, सक्तिसार अल्ञवार, शठकोप; मधुर कवि, 

कुल्शेखर श्राल्वार, विष्णुचित्त, गोदा-- 

आशणडाल, विप्रनारायण, मुनि-वाहन 

( योगवाह ), नीज्नन्‌ ( परकात्न ) १८६८१६६ 
(३) आचायं-- 
श्रीरंगनाथ म्रुनि, श्रीरामानुजाचाय्ये, श्री 

रामाहुजाचाय की स्थापित मुख्य गद्दियाँ--. १६६-२०७ 
(४ ) रामानुज मत के सिद्धांव-ईश्वर, 

चित्‌, अखचित्‌ शंकर ओर | रामासुजका सिद्धांत 

भेद--त्रह्म, जगत्‌, जीव, मुक्ति, साधन, जीवन- 

मुक्त, अधिकारी-- २०७-२१६ 
(५ ) साधना पद्धति २१६-२१६ 
(६) माध्यमत--मध्वाचाय का परि- 

चय, सिद्धांत--हरिः परतरः, सत्य जगत, 

तक्ततोी भेद, जीवगशा हरेरनुचरा:, 

नीचोच्रभाव॑ गता:, सुक्तिनज-सुखा-नुभूतिः, 

अमता भक्ति, अक्षादिप्रभमाण--त्रितयम ; 

आम्नायवेद्यों हरिः-- 
माध्वमत की गुरुपरपरा २२०-२२६ 


विषय-सूची १३ 


विषय. पृष्ठ 
६--रामावत संग्रदाय २३१-३७६ 

१--भक्ति का तृतीय उत्थान २३२-२३६ 
२--उत्तरी भारत में भक्ति-आंदोलन; 

सामाजिक तथा घामिक स्थिति २३६-२४३ 
३--स्वामी राघवानंद २४३-२४७ 
४--स्वामी रामानंद 

समय निरूपण के साधन, जीवन-चरित, २७८-२४६ 
४--सिद्धांत-तच्ववज्ञय, रहस्यनत्रय, ध्यान, 

मुक्ति का साधन; प्राप्य वस्तु २०६-२६७ 


६--रामानंद के शिष्यों का संक्षिप्र 
परिचय--सेन नाई, पीपा जी, संत रंदास, 


कबीर--बेरागी संप्रदाय--कष्णदास 
पयहारी, कील्हदा[स--स्वामी जी के हिंदी 
प्र थ--श्री वेष्णव तथा रासानंद २६७-र८७ 
७--तुल्सीदास-- वाल्मीकि रामायण, 
अध्यात्म-रामायण, रामचरितमानस २८७-१६ ६ 
८--परिशिष्ट-चेतनदास, स्वासी रामानंद, 
कबीर, रेदास, खुसरो, पीपा २६७-३०७ 
हु ५३ श् 
७--निबाके संप्रदाय ३०६-३६२ 


( १ )-कष्णभक्ति का प्रचार--निंबाक, 
समय, निंबाक के चार शिष्य--श्रीनिवासा- 
चाय, श्री औदुंबराचाय, श्री गौरामरुखाचाय, 
लच्मण॒भद्द- निबाक के द्वारा निर्मित ग्रंथ ३११७३ १६ 


१४ विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
२--मत के प्रसिद्ध आचाय--पुरुषोत्त मा- 

चाये, देवाचाय, सुंदर भट्टाचाय, केशव 

काश्मीरी, श्रीमट्ट, दरिव्यास जी; परशुरामा- 

चाय ३१६-२३३४ 
३--सिद्धांत विवेचन--( क ) भेदाभेद 

का ऐतिहासिक परिचय, भतृ प्रपंच, भारकर, 

यादव, (ख) निवाक-पदाथ मीमांसा-- 

जीव, अचित्‌, ईश्वर ३३४---३७३ 
४--साधनतत्त्व-निबाकमत की साधना- 

पद्धति-राधा का स्वकीयात्व, भक्तित तथा 

भक्ति के प्रकार ३४३-३४६ 
४--सखी संग्रदाय-हरिदास स्वामी; 

मत की गुरु परंपरा, भगवत रसिक, सहचरि- 

शरण २३५१-३१ ६२ 


८--श्री वल्लभ-मत ( पुश्मिाग ) ३६३-४१८ 


रुद्र-संप्रदा य-- 
( १) विष्णुस्वामी का परिचय, त्रिल्ोचन ३६४-३७१ 
(२) श्रीवल्ल्भाचाय--श्रीविदुक्ञनाथ.. १७९-३७६ 
(३ ) सिद्धांत-पुष्टिमागं ३७७-रे८४ 
( ४) पुष्टि भक्ति का रवहूप, पुष्टिमागं-- 

आवश्यकता तथा विशिष्टता, ब्रह्म संबंध का 

अनुष्तान, पुष्टिमाग की प्राचीनता, आत्म-निवे- 

दन की विशिष्टता--शरणागति, इ८४-४०२ 


विषय-सूची १४ 


विषय पृष्ठ 
(४ ) पृष्टिमार्गीय साहित्य, ४०२-४०६ 
(६ ) अष्टछ्षाप-- सूरदास, परमानंददास, 

कुंभनदास,  कृष्णदास, न्द्दास, छीत 

स्वामी, गोविंद्‌-स्वामी, चतुधु जदास-- ४०६-४१८ 


६---राधावल्लभीय संग्र दाय--- ४०९६-४६४ 


(१) हितहरिवंश जी-मार्ग की 
विशिष्टता, प्रंथ--( १ ) राधा सुधानिधि-- 


(२) हित चोरासी; कविता ४१६-७४२७ 
(१) अन्य आचायगण--श्रीव्यास 
जी--, प्र थ-गुरुपरपरा, ध्रवदासजी ४२८-४३८ 


(३) संप्रदाय. के सिद्धांत-- प्रम- 
साधना में जीव का भावमय स्वरूप--( क ) 
साधन देह (ख )-सिद्ध देह--, 
प्रमोपासना की दृष्टि से जीब एवं युगल-किशोर 
का साधम्य, पर ( ब्रह्म ) स्वरूप, सोॉंद्य्य-- 
माधुय्य की चरम सीमा युगुल-किशोर--( क ) 
बजविहारी श्रीकृष्ण ओर वज-रस, (ख) 
नित्य-विहारी श्रीकृष्ण और निकुज-रस, युगुल 
सरकार और हि्ततर्व ४३८-४६४ 
१०--पूर्वो भारत में भक्ति आंदोलन-- ._ ४६५-५४४ 
सहजिया बौद्ध संप्रदाय; सहजावसध्था- 
अवधूती मांग, रागमाग-डोम्बी तथा 
चांडाली-महामुद्रा ४०६४-४७६ 


4६ विषय-सू ची 


विषय दि । पृष्ठ 
(१ ) सहजिया वष्णव समप्रदाय--सहज 

मानुष; साधना-पद्धति; परकोयावत्त्व 0८०-४६४ 
(२) चैतन्यमत-माधवेन्द्रपुरी, इेश्वर- 

पुरी, केशवभारती-- ४६६-४०० 


( के ) महाप्रभु चेवन्य; चेतन्य का भक्ति आन्दोल्लन५००-५०४ 
(ख ) षद गोस्वामी, श्रीरूप गोस्वामी, 
श्री सनातन गोस्वामी, श्रीरघुताथ गोस्वासी, 
श्रीरघुनाथभट्ट, गोपालभट्ट, जीव गोस्वामी, 
कृष्णुदास कविराज-- ४०४-५९७ 
(ग॑) दार्शनिक सिद्धांत, साधनमाग.... ४१८-५२७ 
(३ ) उत्कल्न में बेष्णव धरम 
( क ) पुरीपर बोद्ध प्रभाव 
( ख ) मध्ययुग में वष्ण॒व धर्म 
(ग) पंचसखाधम 
(घ ) पंचसखाधम की शिक्षा पू २८-५४७२ 
(४) असम का वेष्णवमत 
(क ) शंकरदेव 
( ख ) पिद्धांत, ( ग ) एकशरण, ४७४४-५४ ४ 
११--महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ५४५४-६०६ 
१ महानुभाव पंथ--(क) पंथ का इतिहास. ४५७-४४६ 
(ख) पंध के आचाय-गोविद्प्रभ्ु, 
चक्रधर, नागदेव; पंथ के मुख्य पंथ. ५६०-४६३ 
(ग) सिद्धांत तथा आशद्यग्नंथ ५६४-४५६७ 


विषय-सू वी १७ 


विषय पृष्ठ 
२ वबारकरी पंथ | 
(क) चिट्ठन्न का रूप; 'विट्ठल्ल! शब्द की 
व्युत्पक्ति, पंथ के विभिन्न नाम ४६८०४५७१ 
(ख) पंथ का उदय ४७२-४७५, 


(ग) पंथ का अभ्युदय--- 
ज्ञानदेव-जीवनी और ग्रंथ, ५५६-४५७७ 


चामदेव ध धउप-फ्८० 

एकनाथ कक ध४प८०-श्८ 

तुकारास 99 «  बप्यर-शपूर 

प्रसिद्ध संत ४८प३-श५८७ 
चार उपसंप्रदाय--(१) चेतन्य, (२) स्वरूप, 

(३) आनन्द, (४) प्रकाश धइणण-भ८७ 


(घ) मत के सिद्धांतव-- 
(१) विद्वल्ल, (२) भक्ति और अद्वेत 
ज्ञान, (३) भगवाबव्‌ का रूप, (७) 
राम ओर कृष्ण, (५) संत तथा 
प्रन्थ ४८७5-५६ ३ 


(छः) पंथ के आचार 


(१) स्वधर्म-पालन, (२) एकादशी 
त्रत, (३) नामकीतेन ५६ ३-४६ ६ 
(च) सिद्धांत का वशिष्ख्य ४६६-४६ध्पर 


३ रामदासी पंथ 
(क) रामदास, (खत्र) ग्रन्थ, (ग) शिक्षा ५६६-६०४ 


श्द विषय-पूची 


विषय पृष्ठ 
(४७) हरिदासी मत ६८४ 
(५) गुजरात में वेष्णव धर्म 
नरसी मेहता; मीरों बाई; स्वामी 
नारायण पंथ का उदय तथा सिद्धांत ६०६-६०६ 


२१२--वैष्णुव साधना ६११-६६१ 

? वेष्णव दर्शन की विशिष्टता-- ६११ 

जीवविषयक, साधन विषयक तथा मुक्ति 

विषयक वशिष्ल्य ६१२-६१४ 
२ बेष्णव मतों में साम्य और वेषम्य-- 

(क) साम्य; (खत) वंषम्य ६९१४ 
३ पद्मवा भक्ति-- 

(१) शान्तरस, (२) प्रीतिरस; (३) प्रेयोरस 

(४) वात्सल्य रस, (५) माधुयरस ६२३-६३१ 


४ गोपी भाव-- 

गोपियों की भक्ति; काम तथा प्रेम में 

पाथक्य ६३२-६४० 

४ रस साधना-- 

साधना के त्रिविध मा; प्रवतकामार्ग की 

विशिष्टता; भावदेद्द, भावदेह और 

बाह्यदेह, महाभाव की प्राप्ति के दो मांग ६४१-६४६ 
5६ लीला प्रसंग-- 

बेष्णव संप्रदायों में लीला के भेद, गोपी 

तथा मंजरी, भगवान का केशोर्वय, / 

कुझ्ल्लीजल्ञा तथा निवुदञ्च लीला ६४६-६५६ 


विषय-सुची 


परिशिष्ट 


५ 
ह । साहित्य-निर्देश 
नामानुक्रमणी 


चल & हल 


१६ 


पृष्ठ 


६५४६-१६९१ 


६६ ३-६६७ 
६६८-६७६ 


भागवत संप्रदाय 
(१) 


वैष्णव धमे की महत्ता 


( १) उदार दृष्टि 

(२) अहिंसा का शंखनाद 
(३ ) कलात्मक अभिव्यक्ति 
(४ ) 'भक्तिरस! का अविर्भाव 
( ४ ) विजय गाथा 

(६ ) साहित्य पर प्रभाव 





वेष्णव धर्म की महत्ता श्पूः 


बाराह, आदि बाराह, श्वेत वाराइ--की सत्ता उस समय स्थान 
स्थान पर मित्ती हे? । 

विहार तथा बंगाल के इतिहास में एकादश शतक बुद्धधर्स 
के प्रति विरोध तथा विद्वंष के कारण भागवत धम के प्रचार का 
महनीय युग है। इसका प्रमाण है उपलब्ध बिष्णु प्रतिमा की 
बहुलता तथा ल्लोकप्रियता । एकादश तथा द्वादश शत्तक में प्रस्तुत 
मूर्तियों में सबसे अधिक मूर्ति बासुदेव की ही मिलती है, ऋष्ण 
की नहीं। परंतु १४ शतक तथा उससे पीछे के शतकों में 
राधाऋृष्ण की मूर्तियों की अचुरता है ओर इसका मुख्य कारण 
चैतन्य मद्दाप्रभु की शिक्षा तथा वेष्णवधम का पुनरुद्धार है। 


चित्रकला पर वेष्णव ग्रभाव 


मध्ययुगी चित्रकला के ऊपर वौष्णब धर्म का इतना अधिक 
प्रभाव है कि इस युग में दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध दृष्टि-गोचर 
होता है| भगवान श्रीकृष्णचंद्र की ललित लीलाओं का अंकन 
कलावंतों ने अपनी तूलिका से इतनी सुंदरता से किया है तथा 
उसमें रंगों की कल्लाबाज्नी दिखलाई गई. है कि समग्र चित्र दशकों 
के नेत्रों के सामने एक मंजुलः कलात्मक वस्तु के रूप में उपस्थित 
हो जाता है। उस युग में नाना प्रकार की चित्रशलियाँ प्रचलित 
थी जिनमें राजपूत कतल्लषम' तथा 'काँगढड़ा या पहाड़ी कल्लम? 
की ख्याति अपने चारु गेचित्रय के लिए विशेष रूप से थी। 
इन दोनों शैज्ियों के विकास तथा श्रीसंपन्नता के ऊपर वेष्णव 


१ इन मूर्तियों के विशेष विवरण के किए द्रष्टव्य 
हि. 0. उिक््७/9०--३४४७४  सितु॑क्ा 80000 0 
०१9 ०७ए३४) 5$07स्‍700प7.6 09. 40---09. 


१६ भागवत संप्रदाय 


धर्म की छाप पड़ी हुई है। श्रीराधाकृष्ण के चित्रों में इतनी मंजु- 
लता, इतनी रुचिरता तथा इतनी सफाई है कि भक्तों के नेत्रों के 
सामने उनके आराध्यदेव का मनोज्ञ रूप अपनी स्वाभाविक 
भवठ्यता के साथ म्टिति:उपस्थित हो जाता है। राधाक्ृष्ण की 
लीलाओं का विषय ही विशाल है तथा हृद्यावजक है । जिस 
प्रकार मध्ययुगीन यूरोप को चित्रकला के ऊपर रोमन केथल्िक 
धर्म का प्रचुर प्रभाव लक्षित होता है, उसी प्रकार भारतवष के 
मध्ययुग में गैष्णव धर्म का विस्तृत तथा विशाल प्रभाव तत्काद्वीन 
चित्रकल्ञा के ऊपर संपष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है । 


हिमाचल चित्रकला 


पहाड़ी तथा काँगढड़ा शैज्ी की चित्रकला का उचित नाम 
होना चाहिए हिमाचल चित्रकला, क्‍योंकि यह शैज्ञी हिमाचल 
के अंचल में ही पनपी तथा समृद्ध बनी | राजपूत शैत्ञी इससे 
कहीं प्राचीच है। हिमाचल कल्ना का रवर्णयुग था श्व्वीं 
शताब्दि । काँगढड़ा के राजा संसारचंद्र ( १७७४ ई०--१८२३ ई०) 
पहाड़ी चित्रकत्ला के लिए उसी प्रकार संवधक हुए जिस प्रकार 
समुद्रगुप्त तथा विक्रमादित्य गुप्तकाल्न के पूव॑ युग में | इस चित्र- 
शैल्ली का भ्रुवबिंदु सु दर नारी है । नारी का जो बारहमासी तथा 
अष्टयास जीवन वतमान है उप्ती के ताने-बाने से इस चित्रशै्ञी 
का छुंदर पट बुना है । जिस आनंद का साहित्यिक चित्रण रीति 
काल्लीन कवियों ने--सरदास से लेकर बिहारी तक ने-शब्दमय 
मृत्ति के द्वारा किया है उसी का रंगीन चित्र इस्र युग के चित्र- 
कारों ने अपनी तृत्िका से प्रस्तुत किया है । मानव जीवन को 
स्वर्गोपम बनाने का प्रधान साधन प्रेम है और इसी प्रेम की 
अनुभूति के बिना मानव जीवन एक निःसार मरुभूमि जैसा बीहड़ 


बेंष्णव धम की महत्ता १७ 


बन जाता है। यह प्रेम भक्ति का आशीर्वाद पाकर ही उच्च स्तर 
पर प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रमी दंपती की अपनी स्वार्थे-भावना 
होती ही नहीं ; बह तो दुसरे के लिए जीवित रहता है और इसी 
लिए वह वश्वमानव का एक प्रतीक होता है। प्रम की अभि- 
व्यंजना हिमाचल चित्रकला का मुख्य उद्द श्य हे । 


रसिक शिरोमणि श्री ऋुष्ण तथा राशिका की अभक्तिभावना 
से अनुप्राणित होने के कारण ही यह चित्रशैज्ञी इतनी मधुर है 
तथा भ्रव्य भावों की उद्भाविनी है। इस शैली की भाषा ही 
है--राधा-क्ृष्ण की लीला, किशोर-किशोरी का शख्वूगारमसय 
जीवन ओर यह भाषा मानवमात्र के लिए समभावेन सुल़्म तथा 
सुबोध है। वष्णवधम ने काव्यकत्ना वथा चित्रकल्ला को ऐसी 
रसमयी अनुभूति प्रदान को हे कि दोनों का वभव खिल उठता 
है। वष्णव कवि की काव्यमाधुरी को ही वष्णव चित्रकारों ने 
अपनी तूलिका स अकित कर एक भोतिक आधार प्रदान किया 
है जो नितांत समुज्ज्वलल, जीवंत तथा अनुरंजक है। तथ्य यह 
है कि वेष्णवधर्म के प्रभाव के कारण यह चित्रशेत्ञी भावुकता 
तथा सहृदयता का आकर है। इस शेल्ली में स्वाभाविकता के 
साथ कल्पना का भी सुंदर समन्वय हुआ है। इसलिए शत्ो 
ब्यकों की मान्य सम्मति है कि गुप्तकाल्न के अन॑तर पहाड़ी शैत्नी 
में ही भारतीय चित्रकला ने बहुत ऊँची छड़ान ज्ञी। हमारे 
जीवन के मधुर पक्त से संबद्ध ऐसा कोई विषय नहीं जिसका 
रसणीय चित्रण इसके कल्नावंतों ने नहीं किया । यह है वेष्णव- 
धम की कल्नात्मक अभिव्यक्ति का एक संक्षिप्त चित्रण | 





१ हिमाचल चित्रकत्ना के विशेष वर्णन के लिए देखिए-- 
र्‌ 


श्ट्र भागवत संप्रदाय 


४--भक्ति रस की उद्धावना 


भक्ति भावना का पूर्ण विकाश बेष्णव धर्म की अन्यतर 
विशिष्टता है। भक्ति! का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण इस धर्म के 
शास्त्रीय प्रंथों मे बड़े ही पुंखानुपुंख रूप से किया गया है। भक्ति- 
शास्त्र का जितना प्रामाणिक विवरण वेष्णव प्रंथकारों ने किया 
है, उतना किसी अन्य धर्मावलंबी ने किया हे, इसमें हमें संदेह 
है। वेष्णब भक्तों की दृष्टि में मुख्यतम रस भक्तिरस ही है, 
अन्य रस तो इसी प्रकृतिभूत रस की विभिन्न विक्ृतियाँ हैं | अन्य 
आलंकारिक देव-विषया रति अर्थात्‌ भक्ति को भाव के अंतगत 
मानकर तज्वन्य आनन्द की गणना हीन कोटि में किया करते थे, 
परंतु वंष्णवों ने, विशेषतः गौडीय बेष्णवों ने, भक्ति को भाव- 
दशा से ऊपर उठाकर केवल रसदशा में दी नहीं माना है, प्रत्युत 
इसे सब रखों से श्रष्ठ, प्रधान अथवा प्रकृति-रस माना है। भक्ति 
का ही उत्कृष्टतम रूप मधुर भाव के नाम से भक्तिसंसार में प्रस्याव 
है। इसके विवेचन के लिए रूप गोस्वामी कृत हरिसक्तिरसा- 
सतसिधु तथा उज्ज्वल नीलमणि पांडित्य तथा बेदर्ध्य गुणों 
से मंडित होने से नितांत मननीय हैं । 
इस प्रकृष्ट भक्ति भावना का रहस्य मेरी दृष्टि में भगवत्तत्त्व 
के स्वरूप में अंतर्निहित है। भगवत्तत्त्व के दो रूप होते हैं-- 
ऐश्वये तथा साधुय । ऐश्वर्य भावना में भगवान्‌ कतुमकऋतुमः 
अन्यथा कतुम्‌ समथ हैं। वे हमारे स्ब-शक्तिशाली ईश्वर हैं ओर 





(क) डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का एतद्विषयक लेख 
'कल्याण, हिंदू-संस्कृति-अंक, सन्‌ १६४० जनवरी; पृ० ७११-७१४ | 
(ख) राय कृष्णदास--भारत की चित्रकत्ना पु० १६२-१६८ | 


वेंष्णुव धर्म की महत्ता १६ 


भक्त लोग उनके दास हैं । इस भावना में बढ़े अदब के साथ 
विधि विधानों को मानते हुए शिष्टाचार की पद्धति से उनके पास 
जाना पढ़ता है। परंतु माधुय भावना में भगवान्‌ हमारे प्रियतम 
हैं, उच्चतम प्रेम के पूर्ण आधार हैं तथा भक्त उनके प्रेम को 
चाखनेवाला नाना प्रकार की प्रियतमा है। इस माधुय भाव की 
भक्ति का अवसर वष्णवजनों को प्राप्त हुआ भगवान्‌ रसिक- 
शिरोमणि श्री ऋष्णु की उपासना के प्रसंग में । इसीलिए वष्ण॒व 
शात्रों में भक्ति के जिस रूप का मंजुल विश्लेषण किया गया 
है उसका दशेन भी अन्यत्र मिलना दुलेभ है | 


--वैष्णवधरम की विजय गाथा 


भारतवष के चतुर्दिक-पूरब से पश्चिम तक तथा उत्तर से 
लेकर दक्षिण तक-प्रत्येक प्रांत में जेष्णब धर्म का प्रसार तथा 
प्रचार संपन्न हुआ था | इसने इस प्रकार भारत की अधिकांश 
जनता के आचरण, शीजल तथा सदाचार के ऊपर अपना भव्य 
प्रभाव जमाया, यह कम महत्त्व को बात नहीं है | परंतु हमारा 
ठोष्णव धम भारतवष की चहार-दीवारी के भीतर ही कभी 
सीमित तथा संकुचित नहीं रहा। उल्लासपूर्ण भारतीयों की 
विजय बेजयंती के साथ वेष्णवधम ने भी अपना क्षेत्र विस्तृत 
किया, वह उन स्थानों पर पहुँचा जहाँ वीर भारतीयों ने अपने 
नये नये उपनिवेश स्थापित किये । वष्णवधम के प्रसार की यह 
गोरवमयी गाथा किस भारतीय के हृदय को उल्लसित नहीं 
बनाती ? वह युग ही दूसरा था, संघ के उस समय में अपनी 
संस्कृति तथा सभ्यता के प्रखार की लगन प्रत्येक भारतवासी के 
नसों में रक्त की धारा उत्तजित किया करती । इसी लालसा की 
पूर्ति ने ब्राह्मण तेज तथा ज्ञात्र बल का आश्रय लेकर वेदिक 


२० भागवत संप्रदाय 


धर्म की गैजयंती उन सुदूर, समुद्र से प्रथकक्ृत, देशों में फहरा 
दिया जो आजकल “'्रटर इंडिया” बुहत्तर भारत के नाम से 
ऐतिदासिकों में विख्यात है । 
बहत्तर भारत के द्वीपों तथा प्रदेशों में भारतीय उपनिवेशों 
की स्थापना विशेषतः गुप्रकाल में संपन्न हुईैं। सामान्य परिचय 
तथा यातायात फी घटना ईस्वी सन्‌ के प्रथम शती से ही आरंभ 
होती है। विभिन्न प्रांतों में हिंदुओं का प्रदेश तथा उपनिवेश 
स्थापन विभिन्न शतियों से संपन्न हुआ, परंतु चतुथ शतक के 
आरंभ काल तक अर्थात्‌ गुप्तों के अभ्युद्य काल के पूव ही हस 
इन द्वीपों में ठोदिक धर्मोवलंबी राजाओंकी अपना शासन दृढ़तथा 
स्थापित करते पाते हैं। जाबा की एक दंतकथा के अनुसार प्रथम 
हिंदू राज्य की स्थापना ५६ ईस्वी में हुई थी। जावा सम्बत्‌ के 
आरंभ का समय है ७८ इईरबी जिस समय शक संवत्‌ का 
प्रारम्भ भारत में हुआ । सुमात्रा के सवप्राचीन हिंदू राज्य का 
नाम है श्रीविजय जिसकी स्थापना चतुथशतक ईरस्‍्वी के पहिले 
ही हुई थी। श्रीविजय राज्य की अभिवृद्धि का समय सप्तम 
शतक का अंत काल है जब इसने मत्नयु (आधुनिक जंबी ) 
नामक हिंदुराज्य को अपने में सम्मित्नित कर अपने देशों की 
वृद्धि कर ली थी। सबसे पूर्बी द्वीप बोर्नियों में भारतीय संस्कृति 
का आरंभ चतुथ शतक के पहिले ही संपन्न हो चुका था क्योंकि 
इसी युग के चार संस्कृत लेखों से पता चलता है कि राजा 
कुडुज् ( कोस्डिन्य ) के पोत्र तथा अश्ववर्मा के पुत्र राजा मूल- 
वर्मा ने यूपों की स्थापना कर विशाज्ष याग का समारंभ किया 
था जिसका नाम था बहुसुवणंक तथा जिसमें ब्राह्मणों को 
वप्रकेश्वर क्षेत्र में बोस सहख्र घेनु दक्षिणा के रूप में दी गई 
थीं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ईस्वी के चतुर्थ शतक तक 


वेष्णव धर्म की महत्ता २१ 


हिंदुओं ने बोर्नियों द्वीप के पूर्वी भाग में अपना राज्य स्थापित 
कर लिया था वथा यागमय ञैदिक धर्म का प्रचलन उस देश 
में अच्छी तरह से हो चुका था | 

बाली द्वीप में आज भी हिंदू संस्कृति का भव्य रूप हमें 
कम आगम्य चकित नहीं करता जब समग्न देश ने मुसलमान 
धरम स्वीकार कर अपने को यवनमय बना लिया है । प्राचीन 
ओपनिवेशिक हिंदू धम के स्वरूप का सच्चा अनुशीलन 
प्रस्तुत करने का श्रेय इसी लघुकाय द्वीप को प्राप्त है। 
यहाँ ब्राह्मण पंडितों के द्वारा समग्र धामिक कृत्यों का विधान 
संपन्न कराया जाता है। बाली में पंडितों की संज्ञा है 
पदड | इन पढदंडों के मुख में निवास कर रहा है एक विशाल 
संस्कृत साहित्य जिसका संरक्षण वे बिना एक अक्षर समझे ही 
बड़े प्रम तथा समधिक श्रद्धा से आज भी कर रहे हैं। संस्कृत 
भाषा के एक वर्ण से भी अनभिज्ञ इन पदंडों का मस्तिष्क 
सचमुच एक विचित्र पेटिका है जिसमें वेद, उपनिषद्‌, तथा 
स्तोत्रों से संबद्ध अनेक ग्रंथ तह्द पर तह रखे गये उपलब्ध होते 
हैं । आज से सत्तरह साल पहिले फ्रेंच विद्वान डा० सिल्वाँलेबी 
ने इन मुखस्थ ग्रंथों को स्वयं लिपिबद्ध कर “बालिद्वीपग्रंथा:? के नाम 
से प्रकाशित किया ( गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज नं० ६७, 
१६३३ )। इनमें से कतिपय संस्कृत ग्रंथों का मूल भारतीय 
संस्कृत वाडप्मय में उपत्नब्ध होता है, परंतु अन्य ग्र थों का निर्माण 
इसी द्वीप के प्राचीन पंडितों के द्वारा किया गया था | इन स्तोत्रों 
की भाषा विशुद्ध संस्क्ृत है जिनमें अपाणिनीय प्रयोगों का सबंथा 
अमाव हे । बिना समझे किसी अपरिचित भाषा के इतने प्रथा 
को अपनी स्मृति के पटल पर ही निब्रद्ध रखना सचमुच एक आश्चय- 
जनक घटना है। अपने धार्मिक कृत्यों में बालि के पदुंड आज . 


श्र भागवत संप्रदाय 


भी गायत्री का प्रयोग करते हैं, परंतु न तो वे उसके नाम से 
परिचित है और न अथ से । भारतीय संस्कृति के अध्ययन की 
इतनी जीवन्त सामग्री अन्य द्वीपों मे उपलब्ध नहीं होती । 

(१ ) जावा-इन द्वीपपु जों में शैव धम की प्रधानता व्यापक 
रूप से विद्यमान थी । वेष्णवधर्म रौवधम से गणना में द्वितीय होने 
पर भी जीवन स्तर पर प्रभाव की दृष्टि से खव॒ंथा अद्वितीय 
ही रहा | बृहत्तर भारत के मुख्य प्रांतों में विशिष्ट राजवंशों में 
वेष्णव धर्म का सम्मान तथा आदर शेव मत की अपेज्ञा कहीं 
अधिक तथा विस्तृत था| जावा में भगवान विष्णु, उनकी शक्ति 
लेइमी तथा उनके वाहन गरुड़ की मूर्तियों का तिमौण कलात्मक 
इृष्टि से भी नितांत स्पृहणीय तथा श्लाघनीय है। लक्ष्मी अपनो 
चार भुजाओं के साथ अंकित की गई हैं ओर इन भ्ुजाओं में 
वे कमल, धान की बाली, माज्ञा आदि धारण करती हैं। 
विष्णु-वाहन गरुड़ की मूर्ति जावा में बहुतायत से पाई जाती है । 
विष्णु के नाना अवतारों की मूर्तियाँ यहाँ उपल्ब्च्र होती हैं 
जिनमें मत्स्य, वाराह, नरसिह, राम तथा कृष्ण की मूर्तियाँ विशेष 
रूप से उल्लेख-योग्य हैं। विष्णु के आयुधभूत शंख, चक्र, गदा 
तथा पद्म का प्रथक्‌ रूप से अंकन भी हमें वहाँ मिलता है। 
वेदिक धर के नाना देवताओं के  विग्रहों से मंडित विशालकाय 
मंदिर भारत तथा जावा की संवरलित कल्ना के कमनीय उदाहरण 
माने जाते हैं| इस प्रसंग में प्रंबानन घाटी के लारा-जोंगरंग का 
बृहदाकार मंदिर इस संवलित कल्ला का मनोज्नतम तथा रमणीय- 
तम दृष्टांत है। इसकी रचना ईस्वी सन्‌ के नवम शतक में 
हुई थी | इसके तीन मुख्य मंदिरों में मध्यमंद्रि में भगवान्‌ भूत- 
भावन महादेव की भ्रतिष्ठा है, उत्तर में विष्णुत्रिग्रह का प्रतिष्ठान 
है तथा दक्षिण में त्रह्म जी विराजमान हैं। इस प्रकार हम 





बध्णुव धम की महत्ता श्३ 


इसे 'त्रिदेव मन्द्रि! मल्लीभाँतति कह सकते हैं, परंतु प्राधान्य है महा- 
देव मंदिर का ही जो विशाल्षता, अलंकार-विधान तथा सोँदय में 
सबसे अप्रतिम है। इसके भीतर रामायण-संबंधी दृश्य अंकित हैं 
जो बयाल्ीस पट्टों में अक्ित किये गये हे। इनमें रामजन्म से 
आरंभ कर लंका-विजय तक की घटनाएँ बड़ी सु दरता से अंकित 
की गई हैं । इन प्रतिच्छायाओं के ऊपर ही त्ञारा जोंगरंग के 
मंदिरों की सुषमा तथा भ्व्यता आश्रित मानी जाती है। कल्ना 
दृष्टि से यह भास्कय अप्रतिम माना जाता है। कांबोज के अंकोर- 
बाट की तुलना में यद्द भास्कय-कल्ला कहीं अधिक मनोज्ञ तथा 
कमनीय मानी जाती है। इसमें रामायण की घटनावली का 
अंकन इतनी कलाबाजी, सूक््मता तथा विशद॒ता से किया गया 
है कि प्रतीत होता है कि ये दृश्य द्रष्टा के नेत्रों के सामने अपनी 
भव्य झाँकी दिखला रहे हों। कई शताब्दी के अनंतर पूर्वी जावा 
के 'पनतरण” नामक स्थान में भी सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ 
परंतु मध्य जाषा के प्रंबानन की कल्ना की दृष्टि से इनका स्थान 
निम्नतर तथा द्वदीनतर है। इनमें भी हमें वेष्णव धर्म का प्रभाव 
लक्षित होता है। बेल्हन नामक स्थान में विष्णु की एक उदात्त 
तथा मधुर मूत्ति है जिसमें ओऔदाय तथा शांतिभाव का विचित्र 
मिश्रण है | परंतु कन्ना-बिशारदों की संमति है कि यह देवता के 
रूप का चित्रण नहीं है, प्रत्युत एक व्यक्ति की यथाथंता-संपन्न 
अभिव्यक्ति है। यह ऐरलंग ( ११ शतक ) नामक विख्यात राजा 
की आकृति से इतना मित्नता जुलता है कि यह छसी की प्रति- 
कृति माना जाता है। जो कुछ भरी तथ्य हो, इतना तो हम 
निःसदेह कह सकते हैं कि जावा के सामाजिक जीवन तथा 
कलात्मक चित्रण में वेष्ण्ब धर्म का विपुल् प्रभाव स्पष्टत 

अंकित है। 


२४ भागवत संप्रदाय 


(२) चम्पा के इतिहास में भी वेष्णव धर्म की मान्यता कम 
नहीं दीख पड़ती । यहाँ भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ पाई 
जाती हैं जिनमें राम और कृष्ण के शौयमंडित चरित का चित्रण 
विशेष रूप से उपलब्ध होता है। ऋष्ण की समग्र प्रसिद्ध घटना- 
बली यहाँ अंकित की गई है--विशेषतः गोबधन-धघारण तथा 
कंसवध का दृश्य । विष्णु अनेक नामों के द्वारा अभिद्दित किये 
गये हैं यथा पुरुषोत्तम, नारायण, हरि तथा गोबिंद । उनकी शक्ति 
लक्ष्मी, पञ्मा तथा श्री के नाम से चम्पा की मान्य देवी मानी 
जाती हैं तथा विष्णु का वाहन गरुड़ चम्पा में एक लोकप्रिय 
पक्ती माना जाता है तथा उसकी मूर्ति अनेक स्थानों में 
मित्नती है । 

(३) स्याम ( थाइलेंड ) में प्रधानतः बौद्धघम ही राज्यधम 
के रूप में स्वीकृत किया गया है । प्राचीनकाल में बुद्धधर्म के 
प्रभाव में आने से उसके अनेक राजा बुद्ध भगवान्‌ के अष्टांगिक 
भाग के प्रशस्त पथिक थे और आज भी वह देश तथागत के 
सिद्धांतों का ही अनुयायी है। तथापि इस देश में भी विष्णु घम 
के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान की भावना कम नहीं है। चोदहवीं 
शी के सध्यकाल में ( १३४० ६० ) सुबनपुनी या ओटंग के राजा 
ने अजुथिआ ( अयोध्या ) नामक नवीन राजघाली की स्थापना 
की ओर 'रामाधिपति! के नाम से स्वतंत्र राजा बनकर 
राज्य करने लगा। अयोध्या के राज्य ने कम्बोज देश के एक 
बड़े भाग पर अपना अधिकार जमाया परंतु बर्मी राजाओं के 

आक्रमण के कारण उसे विशेष क्षति हुई और चार सो वर्षों के 
अनंतर वह राजधानी के गौरव से वंचित हो गया । इस प्रकार 
बोद्धप्रधान देश में राम और अयोध्या अज्ञात तथा अपरिचित 
अभिधान नहीं हैं । 


वेष्णव धर्म की महत्ता २५ 


(४ ) कंबोज देश ( कंबोडिया ) में भी वेष्णवधर्म को शैव- 
धम के समान ही मान्यता प्राप्त थी। इस देश के महनीय मही- 
पालों ने भगवान्‌ विध्णु के प्रति अपनी असीम भक्ति तथा अपार 
श्रद्धा का प्रदर्शन शिलालेखों में तथा विशालकाय मंदिरों में भली 
भाँति किया है। अन्य देशों की अपेक्षा इस देश ने भारतीय 
संस्कृति का प्रहण विशेष रूप से किया था । अतः वेष्णव प्रंथों के 
विपुत्न प्रचार से हमें कोई आखश्चय नहीं प्रतीत होता। यहाँ के 
हिंदू मंदिरों में रामायण, मद्दाभारत तथा पुराणों के प्रतिदिन 
प्रबचन की व्यवस्था की गई थी। इन प्रैथों के अनुशीलन से 
प्रभावित होकर वष्णब काव्यों की विशेष रचना नवम तथा दशम 
शत्ियों में संपन्न हुई । यहाँ के मानी राजन्यों में सूयबर्मा द्वितीय 
( १११३ ६०-११४४ ई० ) का नाम इस प्रसंग में विशेष महत्त्व 
रखता है जिसकी अगाध सोंदर्यानुराग और विष्णुभक्ति का 
उज्ज्वल उदाहरण “अगकोरवाट” का विख्यात कंबोज मंदिर 
है। इस मंदिर की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही थोड़ी है ।* 
यह भारतीय तथा कंबोज कल्ञा के परस्पर मिश्रण का अतीव 
डजज्ज्वल दृष्टांत माना जाता है । यह विशालकाय मंदिर परिखा 
से वेष्टित है जो चौड़ाई में लगभग ७०० फीट हैं । इसे पार करने 
के लिए एक परम रमणीय सेतु बाँधा गया है जो सप्नशिरस्क नागों 
की स्तंभ-पंक्ति पर स्थित २६ फीट चौड़ा है। भीतर जाने पर 
विशाल गेल्नरियोंमें प्रभावशाली सम्राटोंकी, उनकी चामरग्राहिणी 
सेविकाओं से आवबृत रसमणीय रानियों की, महामहिम मंत्रियों की 


3, की नाक पक समस्त काल ;द्रष्टव्य-वेदव्यास रचित “कम्बोडिया का हिंदू उपनिवेश? पु० 


२४२-प ० २४३; 5. (., ० ८2प४ व $ साशवंध (0०007768 
$796 #७०' ॥78860, पृ ० १८६- १ ८व्य द 


२६ भागवत संप्रदाय 


तथा प्रभावसंपन्न सेना-नायकों की प्रतिच्छायायें इतनी सजीवता 
से अंकित की गई हैं कि वे दशकों के चित्त पर अपना अमिट 
प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं । मुख्य मंद्रि में भारतीय बेष्णव 
साहित्य को अंकित करनेवाली प्रतिच्छायाओं की प्रधानता है 
जिनमें रामायण, महाभारत ओर हरिवंश के दृश्य प्रस्तुत किये 
गये हैं। आरंभ में हम कुरुक्षेत्रकी समर-स्थली को पाते हैं जहाँ 
लड़ते हुए योधाओं की अगली पंक्ति में गीता के वक्ता-श्रोता 
कृष्ण और अजु न विराजमान हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन 
से संबद्ध लगभग चार प्रतिच्छायायें और हैं, परंतु रामकथा से 
संबद्ध ग्यारह घटनाओं का अंकन यहाँ प्रस्तुत किया गया है । 
वेष्णव दृश्यों का यह प्राधान्य तथा साथ ही राजा का, जो 
ऐतिहासिक गेलरी में कंद्रस्थ व्यक्ति है, 'परम विष्णुल्ञोक का 
पारमाथिक नाम हमें इसी निष्कष पर पहुंचाता है कि यह अंग- 
कोरवाट निश्चय द्वी विष्णु मंदिर है; इसमें संदेह का लेश भी 
नहीं है। राम को प्रतिच्छायाश्रों में उल्लेखनीय दृश्य हैं. विराघ 
राक्षस की झ॒ृत्यु, राम का सुवण मृग के पीछे दोड़ना, राम सुग्रीव 
को मेत्री, सुभीव बालि का मल्लयुद्ध, हनुमान्‌ का लंका में सीता 
को खोज, लंका का समर-क्षेत्र तथा भयानक संग्राम तथा अंत 
में पुष्पक विमान के द्वारा राम का अयोध्या-प्रत्यावतंन। इनमें 
से प्रथम छः दृश्य मध्य जावा में उपलब्ध प्रंबानन मंदिर ( नवम 
शतक ) में अंकित राम प्रतिच्छायाओं से विशेष मिलते हैं | कला 
पारखी जनों ने इन दोनों विष्णु मंदिरों में अंकित रामायण की 
घटनाओं की परस्पर तुलना की है। उनकी दृष्टि में दोनों की 
अपनी निजी विशेषताय हैं, यद्यप कई बातों में वाल्मीकीय 
रामायण का अनुसरण न करने पर भी प्रंबानन का रामायणीय 
अंकन कहीं अधिक कलात्मक माना जाता है। अँगकोरवाट का 


बष्णव धर्म की महत्ता २७ 


व्वष्टा प्रकृति की भाँति शून्यता से घृणा करता है। यदि कहीं 
थोड़ा भी स्थान उसे रिक्त मि्ञता है तो वह किसी न किसी पोधे 
या पक्षी की प्रतिकृृति बैठा देता है जिससे प्रभाव में न्‍्यूनता आ 
जाने पर भी वह पूरा दृश्य आम्मावित हो उठता है। 


अंगकोरवाट वष्णवधम को संसार की महतती कल्लात्मक देन 
है। यह संसार के गण्यमान्य कल्लासंपन्न मंदिरों से अपना 
विशिष्ट स्थान रखता है। मंदिर की सजावट उसकी महनीय 
समष्टि के अनुरूप ही है! सबंत्र सीढ़ियों के सिरों पर बृहत्काय 
सिंह तथा वीथिकाओं के पाश्वों में बहुशिरस्क सप्प स्थित हैं। 
दीवारों की सजावट में आढ्यता है तथा तक्षणों में ल्ालित्य है । 
दीवारों पर कोनों में स्थित स्वर्गीय चेतोहारिणी अप्सराय अपने 
वक्षःस्थल्ष की पीनता तथा रत्नाभरणों की प्रचुरता से दशक की 
दृष्टि मोह लेती हैं। ऐसे प्रचुर कल्ना-संपन्न मंदिर के विस्तृत 
निर्माण की प्ररणा तथा र्फूर्ति जिसः वेष्णव धर्म से मिली उस 
घम के सांस्कृतिक मद्दत्वत का अंकन किस प्रकार किया जा 
सकता हे ? 


(४५ ) बालिद्वीप में दिंदूधम का आज भी उतना ही बोल- 
बाला है जेसा कभी प्राचीन काल में था| यवनों के प्रबल आक्र- 
मरणों ने बालिद्वीप की हिंदूजनता का बाहरी घम परिवतन तो 
अवश्य कर दिया है, परंतु उनका हृदय आज्ञ भी हिदूधम की 
प्रगाढ़ भक्ति से ओत-प्रोत है। पूरे द्वीप में हिंदू संस्क्तात अपने 
विशुद्ध रूप में आज भी विराजमान है। वहाँ के पदण्डों की 
च्चा हम पीछे कर आये हैं जो आज भी वहाँ के निवासियों के. 
धार्मिक उत्सवों तथा संस्कारों के कर्ता तथा विधाता हैं। बाल्नि 


रु 


में अनेक हिंदू देवताओं की उपासना प्रचलित है जिनमें भगवान्‌ 


प्ध् भागवत संप्रदाय 


विष्णु की भक्ति विशेष मद्दत्व रखती हे। विष्शु की स्तुति में 
बाल्ि में दो स्तोत्र प्रसिद्ध है. जिनमें एक तो विशुद्ध भारतीय 
“विष्णुपञ्जर” स्तोतच है. और उदात्त संस्कृत गद्य मे निबद्ध 
दूसरा “विष्णुस्तव' बालि के पदण्डों के पांडित्य तथा प्रतिभा 
का प्रकृष्ट प्रतिनिधि है। विष्णुपञ्जर स्तोत्र हमारे यहाँ विशेष 
प्रसिद्ध है जिसमें विष्णु से नाना रूपों में रक्षा करने की प्राथना 
की गई दहे। उदाहरण के लिए दो-तीन पद्म उद्घृत किये ' 
जाते हैं।-. 
पादों रक्ततु गोविन्दी जं॑घाश्याँ च॒ ब्रिविक्रमः । 
उचन्त केशवों रक्षेद रक्षेद गुल तथा हरिः ॥ 
उदर पद्मनाभश्च कटिं. चेव जनादनः । 
नामिकमच्युतोी रच्षेत्‌ पृष्ठ रक्षतु माधवः ॥ 


श्र 


बालिद्वीप में एक नितांत साहित्यिक विष्णुस्तव” नामक 
गद्यात्मक स्तोत्र उपलब्ध होता है जो भाषा तथा भाव उभ्रय 
हृष्टियों से विशेष महत्त्वशात्ञी, प्रौढ़ तथा प्रांजल है। इस 
श्लाघनीय स्तुति का प्रवाह देखिए-- 


3० नमोस्तु पुरुषोत्तमाय परमरिपु-पर-पुर - हरण - पराक्रमाय 
'परमबल्भटोलटोल -लोलित - गलित - महाबलाय च जाग्रत - सुप्त - तूर्य 
चतुभुजाय नारायणाय नरसिंह - वामनाय नारायणादंनाय नरगदायुद्धे 
दानवान्तकरिपुमदनपाश्चजन्य - सुद्शनायुधाय. देव्यदानवयज्ञ - राक्षस- 
पिशाच-भूतगणशधरनीधर-धीरद्राय च._ गन्धवमधुरगीत-सुरविद्याधर-ऋषि 
प्रभ्नति सेविताय च परमरिपुरावणाजुच - घेनुक - प्रतन्ब - केशराविष्टक 





१. बालिद्वीपग्र थाः ( बडोदा, गायकवाड सं० सीरीज नं० ६७ ) 
पृ० ५६-४७ । 


वेष्ण्व धर्म की महत्ता श्ह 


मेनिगजबल  तरगमिस-सूगालादि-निधनाय. च  पुरुषोडनन्तससुद्राश्रयः 
खगवरवरेज्धः श्रोगश्रियो धनदप्रियो वेश्रवणाह्ञको5स्मान्‌ रक्षतु अस्सान 
गोपायतु स्वाहा । 

इस स्तोत्र का अनुशीलन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि. 
बालि द्वीप में नारायण के मुख्य अबतारों का ज्ञान, विशेषतः 
कऋष्ण तथा उनकी विपुल्ञ लीलाओं की जानकारी, सवत्र प्रचलित 
था । इस स्तोत्र की रचना बाल्िि में ही प्रतीत होती है, क्‍योंकि 
इसका म॒त्न रूप भारतवर्ष के संसक्रत साहित्य से अब तक उपलब्ध 
नहीं है | भाषा की प्रोढ़ता के कारण यह स्तब स्तोन्न साहित्य का 
एक समुज्वज्ञ हीरक माना जा सकता है। 


भगवान्‌ नारायण को पत्नी श्रीदेवी के नाम से बालि में 
विशेषतः प्रसिद्ध हैं, परंतु उनके विषय में नवीन कल्पना भी दृष्टि- 
गोचर होती है। ओऔरीदेवी धानकी देवता है। इसीजिए वह 
श्रीतारडुली अथवा धान्यराज्ञी के नाम से विख्यात हैं-- 
श्रीताण्डुली महादेवी श्रीमतकमलशोमिता 
ददासि में महाभोग्यं सर्वेद्वव्यहितं धनम्‌ ॥ 


श्रीदेवी शात्रि के समान कमनीय रूपवाली मानी जाती हैं। 
चावल के समान उनका शरीर स्निग्ध तथा चिकना होता है-- 


श्री शालिकान्तरूपा त्व॑ं स्निग्धगात्र' च ताण्डुलस्‌ । 

द॒दाति मे सदा चित्र सोसाग्यं लोकपूजितस्‌ ॥ 
बालि निवासियों का यह दृढ़ विश्वास है कि भीदेवी का 
संबंध धान्‍य की उत्पत्ति तथा खेती के साथ मुख्य रूपेण है। इस 
विषय में एक पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है जिसमें विष्णु के 
उपबन में स्तानासक्ता श्री-देवी का किसी देत्य द्वारा हरण किये 
जाने का वृत्तांत है | श्रीदेवी की मृत्यु के अनंतर उनके शरीर से 


३० भागवत संप्रदाय 


नाना पौधों कौ उत्पत्ति होती है--उनक नाभिस्थल से धान के 
पौदे की उत्पक्ति होती है। धानन्‍य के भिन्न अवस्थाओं के नाम 
भी भारत की देवियों के नाम पर होते है। श्रीदेवी धान के 
पौदे का नाम है जो काटा गया तो होता है, पर उसमें से पीटकर 
चावल अलग नहीं निकाला गया होता । धान के बीज का नाम 
है उमादेवी | धान के नवीन पोदे का नाम है गिरिनाथ | धान 
का पोदा एक स्थान से हटा कर जब दूसरी जगह लगाया जाता है तब 
उसका नाम होता है गंगीदेवी | जोते हुए खेतों में श्रीदेवी के 
ग्रामीण मंदिर अधिकतर पाये जाते हैं। श्रीदेवी के नाम से 
बालि में एक सुंदर स्तुति उपलब्ध होती है जो भाषा की दृष्टि से 
सुंदर तथा रोचक है | इसके दो पद्म नमूने के तौर यहाँ उद्धत 
किये जाते हैं-- 

श्रीदेवी महावकृन्रा चतुर्चेर्णा चतुभुजा। 

प्रज्ञावीय-सारज्षेया चिंतामणि कुरुस्छता ॥ 

श्रीधनदेविका रम्या सवंसख्पवती तथा । 

सर्वाज्ञान-मणिश्रेव श्री्रीदेवि ! नमोउ्स्तु ते ॥* 


“इस प्रकार बृहत्तर भारत के धार्मिक आचारों की मीमांसा 
हमें इसी निष्कष पर पहुँचाती है कि भारत के इन सुदूर उप- 
निवेशों में वेष्णव घम का प्रभाव बड़ा ही गहरा, तल्नस्पर्शी तथा 
व्यापक था। इसका स्थान शैवधम की अपेक्षा कुछ घट 
कर था परंतु इन देशों के निवासियों के जीवन को शुद्ध, 
पवित्र तथा सदाचरमय बनाने में वष्णदव धम की उपयोगिता 
बहुत ही अधिक थी । इन देशों की संस्क्ृत तथा सभ्यता को 
भारतीय आदश में ढालने का तथा उस उदात्त कोटि में पहुँचाने 





१ द्रश्व्य--बालिद्वीपग्न॑था३, पृष्ठ ६१ तथा पृष्ठ ६२ 


वेंष्णव धर्म की महत्ता ३१ 


का महनीय काये संपन्न किया वेष्णव धर्म ने ओर इसलिए 
इन देशों की नाना लक्षित कल्लाओं के ऊपर वष्णव धर्म का 
प्रबल प्रभाव आज भी दृष्टिगोचर द्वो रहा है । 


मल >! < “बी 


६--साहित्य पर प्रभाव 


वेष्णव धर्म का प्रभाव भारतीय साहित्य पर बड़ा ही गद्दरा 
तथा तलस्पर्शी हैं। भगवान विष्णु के अवतार-भूत राम तथा 
कृष्ण में भगवत्तत्त् के द्विविध पक्ष का प्राधान्य दृष्टिगांचर 
होता है । मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र में ऐश्वय भाव का प्राघान्य 
विद्यमान है, तो लीलापुरुषोत्तम कृष्णचंद्र में माधुय भाव का । 
एक मर्यादा-पुरुष है, तो दूसरे लीलापुरुष | रामभक्त कवि राम 
के ल्लोकसंग्रही रूप के चित्रण करते समय जीवन के नाना पन्षों 
के प्रदर्शन में कतकाय होता है। ऋष्णभक्त कवि का वण्य विषय 
हे--बालकृष्ण की माधुयगर्भमित ललित लीज्ञायं। फलतः उसकी 
इृष्टि कृष्ण के लोकरंजक” रूप के ऊपर ही टिकी रहती है। 
क्षेत्र सीमित होने पर भी वह भावसमुद्र के अंतरंग में प्रवेश 
करता है ओर नाना चमकते हुए हीरों तथा मोतियों के हू ढ़ 
निकालने में सफल होता है। मानव की कोमल रागात्मिका 
वृत्तियों की अभिव्यक्ति में कृष्ण कवि सबंधा कृतकाय तथा समथथे 
होता है | वेष्णव धर्म के उत्कृष्ट प्रभाव से भारतीय साहित्य 
सोंदय तथा माधुय का उत्स है; जीवन की कोमल तथा लक्षित 
भावनाओं का अक्षय स्रोत है; जीवन सरिता को सरस मागे पर 
अवाहित करनेवाला मानवरोबर है। हमारे साहित्य में 


३२ भागवत संप्रदाय 


प्रगीत मुक्तकों के प्राचुय का रहस्य इसी व्यापक प्रभाव के 
भीतर छिपा हुआ है। वात्सल्य तथा शझूंगार की नाना अभि- 
व्यक्तियों के चारु चित्रण से हमारा साहित्य जितना सरस तथा 
रसस्निग्य है उतना ही वह कोमल तथा हृदयावजक है भक्त हृदय 
की नम्नता, सहानुभूति और आत्मसमपंण की भावना से । 


यह साहित्यिक प्रभाव भारतवष की प्रत्येक प्रांतीय भाषा के 
ऊपर पड़ा है । इन भाषाओं का सुंदरतम साहित्य वही है जो 
भागवत भावनाओं से स्पंदित, उत्साहित तथा स्फुरित होता है। 
इन भाषाओं में बेष्णव साहित्य हीं सबसे अधिक उत्कृष्ट, सरस 
तथा हृदयानुरंजक है। भारतवष के इतिहास का मध्ययुग भक्ति- 
भावना के उपबृंहूण तथा परिवधन का युग है। फल्नतः समग्र 
भारतबष में १६ वीं तथा १७ वीं शताब्दी में लिखित साहित्य 
भक्तिभाव से पूरित ही नहीं है, प्रत्युत वह नितांत स्निग्ध, रस- 
पेशल तथा समधघुर है। वेष्णव साहित्य भारतवर्षीय साहित्य का 
सवज्ब्बि्न तथा उत्कृष्ट साहित्य है | ललित गीति, गायनों तथा 
पदावल्ली साहिस्‍य के उदय का यही काल है। |, 

हिंदी पाठक उत्तरीय भारत सें पनपने वाले साहित्य के उदय 
की गतिविधि से अधिक परिचित हैं, परंतु दक्षिण भारत के 
साहित्य से उसका परिचय नितांत स्वल्प है। इसीलिए यहाँ 
दक्षिण भारतीय भाषा साहित्य के ऊपर वेष्णाव प्रभाव का 
सामान्य परिचय विशेषतः दिया जा रहा है। तामिल, तेलगु,. 
कन्नडढ़ तथा मत्नया्रम के साहित्य में वष्णब साहित्य का उतना 
ही प्राधान्य तथा महत्त्व है जितना बंगला, आसामी, जड़िया,. 
मराठी, गुजराती तथा हिंदी साहित्य में । वष्णब साहित्य 
निःसंकोच इन साहित्यों का हृदय माना ज्ञा सकता है। 


वैष्णव घर्मं की महत्ता डरे 


तमिव्ठ 

तमिछ साहित्य में शैव साहित्य की प्रधानता है। शेब 
सिद्धांत नामक शैवदशन की एक विशिष्ट धारा का द्रविड़ देश 
उद्मस्थान है । यह सिद्धांत मुख्यतया द्ेतप्रधान है और इस 
सिद्धांत के प्रतिपादक आगमों की विशेष सत्ता तमित्न साहित्य 
में है। तथापि आझाव्वारों की पद्रचना तमिलभाषा में ही निबद्ध 
हुई है । समस्त अलवार तमिल्न-भाषा-भाषी थे। इन लोगों ने 
अपने हृदय के भावों की अभिव्यक्ति जिन पदों के द्वारा की है 
वे तमिछ साहित्य में विशेष मान्य हैं। श्रीवेष्णय लोग तो इन 
पदों को 'द्रविड़ वेद! के नाम से पुकारते हैं तथा इनकी पवि- 
त्रता में असीम श्रद्धा रखते हैं । जैसे वेदिक मन्त्रों का उपयोग 
भगवान की पूजा अर्चा के समय किया जाता है वसे ही इन पदों 
का भी प्रयोग ऐसे शुभ अवसर पर दक्षिण के वष्णव मंदिरों में 
आज भी किया जाता है। 

सुप्सिद्ध अलवार विधष्णुचित्त स्वामी रचित “दिव्यप्रबन्ध? 
के केबल छः पद्म उदाहरण के निमित्त यहाँ उद्घृत किये जाते 
हैं । इस प्रसंग का अथ यह है कि यशोदाजी कष्णचन्द्र को नाना 
पुष्पों से भूषित कर उनकी शोभा देखना चाहती हैं । इसलिए वे 
कृष्ण को पुकार रही हैं कि वत्स, आवो और इन सुगंधित फूलों 
को पहनो | इस दशक की बड़ी ख्याति तथा लोकप्रियता है। 
आज भी वष्णव मसन्दिरों में भगवान को पुष्पलमपंण के 
अवसर पर द्रविड़ भक्त लोग इन पदों को गद्गद कण्ठ से गा कर 
भगवान को फूल चढ़ाते हैं | यहाँ मूल तमिछ पद्म के साथ उसका 
संस्कृत तथा हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। 

आनिरे मेयकक नोपोदि अरुमरुन्दावदरियाय्‌ & 
कानहमेलाम्‌ तिरिन्दु उनकरियतिरुमेनिवाड & 
््‌ 


३४ भागवत संप्रदाय 


पानेयिल्‌ पालेप्परुहिप्पत्तादारेछाम्‌ शिरिप्प # 
तेनिलिनियपिराने ! शेणपहप्पूच्चूद्रवारायू ॥१॥ 
श्लो० ॥ गास्संचारयितु' प्रयासि नहि वेत्स्यात्मगप्रभाव हरे ! 
कान्तारे बहु संचरन्‌ बत ! वपुसलानि समासीदसि । 
भाण्डे चूषसि हुग्धमित्यहह भो मित्रेतरेहंस्यसे 
प्रीयूषादपि भोग्य चम्पकसुमं वोहु समरागच्छतात्‌ ॥१॥ 
हे कृष्ण ! अपने दिव्य शरीर की कोमलता को थोड़ा भी न 
जानते हुए स्वयं जंगल में गाय चराने के लिए जाते हो । बारंबार 
धुमने से तुम्हारा सुंदर मुख अत्यंत म्लान हो रहा है| घर में रह 
कर तुम बरतन में रखे हुए दूध को पी जाते हो । इसलिए शत्रु 
लोग तुम को हँसते हैं। वे भत्ते हंसे, परंतु आपकी समस्त चेष्टाये 
हमारे आनंद के लिए होती हैं । अमृत से भी अधिक भाग्यशाली 
कृष्ण, मैं तुम्हारे मस्तक पर चंपक फूल अर्पित कर रहा हूँ। उसे 
धारण करने के लिए तुम आवो ॥१॥ 


करुबुड़े मेहज्नठकण्डालुनैक्कण्डालोक्कुम्‌ कण्कत & 
उरुबुडैयाय्‌ उलहेत्ठु सुण्डाह वन्दु. पिरन्दायू & 
तिरुवुडैयात्ू मणवात्त तिरुवरज्ञरो किडन्दाय्‌ % 
सरुविसणस्‌ कमछकिन्न मलिकेप्पूच्चूड्वारायू ॥२॥ 
श्लो० ॥ जीमूतो जलग्भनिर्भर इवानन्द इशोवघंयन्‌ 
सौन्दर्याश्वित ! सवलोकविततीरक्षार्थमत्रोद्त । 
लचक्ष्मीनायक ! रइ्ननाम्नि निलये शेषे शयान ग्रभो 
सौगन्ध्याधिकमलछिकाखजमिमां वोह समागच्छु भोः ||२॥ 
हे ऋष्ण, वर्षों करने वाले घनश्याम के देखने से जितना 
आनंद उत्पन्न होता है, उतना आनंद तुम्दारे देखने में भी होता 
है। हे सुद्र, सब संसार की रक्षा करने के लिए आविभूत, 


वैष्णव धर्म की महत्ता 528 


शीरंगम्‌ में शेष की शय्या पर सोनेवाले कृष्ण, इस सुगंध से युक्त 
मल्ली की माला पहनने के लिए तुम चले आवबो ॥२॥ 


मचोडुमाव्हियेरि मादहँठ, तम्मिडम्‌ पुक्कु छः 
कच्चोड पह्ेकिकित कास्वुतिहिलवे कोरि 88 

निनच्चलुस तीमेहछ_ शेयवाय्‌ नोछ तिर्वेड्डत्तेन्दाय्‌ 43 
पच्चेच्रमनहत्तोडु.. पादिरिप्पूच्चूद्धारायू ॥ ३ ॥ 

श्लो० ॥ आरुह्य प्रसभ॑ महत्तरगृहप्रासाददेशादियु 

ग्राप्य खोजनतान्तिकक शिथिलयन्‌ तच्चोलचेलाबिकम | 
नित्य दुश्वरितोत्सुक | क्षितिधरे शेषामिधे सन्‌ प्रभो ! 

वोहु सदमन च पाटलसुम स्वामिन्‌ समागच्छ भोः ॥३॥| 


हे ऋष्ण, ऊंचे महल्नों के ऊपर जहाँ जहाँ ल्लियाँ निवास करती 
हैं। उन उन स्थानों के पास जाकर उनके कञ्चुक वस्त्र को तुम 
ढीला कर देते ह। । इस्र प्रकार को दुश्चेष्टाओं के लिए तुम नित्य 
उत्सुक रहते हो। शेषाचल के शिखर पर निवास करने- 
वाले भगवन्‌ , तुम दमनक तथा पाटल्न फूल को पहनने के लिए 
यहाँ आबो ॥ ३ ॥ 


तेरुविनकणित्नित्तवायूच्चिमाह् त्तीमे शेय्यादे ९ 
मरुठुम॒ सदनकमुम्‌ शीमालिमणइ्रमत् किन्न # 
पुरुवम्‌ करुज्ञठलूनेत्तिप्पोलिन्द सुद्दिलुकन्नुपोल्ले # 
उरुवमकहिय नम्बि उहन्दिवेशूड नीवारायू ॥ (४) 
छो० ॥। स्थित्वा वीथिषु बालगोपललनागोष्ठीषु दुश्चेष्टितं 
स्वर मा कुरु नीलकेशललितञ्र रम्यफालोज्ज्वल | 
भास्वन्मेघशिक्षूपमेय. सुषमासंपूण कृष्ण प्रभो 
वोह सौरभसंग्द॒र्त दुमनक श्रीपल्नवं॑ चात्रज ॥ (७) 


३६ भागवत संप्रदाय 


हे सर्वाज्नसुन्दर, मेघशावक के समान श्यामल, किशोर कृष्ण, 
ब्रज की गलियों में बालिकाओं के साथ मनमानी दुष्ट कर्मों का 
आचरण मत करो । दमनक तथा मरुबकोढुंद नामक श्रीपल्लव 
को पहनने के लिए कृपया इधर तो आवो ॥ ४ ॥ 


धुल्टिनिवाय पिलन्दिद्दायू पोरुकरियिन्‌ कोम्बोशित्ताय्‌ & 
कल्छवरक्कियमूक्कोड कावलनैत्तलेकोस्डाय्‌ & 
अल्व्िनीवेण्णेय विल्ुद् अज्ञादडियेनडितेन्‌ # 
तेल्रिलयनीरिलेटुन्द शेइल्धनोशूहवाराय. ॥५॥। 


'छो ॥ वक्त' देत्यवकस्य दीण॑मतनोः दन्तं गजस्याहरः 
राक्षस्याः किल नासिकां व्युदरजः रक्षःपर्ति चावधीः । 
नाथ ! त्वाँ नवनीतजग्धिसमये निर्भीरह प्राहरं 
तत्त्वास्तां | विमलाखुनि्गंतमिद॑ कहारसुत्तंसय ॥५॥ 


हे भगवन्‌ , तुम्हारा एक एक चरित्र अत्यन्त मनोहर होता 
है तथा साथ साथ अत्यन्त भयानक भी होता है। बकासुर के 
मुख को तुमने फाड़ा था। कुबल्ञयापीड हाथी के दाँत को तुमने 
तोड़ा था। राक्षसी के नाक काट कर तमने राज्षसपति २ 
को मारा था। परन्तु तुमको मैंने चोरी से सक्खन खाने बे 
पर मारो था।_ इस बात पर आप तनिक भी ध्यान न दें। 
कल्हार फूल पहनने के लिए तुम यहाँ आवबो ॥ ४ 0 









एरुदृहलोडु पोरुदि एदुसुलोबाय काणनम्बि & 
करुद्यतीमेहत् शेयदु कक्नैक्काल्कोडु पायन्दाय & 
तेरुविन्‌कण तीमहत शेयदु शिक्कन मन्नर हछोडु & 
पोरुदुवरुछिन्न पोने पुन्नप्पृच्यूइवाराय ॥ ६ ॥ 


वैष्णव घर्म की महत्ता ३७ 


युद्ध दारुणमातनन्थ द्षमेः गात्रे विरक्तो निजे 
स्वच्छुन्दं च विचेष्रमो चरणतः कंस प्रहत्याहरः । 
रथ्यायां कटचेश्तानि कल्यन्‌ मज्लेस्सम युदूम- 
प्याधायागत ! हेमरम्य शिरसा पुंनागपुष्पं वह ॥६॥ 


हे कृष्ण, तुमने बेलों के साथ घोर युद्ध किया था ( नीला 
देवी के साथ विवाह करने के निमित्त )। अपने शरीर की रक्षा 
पर तनिक भी बिना ध्यान दिये तुम स्वच्छन्द चेष्टा करते हो | 
तुमने पाद के प्रहार से कंस को मार डाला | मथुरा की गलतियों 
में कु चेष्टित करते हुए तुमने मल्लों के साथ युद्ध किया | 
सुवर्स के समान स्पृददणीय शरीरवाले कृष्ण, पुन्नागफूल्न को 
पहनने के लिए आवो ॥३॥ 


तेलुगु. 

तेलुगु साहित्य का सबसे सुंदर भाग वही है जो वेष्णव 
भक्ति के द्वारा प्रभावित तथा स्पंदित होता है। तेलुगु भक्ति- 
साहित्य का अत्यंत सुंदर तथा लोकप्रिय ग्रंथ है महाकवि 
पोताना ( १४००--१४७५ ई० ) रचित भागवत पुराण का 
अनुवाद । यह अनुवाद नहीं हे, प्रत्युत स्वतंत्र काव्य ग्रंथ है जो 
मात्रा में मूल ग्रंथ से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है| इसके 'गज्ेंद्र- 
मोक्ष” तथा रुक्मिणी कल्याण! मानव हृदय के भावों की अभि- 
व्यंजना में सवोधिक ल्ञोकप्रिय काव्य माने जाते हैं। पोताना ने 
निधनता में जीवन बिताया, परंतु उसने किसी राज दरबार का 
आश्रय स्वीकार कर अपने आत्मा का हनन नहीं किया। पोताना 
का तेलुगु भागवत भक्ति-रस से स्त्रिग्ध ही नहीं है, प्रत्युत 
साहित्यिक चमत्कार से भी नितांत पूण है। विज्यनगर के अधी- 
ख्वर महाराज कृष्णदेवराय (१४५०६ई०--१४३० ई०) तथा अच्युतराय 


शे८ भागवत संप्रदाय 


का राज्यकाल तेलुगु तथा कन्नढ़ साहित्य का स्वणेयुग है। कवियों 
के आश्रय देने वाले ये महाराज स्वयं वीणापाणि शारदा 
के उपासक थे । ऋष्णदेव राय का 'विष्णुचित्तीय” काव्य विध्णु- 
चित्त अलवार तथा गोदा के प्रसिद्ध वष्णव कथानक का रसमय 
प्रबंध है जो मानव हृदय की कमनीय अभिव्यक्ति के साथ साथ 
साहित्यिक चमत्कार का भंडार है | इनके दरबार के अपष्टरब्ञों 
(अ्ष्ट दिग्गज़ां) में से महाकवि पेहना तथा तिम्मन्ना ने वष्णव 
काव्यों का प्रशयन किया है। पेहना को अपनी विशिष्टता के 
कारण “आंध्र कविता पितामह” की उपाधि से कृष्णदेवराय ने 
ही मंडित किया था । इनका 'मनुचरित्र” भाषा के सोॉंदय तथा 
भावों की अभिव्यक्ति उभय दृष्टियों से श्र छ काव्य माना जाता 
है। तिम्मन्ना का 'पारिजञात हरण? श्रीकृष्णचंद्र के जीवन की एक 
विख्यात घटना को लेकर निर्मित रसमय काव्य है। विज्ञ आलो- 
चकों की दृष्टि में यह काव्य तेलुगु भाषा के उत्कृष्ट साधुय का 
सूचक है तथा सुकुमारभावों की अभिव्यंजना में एकदम बेजोड़ 
है। इस प्रकार तेलुगु साहित्य का सुवण्युग वष्णव भक्ति से 
स्फूर्ि तथा प्ररणा ग्रहण कर इतना उदात्त, महनीय तथा महत्त्व- 
शाली हो सका है | 


भीष्म पितामद् ने भगवान कृष्ण की प्रशस्त स्तुति की है । 
इस प्रसंग के दो चार पद्य नीचे दिये ज्ञाते हें-- 


हयरिंखा - मुख - धूलि - धूसर - परिन्यस्तालकोपेतमे 

रय-जात श्रम-तोय-बिन्दु-युतमें. राजिल्लु  नेम्मोमुतो । 
जयसुं बाथनु किच्चु वेह़ ननिना शस्त्राहतिं जाल नो 
च्यियु, बोरिंचु महानुभावु मदिलो जिंतितु नश्रांतमुन | 


वैष्णव धर्म को महत्ता क्‍ इ६ 


आशय-भगवन्‌ , घोड़ों के खुरोंछे उठने वाल्ली धूलि के कारण 
आप के केश धूसर हो गये हैं। पार्थके रथ हाँकने में आप ने जो 
अधिक परिश्रम किया है उस के कारण पसीने की घूँदों से आप 
का ललाट शोभित हो रहा है । इस युद्ध में पाथ को विज्ञय देने 
की इच्छा से आप अपने ऊपर शब््र का प्रहार सहकर भी स्वयं 
युद्ध कर रहे हैं। ऐसे आप के रूप को में अपने चित्त में अश्रांत 
भाव से नित्य चिंतन करना चाद्दता हूँ। 


श्र 


भगवन्‌, आपका सुल्॒मंडल माधुये का परम निकेतन है-- 
त्रिजगन्मोहन-शीलकान्ति-दनुवुद्दी पिंप... ब्राभाव नी-+ 
रज-बन्धु-प्रभ-मेन-चेलमुंपयिन्‌ रेजिल्ल नीलालक- 
ब्रज-संयुक्त मुखारविंद-मति-सेब्य बे विज मिंप मा- 
विजयु' जेरेडु वन्नेकाडु मदिलो ना वेशिंचु नेह्नप्पुडुन्‌ ॥ 


( दनु > तनु; ब्राभात 5प्रभात; पयिनन्‍ऊपर; सा विजयुं८ 

हम लोगों को विजय देने के लिए; बनने काडु 5 चित्रविचितन्न 
्‌ दि किक 

काय करने वाले; नेल्लप्पुडुन्‌ - सदा सबंदा ) 


आशय--तीनो जगत्‌ को मोहित करने वाले शील तथा कांति 
से आपका शरीर उद्दीप्र हो रहा है। प्रात: काल खिलनेवाले कमलों 
के बंधु दिवाकर की प्रभा के समान आप का पीताम्बर चम चम 
चसक रहा है। नीले केश पाश के बिखरने से आप का मुखार- 
विंद अत्यंत शोमभित हो रहा है । हम लोगों को विजय देने के 
लिये आप सदा उ्युक्त हें तथा नाना प्रकार के चित्रविचित्र 
काय करने वाले हैं । ऐसे आप को मैं अपने चित्त में सबदा 
चितन किया करता हूँ । 


७० भागवत संप्रदाय 


३ 
कुंती की स्वुति 

श्री कृष्णा यदहुभूषणा नरसखा इंगाररत्ाकरा 

लोकद्रोहि-नरेन्द्र-वंशद्हना लोकेश्वरा देवता- 

नीक-बाह्यण-गोगणारतिहरणा. निर्वाणसंघायका 

नीकुन्‌ ओकेद हुंपवे भवलतल नित्यानुकम्पानिधी ॥ 
इस संस्कृतगर्मित स्तुति का तात्पय है कि हे नाना विशेषणों 
से विभूषित भगवान्‌, इस संसाररूपी ज्ञता के काट डालने के 
लिए में सदा आपका प्रणाम करता हूँ। आप सबदा दया के 
निधान हैं । आप की कृपा से यह संसार-रूपी वृत्त छिनन भिन्‍न 
हो जावेगा । 

कन्नड 
कन्नड साहित्य का आरंभ होता है जेन-धम-विषयक काव्यों 

तथा आख्यानों से। लिंगायत (बीरशेव ) मतावलंबी 
कवियों ने अपनी रचनाओं से इसे पुष्ट किया (१२ शतक से 
लेकर १५ शतक तक ), परंतु कन्नड़ साहित्य का सुवर्श युग 
वष्णुव कवियों की सु दर रचनाओं तथा मनोहर प्रतिभासम्पन्न 
काव्यों का परिणत फल्न है | श्री रामानुजाचाय तथा मध्वाचाय-- 
बेंष्णव मत के दोनों आचार्यों ने कन्नड़ देश को अपने धर्म 
प्रचार का केन्द्र बनाया। फलत: १६ वे शतक के आरंभ से 
कन्नड़ साहित्य में बष्णब काव्यों का निमौण आरंभ हुआ 
जो इस साहित्य का नितांत महत्त्वशाली काल है। आलोचकों 
की दृष्टि में वेष्णशय कवियों की कृपा से कन्नड़ भाषा अपने 
मध्यकालीन रूप को छोड़ कर अबोचीन भाषा के रूप में 
परिण॒त होती है । 


वैष्णव धर्म की महत्ता १ 


इस युग में कुमार - व्यास ( मूज्नाम नारणप्पा ) ने 
मद्दाभारत का, कुमार वाल्मीकि ने रामायण का तथा चाह 
विद्ठलनाथ ने भागवत का ( रचना काल १५३० ई० ) कन्नड़ 
भाषा में अनुवाद कर वष्णव साहित्य को अग्रसर किया, परंतु 
कन्नड़ देश के गाँव गाँव में धूम धूम कर कृष्ण--लीला तथा 
भगवन्नाम के प्रचार करने का श्रेय है उन वेंष्णव संतों को जो 
दास! के नाम से साहित्य में विख्यात हैं। उन्हें स्फूर्ति तथा 
प्ररणा मिली मध्बाचाय के उपदेश से तथा चैतन्य महाप्रश्ु के 
१४१० ई० के आसपास दक्षिण भारत की यात्रा मैं किये गये 
कीतेनों तथा भजनों से । इन दासों की रचना दास पदावली* 
(दासर पदगलु ) के. नाम से विख्यात है। इनमें दो संतों की 
मधुर पदावली कनन्‍्नड़ साहित्य का प्राण है । 


इनमें सबसे प्रसिद्ध थे पुरंदर दास जो पण्ढरपुर में ही 
रहकर भगवान्‌ विद्ठलनाथ की स्तुति में अपने कमनीय पद 
गाया करते थे। अच्युतराय के समय में ये विजयनगर में 
आये थे, परंतु इनकी मृत्यु पंढरपुर में दो भगवान्‌ विद्ठल् 
के कीतेन तथा भजन में दिन बिताते १४६४ ईस्वी में हुई । 
कनकदास इनके समसामयिक संत थे। ये जाति से नीच 
गड़ेरिया थे, परंतु मध्बमत के आचाय व्यासराय को कृपा से 
वष्णवधम की दीज्ञा प्राप्त कर इतने बड़े संत हुए । इनके अतिरिक्त 
विट्वल्नदास, वेंकटदास, विजयदास तथा कृष्णदास की इस 
विषय में विशेष प्रसिद्धि है। इन संतों की पदावली भावों की 
इृष्टि से नितांत सहज, स्वाभाविक तथा सरस है। इनके सुद॒र 
गायन सुनने से श्रोताओं के हृदय में एक विचित्र आकषण 


होता है । 


४२ भागवत संप्रदाय 


इन संत पदकारों के अतिरिक्त लक्ष्मीश का 'जेमिनिभारत” 
कन्नड़ साहित्य का सबके श्रेष्ठ, सुदर तथा प्रसिद्ध प्रबंध काव्य 
है। कवि का समय है ?७ वीं शताब्दी का उत्तराध। कथानक 
तो वही है जो महाभारत के आश्वमेधिक पवका, परंतु इसका' 
मुख्य उद्देश्य है भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लतित लीलाओं का वर्णन 
तथा भगवन्नाम के कीतेन और जप के विज्कक्षण प्रभाव का 
विवरण | यह काव्य भक्ति-भावना से नितांत स्निग्घ, शोभन 
तथा मधुर माना जाता है। भाषा तथा भाव उभय दृष्टियों 
से यह निःसंदेह महत्त्वशालों है तथा कन्‍नड़ साहित्य का तो 
जाज्वल्यमान दीरक दी है। इसी से कतिपय छद्धरण यहाँ 
दिये जाते हैंः-- 


'ताम्रध्वज” कृत कृष्ण स्तुति-- 

जय जय जगन्नाथ वर सुपण वरूथ । 
जय जय रमाकान्त शमित दुरितिध्वान्त । 
जय जय सुराधीश निगम निर्मल कोश 

द कोटि सूय प्रकाश ॥ 
जय जय क्रत॒पाल तरुण - तुलसीमाल 
जय जय चमापेन्द्र सकल सद्गुणसान्द्र 
जय जयतु यदुराज भक्तसुमनोभुज ु 

जय जयतु एनुतिदनु ॥ (स्रग २६, पद्च ७०) 


इस ललित स्तुति में समरत पद देववाणी के हैं। केवल 
अंतिम पद--एनुतिदेनु--कन्नड भाषा का है ज्ञिसका अथ है-- 
वह कह रहा था ॥ 


योवनाश्रकृत ऋष्ण॒स्तव-- 


वैष्णव धम की महत्ता ७३ 


कमलद॒ब्ननयन काकियमथन किसलयो- 

पमचरण  कीशपतिसेव्य कुजहरकूम । 

समसत्कपोल केयूरधर केरवश्याम कोकनदगहेय ॥ 

रमण _ कोस्तुभशोभ कम्बुचक्रगदाब्ज । 

विमलतर फस्तू रिकातिलक कावुदेस्‌ 
दमितप्रभासूर्तियं नुतिसलातनं हरिनंगपिदं कृपेयोठ ॥ (५८) 


इस स्तुति के केवल अंतिम दो पद कन्नडभाषा के हैं जिनका 
अथ हे--हे दृरि, ऋपया मेरी रक्षा कीजिए । 


किक. 


त्रयोदशसगं में सुधन्‍्वा की स्तुति बढ़ी ही सुदर वथा 
मधुर हे-- 
जीय जगदान्तराव्मकः सर्वोचेतन्य 
जीय शुद्धाहइय निरक्षन निशावरण 
जीय निन्नोछंगी समस्त मध्यस्थमागिदे नीने सत्यरूप । 
जीय नारायण मुकुन्द साधव कृष्ण 
जीय चक्रिये पीतवास लच्मीलोल 
जीय सवस्वतंत्नने बिडिसु संसारपाश दिन्दन्ननु ॥ 
( बिडिसु > मुन्चस्व, छुडा दीजिए । न्ननु ८ सुझको ) 
यह स्तुति संस्क्ृतमयी है | कहीं कहीं कन्नड़ शब्दों का प्रयोग , 
है। कवि कहता है कि हे नानागुण-संपन्न कृष्ण, मुझे! संसार के 
पाश से शीघ्र मुक्त कर दीजिए जिससे में आपके चरणारबिंद- 
मधु का सधुकर बनूँ। 


-- ६ ++- 


४४ भागवत संप्रदाय 


मलयालम 


मलयालम भाषा का साहित्य सामानन्‍्यरूप से १३ वे शतक 
से आरंभ होता है। इस शतक की मान्य पुस्तक है 'रामचरितः 
जिसकी रचना त्रावनकोर के तत्काज्ञीन महाराजा ने की | इसके 
तथा वत्कालीन अन्य ग्रंथों के ऊपर तमिठ साहित्य का प्रभाव 
विशेष रूप से लक्षित होता है, परंतु इसके अनंतर संस्कृत भाषा 
तथा साहित्य का प्रभाव इतने व्यापक रूप से पड़ा कि आज्ञ ७छ 
प्रतिशत संस्कृत भाषा के शब्द यहाँ उपलब्ध द्वोते हैं | मल्याली 
साहित्य में कृष्णा से संबद्ध काव्यों का प्राचुय है। शायद उतना 
अधिक कृष्ण-साहित्य किसी अन्य दक्षिणी भाषा में उपत्तब्ध 
नहीं होता | १५ वें शतक में चेरुस्सेरी नंबूद्री ने संस्क्रतमिश्रित 
मल्याल्नी भाषा में 'कृष्णगाथा? नामक भक्तिरस-प्रधान काव्य का 
निर्माण किया । तुंनन कवि का भागवत ( रचनाकाल १६ शतक ) 
इस साहित्य में नितांत भ्रसिद्ध है। पोन्तान्‌ भी इसी युग के 
कवि हैं जिनका प्रभाव इस देश में गोसाई तुलसीदास के समान 
ही व्यापक तथा महत्त्वशाली है | इस प्रकार मल्याज्नी साहित्य 
में भी वेंष्णव काव्यों--विशेषतः कृष्ण काव्यों का-प्रचार तथा 
प्रखार अपेक्षाकृत सुन्दर और व्यापक दे । यहाँ केवल एक 
उदाहरण दिया जा रहा है। 


कर्णनां उसणिणये काणुमार - आकर 
कारेलि - वणने.. काशुमार - आकर | 
किंकिया-नादं डक केल क्‌ कुमार-आकरण |. 
कीतन॑ चोल्लि पुकठ्तु मार-आकर्ण | 
कुम्मिणि - प्येतठं. काणुमार - आकर | 
कूतुकछ - ओरोन्नु केठ कुकुमार-आकर | 


वैष्णव घर्म की महत्ता ४५ 


केल्पेरे प्पेललो. काणुमार - आकर | 
केव्ठिकछ - ओरोन्नु केछ कुकुमार आकर्ण | 
कैवल्य - मूर्तिय... काणुसार - आकर्ण | 
कोञ्च लोड-अन्मोदि केव्ठकुकुमार-आकर्ण | 
कोतुक प्पेतठे. काशुमार - आकर्ण 
कंसारि नाथने काशणुमार - आकर्णा 
करण्ड कण्ड्‌ डउछक तेकियुमार - आकर 
ऐ मेरे प्यारे ऋष्ण, में चाहता हूँ कि में तुम्हारा दर्शन करूँ। 
ऐ मेघ के समान साँवले कृष्ण, ऐ श्यामसु दर, में तुम्हारा 
दशन चाद्दता हूँ । 
तुम्हारी करघनी की रुनमुन में सुनना चाहता हूँ। 
ऐ मंत्रों के द्वारा कीर्तित कृष्ण, में तुम्हारी स्तुति करना 
चाहता हूँ । 
ऐ प्यारे बाल कृष्ण, में तुम्हारा मोहनी रूप देखना 
चाहता हूँ। 
तुम्हारे नाना प्रकार की ललित क्रीड़ाओं को सुनना चाहता हूँ 
ऐ हृष्ट-पुष्ट बालकऋष्ण में तुम्हारा मोहिनी रूप देखना 
चाहता हूं । 


तुम्हारी सब लीलाओं को मैं सुनना चाहता हूँ । 

मोक्ष देने वाली मूर्ति को में कब अपने नेत्रों से देखूँगा ? 

तुम्हारी तोतली बोली को मैं सुनना चाहता हूँ। 

ऐ कौतुकजनक बात्ञक, तुम्हारे द्शन की मुझे बड़ी लालसा है। 

हे नाथ, हे कंस-सदेन, कब में तुम्हें देखूँगा ? 

ऐसे साँवलिया को बारबार देखकर देखकर में अपने हृदय 
को पवित्र करना चाहता हूं । 


४६ भागवत संप्रदाय 


इस पद्म में प्रथम अक्षर ककार की बाराखड़ी है। ऐसे पद 
“क्तरालीः के नाम से मलयालम खाहित्य में विख्यात हैं तथा 
ऐसी रचनायें मात्रा में अधिक हें । 


न--व-+ 
मराठी 


साव्छ रुूपडे चोरट चित्ता चे। 

उसे पंढरीचे विटेवरी ॥ १ ॥ 
डोलियांची धणी पहातां न पुरे । 

तया लागीं झुरे मन मारे ॥ २॥ 
आझान गोड़ काँंही न लागे संखसारी | 

राहिले अंतरी पाय तुस्ते ॥ ३ ॥ 
प्राण रिघों पाहे कुडी हे सांडुनी । 

श्रीमुख नयनी न देखता ॥ ४ ॥ 
चित्त मोहियेले नंदाच्या नंदने। 

तुका महणे येणें गरुडघ्चजें || ७ ॥ 


भावाथ-हे साँवलिया, तूने अपनी साँवली सूरत से मेरे चित्त 
को चुरा लिया है| तू पण्ढरपुर में इंट के ऊपर खड़ा हुआ है। 
तुम्हें अपने सामने न देख कर नेत्र रखने का सौभाग्य व्यथ है। 
तुम्हारे लिए तो मेरा मन व्याकुल बना हुआ है। तुम्हारा चरण- 
कमल मेरे हृदय में रहने पर मुझे! संसार की कोई भी चीज 
मीठी नहीं लगती | भगवन्‌, आपके सुन्दर मुखड़े को नयनों से न 
देखकर मेरे प्राण व्याकुल्न होकर छुटपटाने लगते हैं | तुकाराम 
कहते हैं कि सेरे चित्तको चुरा लिया है नन्‍्द के दुलारे ने | वह 
गरुड पर चढ़ने वाला नारायण है । 


वैष्णव घर्म की महत्ता 
बंगला 


ए घोर रजनी, मेघ गरजिनो, कमने आओब पिया। 
शेज बिछाइया, रहिनु बसिया, पथ-पाने निरखिया ॥ 


सह कि करब, कह मोर |. 


एतहूँ विपद्‌ु तरिया आइलु नव अनुराग भरे ॥ 
ए हेन रजनी केमने गोआब बंधुर दरश बिने। 
हु 

बिंफल हल मोर सनोरथ प्राण करे डचाटने ॥ 
दहये दामिनो घन ऋकनभकनी पराण-सारारे हाने। 
'ज्ञानदास” कहे शुनहु सुन्दरि मिलाब बंघुर सने ॥ 


++ पर +++ 
गेथिली 
सजनि के कह आओब  मधाहई । 
विरह-पयोधि-पार किये पाओब भझु मने, 
| नहि. पतियाई। 
एखन तखन करि दिवस गमाओजल् 
दिवस दिवल करि. मास ॥॥ 
मास माल करि बरष गमाश्रोल, 
छोड़लुं जीवनक आश ॥ 
बरस बरस करि समय गमाओोल, 
। खोयलु तनुक आशे। 
हिमकर-किरण नत्तिनी यदि जारब, 


कि करब माधवी मासे ॥ 
अछुर तपन-तापे यदि जारब,* 


४७ 


भागवत संप्रदाय 


कि करब वारिद मेहे । 
इह॒ नव योबन बिरहे गमाओब, 

कि करब से पिया बछेहे ॥ 
मणदई विद्यापति! शुन बर-युवती, 

अब नहि होत . निराशे | 
सो बज-नंदन हृदय--अआनन्दन, 

झटिते मिलब तुय॒ पाशे ॥ 


_अधामक्रधाानयापाावसइंको... स्‍न्‍मा-अरभायाकात,.धबमल+्ादाबरलॉफफादस, 


हिन्दी 


किते दिन हस्सिुमिरन बिनु खोए | 
पर-निन्दा रसना के रसकरि, केतिक जनम बिगोए । 
तेल लगाइ कियो रुचि-मदन, बस्तर मलि सल्ति घोए । 
तिलक बनाइ चले स्वामी हे, बिषयिनि के मुख जोए । 
काल .बलीतें सब जग कॉप्यो, बद्यादिक हूँ रोए । 
“सर! अ्रधम की कहो कोन गति, उदर भरे, परि सोए ॥ 


वेद में विष्णु-भक्ति ६५, 


कीजिए श्रप्मि बेदिक कमकांड के प्रतिनिधि देवता ठहरे, उन्हीं 
के सद॒भाव से यज्ञयागों का संपादन सिद्ध होता है । अतः शुष्क 
कमकांड के प्रमुख देवता की स्तुति में अनुरागात्मिका भावना 
का अभाव संहज में ही अनुमेय है, परंतु बात ऐसी नहीं है । वे 
विपत्तियों के पार ले ज्ञाने वाले त्राता के तटस्थ रूप में ही 
चित्रित नहीं किये गये हैं, प्रत्युत पिता तथा माता जैसे रागात्मक 
संबंधों के आधार भा स्वीकृत किये गये हैं। ऋग्वेद का यह मंत्र 
अपन को मनुष्यों का पिता तथा माता बतला रहा हैः-- 
व्वाँ वर्धन्ति क्षितयः प्रथिच्यां 
व्वाँ राय. उसयासोी जनानाम । 
तव्व॑ त्ञाता तरणे चेल्यो भूः 
पिता माता सदमिन्मानुषाणाम ॥ 
( ऋग्‌ ६।१॥४ ) 


यह आश्चथय की ही घटना होगी यदि अप्नमि को पिता तथा 
माता बतलाने वाले उपासक के हृदय में अनुराग की रेखा का 
उदय न हो, भक्ति की भावना का अवतार न हो । 


वेदिक देवताओं में इन्द्र शौय के प्रतीक माने जाते हैं तथा 
दस्युओं पर आर्यों के विजय प्रदान करने के कारण वे उनके 
प्रधान उपास्य देव समझे जाते हैं । बात है भी ब्िल्कुल्न ठीक | 
इन्द्र की अनुकपों से आयगण अपने शन्नुओं की किलाबंदी 
ध्वस्त करने में स्वंथा समथ होते हैं। ऐसे शौय-प्रधान देवता 
की स्तुति में कोमल रागात्मक संबंध की स्थापना का अभाव 
न्यायसंगत प्रतीत होता है, परंतु उपासकों ने इन्द्र के..स॑: 
हो स्निग्ध अंतरंग संबंध स्थापित किया है । इंद्र. केक 
नही, प्रव्युत माता भी माने गये हैं-- 

रथ 





६६ भागवत संप्रदाय 


त्व॑ हि नः पिता बच्चो त्वे माता शतक्रतो बभूुविथ । 
अधा ते सुम्नमीमहे । 
( ऋग्वेद ८।९८।११ ) 
इंद्र उपासकों के सखा या पिता द्वी नहीं हैं, प्रत्युत पितरों में 
सवश्रेष्ठ भी हैं-- 
सखा पिता पितृतमः पितयों 
कतंसु लोकसुशते. क्‍्योधाः । 
( वही, ४।१७।१७ ) 
चामदेव गौतम ऋषि की अनुभूति है कि इंद्र में मित्रता, 
खह॒दयता तथा आतृभाव का इतना मनोरम आवास है कि कौन 
ऐसा व्यक्ति होगा जो इंद्र के इन गुणों की स्पृह्दा न रखेगा ? 
ऋग्वेद के सु दर शब्द हैं-- 
को नानाम वचसा सोम्याय 
मनायुवां भवति वस्त उद्धाः। 
क इन्द्रस्य युज्य॑ कः सखित्व॑ 
को अन्न वष्टि कबये क ऊती ॥ 
( वही, ४।२५॥२ ) 
इन मंत्रों में भक्ति समान रागात्मक संबंध स्थापना की सूचना 
क्या नहीं है ? 
किन्हीं किन्हीं सूक्तों में इतना अधिक अनुराग प्रदर्शित किया 
गया है कि वह शंगार कोटि को भी स्पशे कर रहा है। इन 
सूक्तों में शृंगारिक रहस्यवाद की कमनीय चारुता आलोचकों का 
चित्त हठात्‌ चमस्कृत कर रही है । एक मंत्र में कृष्ण आंगिरस 
ऋषि कह रहे हैं कि ज्ञिस प्रकार जाया पति को आलिंगन करती 
है उसी प्रकार हमारी मति इंद्र को आलिंगन करती है-- 


बेद में विष्णु-भक्ति ६७ 


अच्छा म इन्द्र मतयः स्वविदः 
सपभ्रीचीर्विश्वा डउशतोरनूषत । 

परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति 
मय न शुन्ध्युं मधवानमूतये ॥ 
““क० सं> १०॥४३।१ 


दूसरे मंत्र में काक्षीबत्ती घोषा अश्विनी कुमारों से पूछ 
रही है--हे अश्विनो ! आप लोग रात को कहाँ निवास करते 
हैं ? किसने आप को अपने प्रेम में बाँध अपनी ओर खींच रखा 
है ज्ञिस प्रकार विधवा अपने देवर को अपनी ओर आक्ृष्ट 
कर लेती है-- 


कुह स्विद दोषा कुह वस्तोरश्विना 
कुहामिपित्व॑ करतः कुहोषतुः । 

को वां शयुत्रा विधवेव देवरं 
मय न योषा कृणुते सधस्थ आ || 
“+ऋ० सं० १०४०२ 


इन मंत्रों के अध्ययन से क्‍या किसी को संदेह .रख 
सकता है कि स्तोता का हृदय भक्तिभमाव से स्निग्ध तथा 
सिक्त था 

भक्ति की भावना हमें सबसे अधिक मिलती है वरुण के यूक्तों 
में | वंदिक देवताओं में वरुण का स्थान सवंतोभावेन मूधन्य - 
है । वह विश्वतश्चछ्ु; है अथोत्‌ सब ओर दृष्टि रखने वाज्ञा है। 
वह धृतत्रत ( नियमों को धारण करने वाला ), सुक्रतु ( शोभन 
कर्मों का निष्पादक ) तथा सम्राट है। वह सवेज्ञ है--वह 
अंतरिक्ष में उड़नेवाली पक्षियों का मार्ग उस्री प्रकार जानता 


ध्य्र भागवत संप्रदाय 


है जिस प्रकार वद्द समुद्र पर चल्लनेबाली नावों का" । स्तोता 
वरुण को दया तथा करुणा गुणों का निकेतन मानता है| वरुण 
सर्वज्ञ होने से मनुष्यों के अंतःकरण में होने वाले पापों को 
मत्नी भाँति जानता है और इस लिए बह अपराधियों को 
दंड देता है तथा अपना अपराध स्वीकार कर प्रायश्चित्त करने 
वाल्ते व्यक्तियों को बह क्षमा प्रदान करता है। वह ऋत--मांग- 
लिक व्यवस्था--का निर्माता तथा नियन्ता है। स्‍तोता का हृदय 
अपराध की भावना से द्रवीभूत हो जाता है और उनसे प्रार्थना 
करता है-- 
य आपिनित्य वरुण प्रियः सन्‌ 
व्वामार्गांसि कृणवत्‌ सखा ते। 
मा त एनस्वन्तो यक्षिन भ्रुजेम 
यन्धि ष्सा विप्रः स्तुव॒ते वरूथम्‌ ॥ 
“>मतऋ० सं० ७ध८।६ 


[इस मन्त्र का आशय है कि में तुम्हारा नित्य आप्त प्रियजन 
हूँ । मैंने आपके प्रति अनेक पाप किये हैं । इन पापों को क्षमा कर 
मुझे! अपनी मित्रता दीजिए । हे यज्षिन ! हे अद्भुत कर्मों के कर्ता 
हमारे पापों को दूर कर दो जिससे अपराधी बन कर हम अपना 
भोजन न कर। तुम बुद्धिमान्‌ हो, इस स्तुतिकर्ता को अनिष्ट 
निवारक वरणीय वस्तु प्रदान करो ] इस स्तुति के भीतर स्तोता 
की रागात्मिका वृत्ति स्वतः प्रवाहित हो रही है। इस मंत्र को 
भक्त हृदय का सधुर उद्धार मानना क्या कथमपि अच्चुचित कहा 





१ वेदा वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ | 
वेद नावः समुद्रियः | 
“० सं० १२५॥७ 


वेद में विष्णु-भक्ति ६६ 


जा सकता है? यह सछय भक्ति का सुंदर दृष्टांत माना जा 
सकता है। 


यह हुई मंत्रों में तटस्थरूप से भक्ति की सत्ता परंतु, प्राचीन 
आचायों की सम्मति में वेद के मंत्रों में साक्षात्‌ रूप से भक्ति 
तत्व का समर्थन उपलब्ध होता है। शाण्डिल्य ने अपने भक्ति- 
सूत्र में कद्दा है--भक्तिः प्रमेया श्रुतिभ्यः ( १।२।६ )-भक्ति श्र॒ति 
से साज्ञात्‌ रूप से जानी ज्ञा सकती है। इसकी व्याखया में 
नारायणतीर्थ ने भक्ति तथा उसके नवधा प्रकारों के प्रदर्शक 
मंत्रों का सव्याख्यान उद्धरण दिया है" । एक दो उदाहरण 
पयौोप्त होंगे-- 
तम्रु॒ स्तोतारः पूव्य यथा विद 
ऋतस्य रार्भ जनुषा पिपतन । 
आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ विविक्तन 
महस्ते विष्णो सुमति भजामहे ॥ 
“--ऋ० सं० $$५ ६। ३ 


[ इस मंत्र का आशय है--इस संसार के कारण-रूप (पूज्य) 
उस विष्णु की अपनी मति के अनुरूप स्तुति करो! बह वेदांत 
वाक्‍्यों ( ऋत ) का प्रतिपाद्य है। उसकी स्तुति करने से जन्म 
की प्राप्ति नहीं होती । स्तुति असंभव होने पर उस विष्णु के नाम 
का ही कथन करो ( अर्थात्‌ नाम स्मरण करो )। हम लोग बकिष्णु 
के तेज तथा सबंसाक्षी गुणातीत रूप की प्रेमलक्षण सेवा 
करते हैं | इस मंत्र में भगवान्‌ की स्तुति तथा नामस्मरण का 
स्पष्ट निर्देश है । 


१ द्र॒ष्टव्य भक्तिचंद्रिका ए० ७७-८२ ( सरस्वती भवन ग्रथमाला 
संख्या ६, काशी १६२४ ) 


(७० भागवत संप्रदाय 


यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे 
सुमजञानये विष्णवे दृदाशति । 
यो जांतमस्य महतो महि बवबत्‌ 
द सेहु श्रवोभियुज्यं॑ चिद्भ्यसत्‌ ॥ 
“च्चर० १॥९५६।४२ 


[ अर्थात्‌ जो पुरुष सबसे प्राचीन तथा नित्यनूतन, जगत के 
स्रष्टा ( वेधसे ), स्वयं उत्पन्न होनेवाले अथवा समस्त संसार 
में मद उत्पन्त करनेबाली लक्ष्मी के पति ( सुमब्जानये' ) विष्श[ 
के लिए अपने द्रव्य को तथा स्वयं अपने आपको समपण करता 
है, जो महनीय ( महतः ) विष्णु के पूजनीय ( मद्दि ) जन्म तथा 
उपलक्षणात्‌ कर्म को कहता है--कीतन करता है, वह दावा 
तथा स्तोता कोति अथवा अन्न (श्रवोमि: ) से संपन्न होकर 
सब के गन्तव्य परमपद को अनुकूलता से प्राप्त कर लेता है ] 

यह श्रुति भगवान्‌ के श्रवण, कीतेन तथा भगवद्पंण का स्पष्ट 
प्रतिपादन करती है । 


व्राह्मणयुग में भक्ति की भावना उपासना क्षेत्र में नितांत 
दृढ़ रूप से उपलब्ध होती है । ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मे-कांड की 
प्रधानता होते हुए भी मक्ति की भावना न्यून होती नहीं दीख 
पढ़ती, प्रत्युत श्रद्धा की भावना से संपुटित होने पर हृदय की 
अनुरागात्मक प्रवृत्ति बढ़ती पर दृष्टिगोचर होती है। आरण्यकों 


१ सुमजानये स्वयमेवोत्पन्नाय । सुमत्‌ स्वयमिति यास्कः ( निरुक्त 
६।२२ ) यद्वा खुतरर मादयतीति सुमत्‌ । तादशी जाया यस्य स तथोक्तः३ | 
तस्मे सब-जगन्मादनशील-श्रीपतये इत्यथः। 


“-सायणभाष्य्‌ 


वेद में विष्णु-मक्ति ७१ 


में बद्दियांग की अपेक्षा अंतर्याग को विशेष महत्त्व दिया गया 
है। चित्तवृत्तिगनिरोधात्मक योग के विपुत्न प्रचार का यह युग 
है। इन दोनों से पुष्ट होकर भक्ति की प्रबल्नता की ओर साधकों 
का ध्यान स्वतः आऊकृष्ट हुआ । उपनिषद्‌ ज्ञान-कांड के सब से 
श्रेष्ठ माननीय ग्रंथ हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, परंतु उनमें 
भी भक्ति की गरिमा स्थान स्थान पर अंगीकृत की गई है। 


कठोपनिषद्‌ का अनुशील्ञन भक्ति के सिद्धांतों का स्पष्ट निद- 
५5 ही कक 
शक है । आत्मप्राप्ति के उपायों का वर्सन करते समय यह 
उपनिषद्‌ बतत्ा रही है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लग्यो 
न मेघया न बहुना श्ु॒तेन ॥ 
यमेवेष बृणुते तेन लम्य- 
स्तस्पेष आत्मा चुशुते तनू' स्वाम्र ॥ 
“-कंठ १|२॥२३ 


[ यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है ओर 

न धारणा-शक्ति से और न अधिक श्रवण से ही प्राप्त ही सकता 
है। यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है, उस आत्मा 
से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा 
अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है] इस मंत्र का तात्पय 
है कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करनेवाले निष्काम 
पुरुष को आत्मा के द्वारा द्वी आत्मा की उपलब्धि होती है। इस 
मंत्र में आत्मा के अनुप्नरह की ओर गूढ़ संकेत है, परंतु दूसरे मंत्र 
में ६७" अर्थात्‌ अनुम्रद का सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया 
गया है-- 


७२ भागवत संप्रदाय 


तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुः असादान्महिमानमात्मनः ” ॥| 
““कठ १।२।२० 


अर्थात्‌ निष्काम पुरुष जगल्कर्ता के प्रसाद से अपने आत्मा की 
महिमा देखता है ओर शोकरहित हो जाता है। 

वंष्णव घम में 'प्रसादः ( दया, अनुप्रह ) का यह सिद्धांत 
नितांत महत्त्वपूर्ण है। भगवानके अनुग्रह से ही भक्त की कामना- 
बल्लरी पुष्पित तथा फलित होती है* । श्रीमदूभागवत में इसे 
पोषण” ( पोषण्ण तदनुग्रह---भागवत २॥१०४ ) का सिद्धांत 
कद्दते हैं. और श्री बल्लमाचाय का बेष्णब मत इसीलिए 'पुष्टि- 
माग” के नामसे अभिद्दित किया जाता है। श्वेताश्वतर 
के अन्य मंत्र में तपस्या के प्रभाव के अतिरिक्त देवता के प्रसाद 
से श्वेताश्वतर ऋषि को सिद्धि मिलने का उल्लेख किया गया 
है (६२१ ) इस उपनिषद्‌ में भक्त के सिद्धांत का सर्वेप्रथम 
प्रतिपादन किया गया है-- 


१ यह मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (३॥२० ) तथा महानारायण 
उपनिषद्‌ में भी श्राया है। यहाँ शांकर भाष्य के अनुसार “बातु-प्रसादात्‌” 
पाठ है, परंतु इन उपनिषदों में 'घातु: प्रसादात? हो स्पष्ट पाठ है । 

२ सत्य दिशत्यथितमयथितो दूं द 

नैवाथदो यत्‌ पुनरथता यतः॥ 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छुता-- 
मिच्छापिधानं. निजपादपहलवम || 
ननमगवत १॥१६।२७ 


वेद में विष्णु-भक्ति ७रे 


यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो | 
तस्येते कथिता हार्था: प्काशन्ते मद्दाव्मनः ॥ 
द श्वेता० ६१२३ 


“जिस पुरुष का देवता में उत्कृष्ट भक्ति होती है तथा देव के 
समान गुरु में भी ज्ञिसको भक्ति होती है, उसी मह्दात्मा को ये 
कहे गये अर्थ स्वतः प्रकाशित होते हें?। डपनिषत्‌-साहित्य में 
भक्ति? शब्द का यह प्रथम प्रयोग माना जाता है। अवांतर 
वष्णव दशन में गुरु की जो महिमा विशेष रूप से अंगीकृत 
की गई है. उस्री की सूचना इस मंत्र में दी गई दै। वेष्णब मत 
में भक्ति की अपेक्षा प्रपत्तिका गौरव अधिक माना जाता है। 
प्रपत्ति में भगवान्‌ ही उपेय हैं तथा उपाय भी वे ही हैं। भक्त 
को केवल उनके शरण में जाने की आवश्यकता मात्र रहती है । 
शरणापन्न दोते दी भगवान्‌ अपनी निमल दया के भ्रभाव से 
उसका उद्धार संपन्न कर देते हें। मकक्‍त के लिए तदतिरिकत कोई 
काय नहीं रहता । इस प्रपत्ति का सिद्धांत भो श्वेताश्व॒तर में स्पष्ट 
शब्दों में अंकित किया गया है-- 

यो अह्याणं विद्धाति पूव 
यो वेदाँश्व प्रहिणोति तस्मे । 
त॑ ह देवमाव्मबुद्धिप्रकाशं 
मुम॒क्षुत॑ शरणमहं प्रपचे ॥ 
--श्वेता० ६।१८ 


इस मंत्र में त्रह्मा के भी निर्माण करने वाले तथा उनके 
निमित्त बैदों का आविर्भाव करनेवाले अपनी बुद्धि में प्रकाशित 
होनेबाले दीप्यमान भगवान्‌ के शरण में जाने का निःसन्देह 
वणन है। श्रीमद्भगवद्गीता वेष्णब घर्म का सितांत माननीय 


७४ भागवत संप्रदाय 


ग्रंथ है जिसमें मक्ति के तत्व का विशदीकरण किया गया है । 
भगवद्‌गीता इस विषय में कठ तथा श्वेताश्वतर डपनिषदों के 
प्रति नितांत ऋणी है अथवा कहना चाहिए कि इन उपनिषदों के 
तथ्यों का संकलन गीता में किया गया है। इस समीक्षा से हम 
इसी निष्कष पर पहुँचते हैं कि भक्ति का सिद्धांत बंदिक है-- 
बेंदिक संहिता तथा उपनिषद्‌ में उसके रहस्य का प्रतिपादन है । 
ब्रह्म सवंकाम, सत्यसंकल्प है। उसके प्रसाद” से ही साधक 
इस लोक के क्लेशों से अपना उद्धार ण सकता है। वष्णव 
घम की यहद्द मल पीठिका वेद पर अवलंबित है, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं । 

इस विषय की ओर प्राचीन आचार्यों का भी ध्यान अवश्य- 
मेव आक्ृष्ट हुआ था। महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने “मंत्र 
रामायण? तथा "मंत्र भागवत” लिखकर वेद में रामायण तथा 
भागवत के अआख्यानों की श्चा बेढद्क मंत्रों के द्वारा प्रमाणित 
की है। श्रीमदूभागवत के दशम स्कन्ध के ८७ अध्याय में बेद्‌- 
स्तुति या श्रुति गीता का भी यही वात्पय है। वेदस्तुति का यही 
तात्पय है कि कम तथा ज्ञान के समान भक्ति. का प्रतिपादन भी 
श्रुतियों को अभीष्ट है। इस पांडित्यपूर्ण स्तुति में अनेक मंत्रों 
का अभिग्राय भक्ति के विशद्विवरण में दर्शाया गया है। अतः 
पुराणों के कर्ता वेदव्यास को भी यही अथ अभिल्षषित प्रतीत 
होता है । होना उचित हो है । वेद मंत्रद्रष्टा ऋषियों के द्वारा 
आप दृष्टि से प्रत्यक्षीकृत सत्यों का अलौकिक भंडार है। बह्द 
भारतवष के अवबांतर काल में विकसित होनेवाले दाशंनिक 
मतों तथा धार्मिक संप्रदायों का बीज प्रस्तुत करता है। अतः 
श्रुति को कम तथा ज्ञान की उद्दम-भूम होने के अतिरिक्त 
भक्ति की बद्टमस्थली द्वोना सबंधा उचित ही है। मन को वश 


वेद में विष्णु-भक्ति ७५ 


में करने से भगवद्धक्ति का उदय होता है ओर मन का वशीकार 
गुरु की ऋपा से ही होता है। इस विषय सें उपनिषद्‌ की नाना 
श्रुतियों* का तात्पय वेद्स्तुति के इस कमनीय रोक में है-- 


विजितहषीकवायु सिरदान्तमनस्तुरगं 
य इह यतन्ति यन्तुमतित्नोलमुपायखिद॒ः । 
व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्वरणं 
वरणिज इवाज सन्त्यक्ृतकणंधरा जलधों || 
“>भाग० १०|८७|३३ 


[ हे अज, जिन्होंने गुरु के चरण को छोड़कर अपने इंद्रिय 
ओर भ्राणों को वश में कर लिया है, वे भी वश में न होनेवाले 
धशति चंचल मनरूपी घोड़े को वश में करने का यत्न करते हैं 
वे उन उपायों से दुःख पाते हैं और इस संसार-समुद्र में ही पढ़े 
हुए सैकड़ों दुःखों से बसे ही व्याकुल रहते हैं जैसे जहाज से 
व्यापार करनेवाले लोग नदी-समुद्र आदि में मल्लाह्ू के बिना 
दुःख पाते हैं ] इस प्रकार बेदिक साहित्य की समीक्षा हमें इसी 
निष्कष पर पहुँचाती है कि भक्ति का सिद्धांत बेदिक है तथा . 
भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम काल से इस भारतभूमि पर 
प्रचल्नित तथा प्रस्त है । 


१ गुदतत््व की प्रतिपादक श्रुतियाँ-- 
(क) आचायवान्‌ पुरुषो वेद ।--छान्दोग्य ६।१४।२ 
(ख) नेषा तकेण मतिरापनेया 
प्रोक्ताइन्येनेव सुज्ञानाय प्रष्ठ ॥ --कठ १॥२६ 
(ग) तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्याणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ “--म3ैएडक १।२१२ 


७६ भागवत संप्रदाय 
४--विष्णु का स्वरूप 


बेदिक देवताओ में विष्णु का स्थान पर्याप्रूपेण महत्त्वपूर्सो 
है। वे य्ुस्थान देवताओं में अर्थात्‌ आकाश में रहने वाले देवों 
में अन्यतम हैं । ऋग्वेद में वर्णित चिन्हों से स्पष्ट है कि विष्णु 
सौर देवता हैं--पू्ये के हो अन्यतम प्रकार हैं। इनके नामकी 
निरुक्ति भी इसे ही प्रमाणित करती है । यास्क के अनुसार रश्मियों 
के द्वारा व्याप्त होने के कारण अथवा रश्मियों के द्वारा समग्र 
. संसार को व्याप्त करने के कारण सूय “विष्णु! के नाम से अभि- 
हित होता है" | वंदिक संहिताओं में विष्णु के संबध में सबसे 
महत्त्वपूर्ण धटना है उनका तीन विक्रमों का प्रहण करना अर्थात्‌ 
तीन डगों को रखना | विष्णु ने अपने तीन डर्गों--पाद-विज्षेपों 
के भीतर समग्र संतार को माप लिया है ( ऋ० १।१५४।/२)। 
विष्णु की इस बिशिष्टता का प्रतिपादक यह मंत्र नितान्त प्रसिद्ध 
है जा प्रत्येक संहिता में उपलब्ध होता है-- 
इंद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम 
समूठमस्य पांसुरे ॥ 
“कंग १।२२।१७ 
इसीलिए ये उरुगायः ( विस्तीण गतिवाला ) तथा उरुक्रमः 
€ विस्तीण पादप्रक्षेपवाला ) कहे गये हैं। इन तीन बिक्रमों की 
प्राचीनकाल में दो प्रकार की व्याख्या प्रचलित थी । यास्क ने इस 


१ ञ्रथ यद्‌ विषितों भवति तद्‌ विष्णुभवति । विष्णुर्विशतेर्वा 
व्यश्नोतेर्वा--यास्क निरुक्त १२॥१६ 
यदा रश्मिमिरतिशयेनायं व्याप्तो भवति, व्याप्नोति वा रश्मिमि- 
रयं सबम्‌, तदा विषणुरादित्यों भव॒ति--दुर्गाचार्य २।३ 


बेद में विष्णु-भक्ति ७७- 
विषय में शाकपूणि तथा ओऔशणेबाभ नामक आचार्यों के मत 
का उल्लेख किया है। शाकपूरि के अनुसार ( तथा अरवाचीन' 
संदधिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों के अनुरूप ) विष्णु के तीन क्रमका' 
संबंध जगत्‌ के तीन ल्ोकों--प्रथ्वी, अन्तरिक्त तथा आकाश से' 
है जो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर हैं। ओऔर्णबाभ के मंत- 
व्यानुसार इन तीन डगों का संबंध सृ् की दैनंदिन परिक्रमा 
के तीन स्थानों उदयस्थान, मध्य बिंदु तथा अन्तस्थान्न से है। 
परंतु यह व्याख्या वेदिक मंत्रों से विरुद्ध होने के कारण आदरा- 
स्पद नहीं प्रतीत होती है। विष्णु का तृतीय क्रम सबसे ऊचा 
स्थान बतलाया गया है जहाँ से वह नीचे के लोक के ऊपर चम- 
कता रहता है € परम पदमव भाति भूरि, ऋ० १।१५०।६ )। यही 
उनका प्रिय लोक दे जिसकी प्राप्ति के ल्षि०ण साधक की कामना 
खंतत जागरूक रह्दती है। वहाँ उनके भक्त लोग आनन्द मनाया 
करते हैं। बह सबका सच्चा बंघु है। उसके परमपद में सघु का 
मरना ( उत्स ) वतमान है जिससे उसके भक्त आप्यायित रहते 
हैं। ऋग्वेद का कहना है विष्णु के परमपद को विद्वान लोग 
सदा आकाश में वितत सूर्य के समान देखते हैं-- 


तद्‌ विष्णो: परम पर्द सदा पश्यन्ति सूरयः | 
दिवीव चक्कुराततम्र॒ ( ऋणगू १।२२॥२० ) 


इस मंत्र का स्पष्ट अभिप्राय है कि विष्णु का तृतीय पद या 
परमपद्‌ आकाश में ऊँचे पर स्थित है। जिस प्रकार आकाश में 
रश्मियों को चारों ओर फ्ैज्ञानेंवाला सूथे चमकता , है, उसी 
प्रकार यह परसमपद्‌ भी उस ऊ चाई पर से चारों ओर चमकता 
है। ऋग्वेद का यह मंत्र ही स्वतः और्णवाभ की कल्पना की 


छ्च्र भागवत संप्रदाय 


पुष्टि न करके शाकपूर्ण के सिद्धांत को सिद्ध तथा प्रामाणिक 
बतला रहा है । 


विष्णु वेद में एक बलरहित निबल देवता के रूप में चित्रित 
» नहीं किये गये हैं| इंद्र के साथ उनकी गाढ़ मित्रता तथा सहवास 

से भी यह बात अनुमेय है कि वे भी इंद्र के समान ही वीयंशाली 
तथा बलसंपन्न देवता हैं। इसके अतिरिक्त दीघतमा ओचश्य 
ऋषि ने विष्ण, के तीन बीय या वीयपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया 
है--( १) उन्होंने प्रथिबी के ऊपर विद्यमान लोकों का निमौण 
किया है; (२) ऊध्व्ञोक में विद्यमान आकाश को दृढ़ बनाया 
है। किसी युग में वह हिलता डुल्ता अस्थिरता का दृष्टांत बना 
हुआ था। बिष्ण के प्रभाव स हद्वी वह अपने स्थान पर दृढ़ तथा 
स्थिर बना हुआ है। (३ ) तीसरा पराक्रम है तीन डग रखना 
जिसका उल्लेख पहिले ही किया गया है। भयंकर पव॑त पर 
रहनेवाला ( गिरिष्ठा: ), स्वतंत्रता से विचरण करनेवात्ा 
( कुचरः ) सिंह जिस प्रकार प्राणियों में अपने पराक्रम से प्रख्यात 
है उसी प्रकार विष्ण, भी अपने पराक्रम के कारण ही मनुष्यों की 
स्तुति के पात्र हैं-- 


प्र तद्‌ विष्णु: स्तवते वीयंण 
सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ॥ 
( ऋण १॥१४४।॥२ ) 


बेद में विष्णु का संबंध गायों के साथ विशेषरूप से दीख 
पड़ता है और यह परंपरा वष्णव धर्म के इतिहास में सबोत्र 
लक्षित होती है। काण्व मेघातिथि ऋषि की आध्यात्मिक 
अनुभूति हे--विष्णुगोपा अदाभ्यः ( ऋग्वेद १२२१८ ) अर्थात्‌ 
विष्णु अजेय गोप हें--ऐसे रक्षक हैं जिनका दम्भन या पराजय 


वेद में विष्णु-भक्ति ७६ 


कथमपि नहीं किया जा सकता। दीघधंतमा ओचशथ्य ऋषि की 
अनुभूति और भी स्पष्टतर है। उनका कथन है कि विष्णु के 
परम पद में या उच्चतम ल्ञाक में गायों का निवास हेजो 
आरिश गा-अनेक रू गों को घारण करने वाली तथा “अयास:-- 
नितांत चंचल हैं:-- 


ता वां. वास्तून्युश्मसि गमध्ये 
यत्र गावो भूरिश्ट गा अयासः ॥ 
( ऋग्‌ १।१५४।६ » 


भौतिक जगत में 'भूरिश्शगा अयासः गायें सूर्य की चंचल 
किरणों हैं जो आकाश में नाना दिशाओं को उद्भासित करती 
दीख पड़ती हैं । इन्हीं मंत्रों के आधार पर अवान्तर-कालीन 
वष्णव मत के अनेक सिद्धांत अवलंबित हैं। विष्णु का सर्वोच्च 
पद गोलोक” कहलाता है जिसका वष्ण॒व अ्ंथों में बढ़ा ही 
सांगोपांग वशन मिलता है।" गोपवेषधारी विष्णु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही हैं, इसमें संदेह की गुंजायश नहीं। महाकवि 
कालिदास ने अपने मेघदूत में मेघ के विचित्र सोंद्य की कल्पना 
के अवसर पर इस गोप-वेषधारी विष्णु का स्मरण किया है-- 


रव्नच्छाया-व्यतिकर इव प्रच्यमेतत्‌ पुरस्तादू 
वल्मी काआत्‌ प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य । 
येन श्यामं॑ वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहें ऐेव स्फुरितरुचिना गोप-वेषस्थ विधष्णोः ॥ 
“>मेघ १।१५ 


१ द्रष्टव्य ब्रह्मसंहिता ३।२ 


८० भागवत संप्रदाय 


विष्णु का संबंध इंद्र के साथ बड़ा धनिष्ठ हे। अनेक मंत्रों 
में वे दोनों एक साथ ही प्रशंसित किये गये हैं। बृत्र के मारने 
के अवसर पर इंद्र विष्णु से प्राथना करते हें कि वे अपने 
विक्रम को और भी अधिक बढ़ा दे | संहिता-काल में ही विष्णु 
का पद देव-मंडली में कम महत्त्वपूणंं न था, इसका परिचय 
हमें एक अन्य घटना से भी मिल्ञता है । एक मंत्र में वे गर्भ के 
रक्षक बतत्ञाये गये हैं तथा अन्य देवों के साथ गभ की स्थिति , 
तथा पुष्टि के लिए उनसे श्रार्थना की गई है। मानव-जीवन के. 
संरक्षण में जो देवता नितांत समर्थ तथा कृतकाय है, वह सोम- 
याग में विशेष महत्त्वपूर्ण न होने पर भी साधारण जीवन के 
लिए उपयोगी, गौरवशाली तथा लोकप्रिय अवश्य हैं; इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है । 

ब्राह्मणु-युग में विष्णा 

ब्राह्मण-युग में यज्ञसस्था का विपुल्न विकाश संपन्न हुआ 
ओर इस के साथ ही साथ देवमंडली में विष्णु का महत्त्व भी 
पूर्वपिक्तया अधिकतर हो गया | विष्णु की एकता यज्ञ के साथ 
की गई--यज्ञो वै विष्ण: | ओर इससे स्पष्टतः सिद्ध होता है कि 
ऋत्विजों की दृष्टि में विष्णु समस्त देवताओं में श्रष्ठ तथा 
पविन्रतम माने जाने लगे, क्‍योंकि इनकी मान्यता के अनुसार 
यज्ञ से बढ़कर पवित्र तथा श्र यस्‍्कर वस्तु अन्य होती ही नहीं । 
ऐतरेय ब्राह्मण” के आरंभ में ही अप्नि हीन ( अबम ) देवता 
माने गये हैं यथा विष्णु ( परम ) श्र छ देव स्वीकार किये गये हैं । 





१ अग्नि देवानामवमो विष्णुः परमः, तदन्तरेण सर्वा अन्‍्या 
देवता;--ऐतरेय बआह्मषण १॥१ 


वेद में विष्णु भक्ति व्प्रे 


में भी यह कथा झाती है ।" शतपथ त्राह्मण ने इस वराह की 
कथा को किश्वित्‌ परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है। उसके 
अनुसार इसी 'एमुष' नामक वराह्द ने जत्न के ऊपर रहने वाले 
पृथ्वी को ऊपर उठा लिया । तैत्तिरीय संहिता के अनुसार प्रथ्वी 
को ऊपर उठानेवाला वराह प्रजापति का ही रूप था? । पुराणों 
में भी यही कथा है। अंतर श्तना द्वी है कि यह वराह्द प्रजापति 
का रूप न द्वोकर विष्णु का रूप बतलाया गया है। 

( ३ ) मत्स्यावतार--की कथा की सूचना शतपथ ब्राह्मण 
में मि्ञती है इस ब्राह्मण के अनुसार एक बार इतना बढ़ा 
जल्प्तलावन आया कि समग्र संसार नष्ट हो गया, सारी सृष्टि 
विज्ञीन हो गई । केवल एक विचित्र मछली द्वी बच रही 
जिसकी पृव सूचना पाने से महाराज मनु ने भी एक नाव में 
सृष्टि के समग्र बीजों को बचाकर रख डसे इस मछली में बाँध 
रखा। उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की तथा पानी घटने पर एक 
विशाल्न यज्ञ किया जिससे समग्र सृष्टि फिर से उत्पन्न दो गई । 
यह मत्स्य प्रजापति का रूप बतलाया गया है । 

(४ ) क्मावतार-की सूचना ब्राह्मणों में मिलती है। ब्राह्मण 
अथों" के अनुसार सृष्टि की आरंभिक दशा में प्रजापति ने जल 
के ऊपर कूर्म का रूप धारण कर प्रजा की सष्टि की। यहां यह 


१ तैत्तिरीय संहिता३[२।४।२। ३. 

२ शतपथ १४१५।२।१ १. 

३ तैत्तिरीय संहिता ७।१।५।२. 

४ शुतपथ २|८।१।१, 

यू शतपथ ब्राह्मण ७।५।१।५; जैमिनीय ब्राह्मण ३३२७२ 


पड भागवत संप्रदाय 


कूम प्रजापति का रूप है। पुराणों में यही विष्णु का अवतार 
बन जाता है जिसने जलप्लावन से नष्ट हो जाने वाले पदार्थों 
का पुनरुद्धार किया | 
इस विशात्त ब्रह्मांड के भीतर विष्णु की श्रदम्य शक्तिमत्ता, 
अलौकिक प्रभाव तथा उपयोगिता समभने के लिए उनके वास्तव 
स्वरूप की समीक्षा नितांत आवश्यक है। विश्व में दो शक्तियां 
हैं-- पोषक शक्ति तथा शोषक शक्ति, घनात्मक शक्ति तथा 
ऋणात्मक शक्ति । इस की वेदिक परिभाषा है--अग्तिषोम, 
प्राण तथा रयि | जगत्‌ के मूल में ही दोनों शक्तियाँ जागरूक 
रहती हैं । इन्हीं दोनों शक्तियों के नाना प्रभाव तथा उपबहण 
का सम्मिलित परिणाम बह वस्तु है जिसे हम जगत्‌ के नाम से 
पुकारते हैं । इनमें से एक शक्ति पोषण करती है और दूसरी 
शक्ति शोषण करती है। इस अप्निषोमात्मक विश्व में अग्नि 
तत्त्व के प्रतिनिधि हैं रुद्र, तो सोमतत्त्व के प्रतीक हैं विष्णु । 
भगवान्‌ रुद्र का भौतिक आधार वस्तुतः अभ्रि ही हैं। अ्रप्नि 
के दृश्य तथा भोतिक आधार के ऊपर रुद्र की कल्पना वेद में 
की गई हैं | दोनों का साम्य बिल्कुल स्पष्ट तथा विशुद्ध है। अग्नि 
की शिखा ऊपर उठती है; अतः रुद्र के ऊष्व लिंग की कल्पना 
युक्तियुक्त रूप से की गई है। शिव की जलधारी अग्रिवेदी का 
प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि वेदी पर जलते हैं, उस्री प्रकार 
'शिव-लिंग जल्घारी के मध्य में रखा जाता है। अग्नि 
में घृत की आहुति के समान शिव का अभिषेक जल्न 
के द्वारा किया जाता है । शिव-भक्तों के भस्म घारण 
“करने की प्रथा का रहस्य इसी घटना में छिया हुआ है। 
भस्म अग्नि से उत्पन्न होता है ओर इस भस्म को शिव के 
अनुयायी उपासक अपने उत्तमांग में धारण करते हैं। अतः 


वेद में विध्ु-भक्ति ट््प 


साज्षात्‌ रूप से दोनों रूपों की तुलना करने पर हम इसी निष्कष 
पर पहुँचते हैं. कि रुद्र ही अग्नि के प्रतिनिधि हैं| इस विषय में 
बदिक प्रमाणों का अभाव नहीं हे। ऋग्वेद ( २।१॥६ ) का 
व्वमग्ने रुद्रो असुरो महो द्वः मंत्र डंके की चोट इस एकी- 
करण की ओर संकेत कर रहा है। अथव का मंत्र “तस्मे रुद्राय 
नमो अस्ववग्नये ( अथव ( ७।८३ ) इसी ओर इंगित कर रहा है । 
शतपथ ब्राह्मण रुद्र की आठों मूर्तियों को आठ भौतिक पदार्थों 
का प्रतिदेधि बतल्ा रहा है जिनमें रुद्र अग्नि. के साक्षात्‌ 
प्रतिनिधि हैं-- द 

अग्निवें स देवः | तस्पेतानि नामानि शव इति यथा आाच्या आचक्षते | 
भव इति यथा बाहदीकाः | पद्चूनां पती रुद्गोडसिरिति तान्यस्य अशान्ता- 
न्येवेतराणि नामानि | अभिरित्येव शान्ततमम्‌ । 

द --शतपथ १|७|श!८ 

इस प्रकार रुद्र अग्नि के प्रतीक ठदरते हैं । 

विष्णु सोम के प्रतिनिधि हैं। ज्गत्‌ का पोषक तस्तव है 
सोस | सोम ही इस नील गगन के प्रांगण में विचरणशील 
चंद्रमा है। सोमही ओषधियों का शिरोमणि है परथ्बी के प्रांगण 
में । सोम का रस निकाल कर अप्नि में हवन किया जाता है। 
ऋत्विग तथा यजमान यज्ञ के प्रसाद रूप से इसी सोमरस का 
पान कर अलौकिक तृप्ति तथा संतेष का अनुभव करते हैं। सोम- 
रस के पान का फल है अमृतत्व की प्राप्ति, ज्योति की उपत्द्धध 
तथा देवत्व का ज्ञान । प्रमाथ काण्व ऋषि इस प्रख्यात मंत्र के 
द्वारा अपनी अनुभूति को वर्रामय विग्रह पहना रहे हैं-- 

अपाम सोमममसता अभ्रूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान 
कि नूनमस्मान्‌ कृणवद्रातिः किम्रु धूर्तिरस्त सत्यस्य || 
ह ( ऋग ८।४८ोरे ) 


८६ भागवत संप्रदाय 


सोम ही अमृत के सूक्ष्म बिंदुओं की वर्षा कर ओषधियों को 
पुष्ट करता है| सोम ही सुधा के द्वारा देव तथा पितर दोनों समु- 
दायों का आप्यायन करता है। इसीलिए बेदिक ऋषि उससे 
प्राथना करता है कि जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता 
है तथा सखा मित्र के लिए मैत्रीभाव प्रदर्शित करता है, उसी 
प्रकार आप भी हमारे ऊपर करुणा तथा मेत्री की वषों कीजिए 
ओर हमारे जीवन के निमित्त हमारी आयु का विस्तार कीजिए- 


शंभो भव 'हुंद आपीत इन्दो 
पितेव सोम सूनवे सुशेवः | 
सखेव सख्य उरुशंस धीरः 
प्र ण॒ आयुर्जीवसे सोम तारीः ॥ 
( ऋग्‌ ८।४८।४ ) 


इस प्रकार इस विश्व में पोषक तत्व है सोम | भगवान्‌ 
विष्ण , इसी सोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। पोषक तत्त्व मात्रा 
में सबदा स्वल्पकाय होता है। वह्द बढ़ते बढ़ते समग्र शरीर को 
व्याप्त कर लेता है जिससे उसकी सत्ता का अनुभव उस शरीर 
के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक अवयव में अनुभवकर्ता को भली भाँति 
लग सकता है। सर्वल्पता के गुरुता में परिणत होने में बिलंब 
नहीं लगता ! उपयुक्त पात्र में आहित होने पर इस़ तत्त्व की 
अआाकस्मिक वृद्धि तथा विकास में तनिक भी देर नहीं लगती । 
इसी सिद्धांत का प्रतिपादक है विष्णु का वामन रूप | वासनो 
वे विष्णुरास--इस ब्राह्मण वाक्य का आध्यात्मिक अर्थ यही 
है कि जो स्वल्पकाय है वही बृहत्तर काय में परिणत दो 
जाता है। जगत्‌ का पोषक तत्त्व मात्रा में कितना भी छोटा क्‍यों 
न हो, वह अपनी वृद्धि के अवसर पर समग्र विश्व को व्याप्त कर 


वेद में विष्णु-भक्ति ष्र् 


लेता है। अपने पराक्रम से अनुस्यूृत होकर अपने रूप का विस्तार 
कर लेता है। विष्णु के मोहिनी रूप धारण करने का भी रहस्य 
इसी तथ्य में अंतर्निद्दित है | देवताओं को अम्नत पिलाने में विष्णु 
का ही द्वाथ था | उनके अभाव में तो यह असुरों की संपत्ति बन 
गया रहता । विष्णु की छुधापान कराने की कथा का संकेत सोम 
के द्वारा असृत पान करने की ओर है। तंत्रसाधना से परिचित 
विद्वान भत्नी भाँति जानते हें कि राम ही वारा के रूप में परिणत : 
होते हैं तथा कृष्ण काली का रूप धारण करते हैं। ये सब अ्रमाण 
विष्णु के पोषक तत्त्व श्रथवा सोमतत्त्व के प्रतीक होने के सिद्धांत 
के प्रवल पोषक हैं । 
सोमसंबद्ध देवता की सौर देवता के रूप में परिणति पाने 
का कारण उतना दुरूह नहीं है । सोम का प्रकाश सूय के किरणों 
के प्रसरण का परिणाम है। इसीलिए सोम सूय-मंडल का 
निवासी भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास का कथन है-- 
रविमावसते सता क्रियाय सुधया तपयते सुरान्‌ पित श्र । 
तमसां निशि मुच्छृतां निहन्त्रे हरचूड़ानिहितात्मने नमस्ते॥ 
“-विक्रमोवशीय ३|७ 


इस प्रकार सोमतत्त्व के प्रतीकभूत विष्णु को खोर देवता 
के रूप में ग्रहण करना कोई विशेष आश्रय की बात नहीं है 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इन तीनों देवताओं में विष्णु को जगत्‌ 
का पालक माननेवाले पुराण भी इसी वदिक सिद्धांत की पर्याप्त 
मात्रा में पृष्टि करते हैं। 


«न म2-- 





( ३ ) 


तंत्र मे विष्णा 


(१) भक्ति का प्रथम उत्थान 
(२) विष्णु-भक्ति की प्राचीनता 
(३) पाशज्वरात्र का उदयकात्न 
(४) साह्वतों का परिचय 

(४) पाखरात्र का विवरण 

(६) पाद्चरात्र तथा वेद 

(७) पाश्रात्र का प्रमेयतत्त्व 
(5) पाग़रात्र का साधन मांगे 
(६) बेखानस तन्‍्त्र 


नास्ति तस्मात्‌ परतरः पुरुषाद वै सनातनात्‌ । 

नित्य हि नास्ति जगति भूत स्थावरजद्भमम्‌ ॥ 

ऋते तमेक॑ पुरुष वासुदेव॑ सनातनम । 

सर्वेभृतात्मकभूतो हि बासुदेवों महाबलः ॥ 
--शान्तिपव अ० ३३६, श्लो० ३१-३२ । 


?---भक्ति का प्रथम उत्थान 


ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षा करने पर हम भक्ति-आंदोलन 
को तीन युग या तीन उत्थान में विभक्त कर सकते हैं-- 

(१) प्रथम उत्थान--१४०० ई० पूत्र से लेकर ४०० 
ई० तक 


यह युग साक्ष्वतों के उदय से लेकर गुप्र नरेशों के अ्रभ्युदय 
काल तक फैला हुआ है। भागवत धर्म के उदय की लीला- 
स्थली है भगवान ऋकृष्णचंद्र का लीला-निकेतन वृंदावन तथा 
मथुरा-मण्डल । कृष्ण याद्व-वंशीय या साक्त्वत वंशीय ज्षत्रियों 
में उत्पन्न हुये थे। भागवत घम का उदय इसी क्षत्रिय वंश में 
उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। चारों व्यूहों का नामकरण यादव 
वंश के महनीय पुरुषों के नाम के ऊपर किया गया है। वासुददेव, 
संकषरण, प्रद्यम्त तथा अनिरुद्ध-ये चतुव्यूह कष्ण, उनके 
ज्येष्ठ श्राता, पुत्र तथा पौत्र के नाम पर क्रमशः अवलंबित हैं 
काल्ञांतर में यह साक्ष्वत वंश शूगसेन-मणडल्न से हटकर दक्षिण 
तथा पश्चिमी की ओर अपना उपनिवेश बनाकर रहने लगता 
है | इस स्थिति का परिचय हमें ऐतरेय ब्राह्मण से चलता है जिसके 
एंद्र महाभिषेक पव में साक्ष्वत लोग दक्षिण देश के निवासी 
बतलाये गये हैं । साक्तवतों के द्वारा ही यह घर्म उत्तर भारत 
से दक्षिण भारत में पहुँचता है। साक्ष्वत लोग उत्तर तथा दक्षिण _ 
भारत को एक सूत्र में गठित करने वाली शृंखला हैं जिसका 
परिचय भागवत धर्म के विकाश को सममाने का सुलभ 
माध्यम है । 


६२ भागवत संप्रदाय 


महाभारत का नारायणीय पं इसी उत्थान के आरंभिक युग 
से संबंध रखता है। शैशुनाग तथा मौयबंशी राजाओं के पतन 
के अनंतर शुंगवंशी राजवंश ब्राह्मण ही नहीं था, प्रत्युत वष्णव 
धर्म का परम-उन्नायक था। इसी वंश के राज्यकाल्न में सध्यभारत 
तथा पश्चिमी भारत में वेष्णवधम का विशेष अभ्युदय हमें उप- 
लब्ध होता है। बेसनगर ( वतमान भिल्लसा ) में गरुड़स्तंभ 
का संस्थापक यूनानी राजदूत हेलियोदोर ( हेलियोडोरस ) परम 
भागवत था तथा वह शुंगवंशीय नरपति भरद्गरक (या भागभद्र ) 
के राज्यकाल में दूत बनकर आया था। चित्तोरगढ़ के समीप 
नगरी? के पास स्थित घोसुंडी का वष्ण॒व शित्नालेख इसी युग स 
संबंध रखता है | ईस्वी सन्‌ का चतुर्थ तथा पंचम शतक वष्णव 
घमं के इतिहास में सुतर्गययुग माना जाना चाहिए, क्‍योंकि इसी 
काल में परम-भागवत गुप्त नरपतियों ने वेष्णव धर्म की ध्वज्ञा 
परम उन्नत की । गुप्त नरेश वष्णव धम के विशेष उन्नायक थे 
ओर इसीलिए उन्होंने परम भागवत” की उपाधि धारण की थी । 
पांचरात्र संहिताझओंं--जैसे अहिडुंध्नय, परम संद्दितां, सात्त्वत 
संहिता आदि-की निर्मित इस युग में संपन्न हुई | वष्णव घर के 
राष्ट्रधम होने के कारण ज्ञात होता है कि इस काल में बंष्णव मत 
से सम्बद्ध पांचरात्र संहिताओं की रचना आरंभ होती है । प्राचीन 
तथा मान्य संद्विताओं के जन्म का कारण यहो बेष्णत युग है । 


पे जी कल 


तन्त्र में विष्णु ६३ 
भागवत या पाश्चरात्र सत 


नमः सकल-कल्याणदायिने चक्रपाणये । 
विषयाणवमप्नानां समुद्धरण-हेतवे ॥ क्‍ 
--जयाख्य संहिता | 


बेष्णव धर्म की प्राचीनतम संज्ञा भागवत धर्म तथा 
पाश्चरात्र मत है । षट्‌ ऐश्वय से संपन्न होने के कारण विष्णु ही 
भगवत्‌” शब्द से अभिदित किए जाते हैं और उनकी भक्ति करने 
वाले साधक 'भागवत' कहलाते हैं । विष्णु भक्तों के द्वारा उपास्य 
धर्म होने के कारण यह धम कहलाता है--भागवत-घम्म । पाग्व- 
रात्र! शब्दः की सीमांखा आगे चत्षकर की जावेगी | विचारणीय 
प्रश्न है कि इस भागवत-घम का उदय इस भारत-भूमि पर कब 
संपन्न हुआ ? समग्र देवमंडली से अज्ग हटाकर विष्णु को एक 
विशिष्ट संप्रदाय का उपास्य तथा आराध्य देव कब बनाया गया ? 
प्रश्न ऐतिहासिक है ओर ऐतिहासिक पद्धति से ही उत्का विवेचन 
ओचित्यपूर्ण है । 


२--विष्णु भक्ति की ग्राचीनता 


पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाध्य लिखनेवाले पतंजलि 
का आविर्भाव काल्न विक्रमपूष द्वितीय शतक है और उस थुग में 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भागवत-धर्म का उदय 
संपन्न हो चुका था। उन्होंने कंसबध तथा बलिबंधन नामक 
नाटकों के अभिनय का उल्लेख किया है जिनमें विष्णु ने कष्ण 
रूप से अवतीर्ण होकर कंस का बध किया था तथा ६(देत्यराज्ञ 
बलि को बाँधकर पाताल सेज दिया था। '“अयः शूल्रद्रडाजिनाभ्यां 
ठकठमी (५२७६ ) के साष्य में पतंजलि ने 'शिव भागवत? 


६४ भागवत संप्रदाय 


नामक शैव मत का उल्लेख किया है।" इस मत के अनुयायी 
अपने हाथ में ल्ञोहे का त्रिशूल धारण किया करते थे। पतंजल्नि 
के कथन का सारांश है कि इस सूत्र में 'अयःशूत्ञ” पद का सासान्य 
अथ अभीष्ट नहीं है, नहीं तो शिवभागवत” को भी अयश्शूत्य 
( लोहे का बना शूल् ) धारण करने के कारण “आयःशूलिकः 
कहना पड़ेगा | शिव भागवत” शब्द बड़े ही महत्त्व का है। 
भागवत तो भगवान्‌ के भक्त की ही संज्ञा है और निम्धयपूवक 
भगवत्‌” शब्द विष्ण” के लिए व्यवह्ृत होता है। उस समय 
विष्ण-भक्तों का संप्रदाय इतना लब्ध-प्रतिष्ठ, लोकप्रिय तथा 
प्रख्यात हो गया था कि शिव का उपासक अपने लिए भी इसी 
शब्द के प्रयोग करने में अग्रसर होता है | केवल अपनी विशिष्टता 
सूचित करने के लिए 'भागवत' के आगे 'शिव! शब्द का प्रयोग 
कर लेता है। अतः द्वितीय शतक पूष में भागवतों की विपुल 
ख्याति सिद्ध होती है । 


इस समय के शिलालेखों से भी इसी मत की पुष्टि होती है ।* 
नानाघाट के गुहाभमिलेख ( प्रथम शतक ईसा पूरे ) के मंगल 
शोक में अन्य देवताओं के साथ संकषंण तथा वासुदेव का भी 
नाम उल्लिखित किया गया है। पराशरी-पुत्र राजा खबतात ने 
जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, भगवान्‌ संकषण तथा वासुदेव 
के उपासना मन्दिर के लिए 'पूजाशिला-प्राकार! का निर्माण 
कराया था। इसका पता हमें घोसूण्डी ( चित्तोड़गढ़ के समीप 


. #? (कि याथ्य:शुल्ञेनान्विच्छुति स आयः शूलिकः | कि चात:-शिव- 
भागवते <5पि प्राप्नोति | एवं तह उत्तरपद लोपोडन्र द्रष्टब्य: ॥| 
जप |२।७६ भाष्य 
२ द्रष्टव्य भंडारकर-“वैष्णविजम, शैविज्ञम? नामक प्रसिद्ध ग्रथ पृ० ४-५, 


तन्त्र में विषु १२७ 


पुरुष की सद्दायता के बिना ही व्याप्त रहती है, परंतु पांचरात्र 
के अनुसार प्रकृति चिद्रूप आत्म-तत्त्व के द्वारा छुरित होने पर 
ही चैतन्यमयी प्रतीत होती है और खष्टि-काय में संत्रग्न होती 
है । जयाख्य संहिता ( प्रू० २७ ) का स्पष्ट कथन है-- 
चिद्र पमात्मतत्व॑ यदमिन्ने ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 
तेनैतच्छुरितं भाति अचित्‌ चिन्मयवद्‌ द्विज ॥ 
यथा5यस्कान्तमणिना लोदइस्याधिष्ठितं तु वे। 
इश्यते वलमान तु तद्द॒देव मयोदितसम ॥ 


चुंबक की सन्निधि में लोह के संचलन के समान पुरुष के 
सन्निधान में ही प्रकृति में संचल्नन दृष्टिगोचर होता है। इस 
विषय में भगवद्गीता सांख्य-पद्धति का अनुसरण न कर पांच- 
रात्र पद्धति का ही अनुगमन करती है-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । ( गीता ६।१० ) 


सांख्य प्रकृति को गुणत्रय का समूहालंबन मानता हे तथा 
शुझों में परस्पर कायकारण भाव स्वीकार नहीं करता, परंतु 
अहिबु ध्त्य संहिता सत्य से रजत की तथा रज से तम की उत्पत्ति 
मानती है-- 
सत्त्चाद्‌ रजस्तमस्तस्मात्‌ तमसो बुद्धिरुदुगता । ( ६॥१७) 


यह पांचरात्र का एकदेशीय मत प्रतीत होता है, क्योंकि 
अन्य संहिताओं में इन गुणों का यह्‌ सर्ंक्रम बिल्कुल उपलब्ध 
नहीं होता । श्रतः इस बिवेचन से इतना तो निश्चित है कि पांच- 
रात्र सृष्टिकरम की व्याख्या के लिए सांख्यशात्य का ऋणी अवश्य 
_ है, परंतु अपनी विशिष्टता की रक्षा करने के निमित्त उसने 
अनेक नवीन सिद्धांतों की कल्पना कर दक्त क्रम में परिवततन कर 
डाला है । 


श्श्ष भागवत संप्रदाय 


जीव तरव 


पांचरात्रों के अनुसार यह जीव अनादि, परिच्छेद्रहित, 
चिदानंदघन तथा भगवन्मय ही है तथा उस भगवान्‌ के द्वारा 
यह सदा अपने काय में मावित-प्ररित किया जाता है*। यह 
ज्ीब तथा जगत्‌ अखिल ब्रह्माग्डनायक नारायण को ही स्वातंत्र्य 
शक्ति का विल्ास है। यह उनकी रबतंत्रता की द्दी महिसा है कि 
समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेने पर भी वह स्वतः वशी 
वासुदेव राजा के समान लीला किया करता है* । यह विश्व 
भगवान्‌ की अल्ौकिक लीला का द्वी लत्षित विज्ञास है। भगवान्‌ 
के संकल्प का ही नाम है--'सुदशन! जो अनंतरूप होनेपर भी 
प्रधानतया पाँच प्रकारों से विजम्मित द्वोता है--सृष्टि, स्थिति, 
विनाश, निग्रह तथा अनुग्रह | इनमें प्रथम तीन रूपों के बन की 
आवश्यकता नहीं । निम्रह शक्ति जीव के आकार, ऐश्वय तथा 
विज्ञान का तिराभाव कर उसे अल्प तथा अनज्ञ बना देती है? । 
जीव स्वभावतः आकार से व्यापक है, ऐश्वर्य से सबं-शक्तिमान्‌ 
है तथा विज्ञान की दृष्टि से सबज्ञ है, परंतु रृष्टि के आरंभ में 
भगवान्‌ की निम्रह-शक्ति जीव के विभुत्व, शक्तिमक्त तथा 
सवज्ञत्व का तिरोधान कर देती है जिससे जीव क्रमशः अणु, 
किंचित्कर तथा अल्पज्ञ बन जाता है। इस निम्रह-शक्ति के अनेक 
नाम हैं माया, अविद्या, महामोह, महातामिस्र, हृदयग्रंथि आदि । 


नल म नकल नूतन न न नन++न मनन नमन न कक नमन नम नमन न नर नननइननन- न न न न न» नननननन न नननन प नान+ नमन न-नन ना -भ ५५५ “न +नननननननन-++»-ऊ कम न -+न न कक» ++++++म कक ननननमन-म-म+म ५3५» नल लम«»««५०+3+333...«५ नमन सामना नम ज-+-+-+ जनम 








१ अनादिरपरिच्छेयश्रविदानन्दमय3) पुमान । 
भगवन्मय एवायं भगवद्भावितः सदा ॥ अहि० सं० १४।६ 
२ सबरननुयोज्यं तत्‌ स्वातन्त्यं दिव्यमीशितुः । 
अवासविश्वकामोडपि क्रीडते राजवदू वशी ॥ वहीं, १४१३ 
हे तिरोघानकरी शक्ति; सा निग्रहसमाहया । वहीं १४॥१५ 


तन्त्र में विष्णु श्श्६ 


जीव की नैसर्गिक विशुद्धि को तिरोहित कर देने के कारण इन 
तीनों को 'मल” कहते हैं तथा मुक्त जीब को बंधन में डाल देने 
के कारण इन्हें बंध! कहते हैं ( १४।२० ) । इन्हीं के कारण जीव 
स्वभावतः बंधरद्दित होने पर भी बद्ध बन जाता हैं और पूवष 
कर्मों के अनुसार जाति, आयु तथा भोग की उपलब्धि करता है, 
इस विकराल संकट-बहुल भमवाटवी में वह भटकता फिरता है। 
भगवान्‌ स्वतः करुणावरुणालय ठहरे । जीब के क्लेशों को 
देखकर उनके हृदय में कृपा! का स्वतः आविर्भाव होता है। 
इसी शक्ति का नाम है--अनुम्ह-शक्ति, वष्णवी कृपा जिसे 
आगम-शासत्र शक्तिपात? के नाम से पुकारता है" । जीवों की 
दीन-द्दीन दशा देखकर अशेष कारुण्यमूर्ति नारायण का हृदय 
द्रवीभूत हो जाता है और वह जीवों पर अपनी नेसर्गिक करुणा 
की वर्षा करने लगते हैं। तब जीवों के शुभ और अशुभ कमे 
समत्व प्राप्त कर लेते हैं ओर फल के उत्पादन के लिए व्यापारहीन 
हो जाते हैं। पथिक के ऊपर तस्करों का व्यापार तभी तक होता 
रहता हे जब तक वह एक दीन-दहीन राह्दी के रूप में अपना 
भीषण माग पार किया करता है, परंतु ज्योंही वह राजा के 
अनुचरों में अन्तभुक्त हो जाता है चोर अपना व्यापार छोड़ 
उदासीन बन जाते हैं । शक्तिपात से पूत वेष्णबज्ञन की भी दशा 
ऐसी ही होती है । अलुग्रह-शक्ति का ज्योंदी भक्त के हृदय में 
पतन होता है शुभ अशुभकम स्वतः व्यापार स्थगित कर उदासीन 
बन जाते हैं। अहिलुध्न्य संहिता के शब्दों में-- 

यथा हि मोषकाः पान्थे परिवहसुपेयुषि। कज 

निवृत्तमोषणोद्योगाः समाः सन्त उपासते ॥ 





20एए-//एएशएशशणशणशणशणशशणाभाभाााााााज +म 


१ अहि० सं० १४|३० 
६ 


१३० भागवत संप्रदाय 


अनुअहात्मिकायास्तु शक्तेः पातक्षणे तथा । 
उदासखते ससीभूय कमणी ते शुभाशुभे ॥ 

( अहि० सं० १8४।३४, ३५, ) 

श्रीमदूभागवत में इस दशा का बड़ा द्वी विशद्‌ वन प्रस्तुत 

किया गया है| हे भगवन्‌ , राग आदिक वृत्तियाँ तभी तक चोर 

के समान हमारे हृदय को कलुषित करती रहती हैं, तभी तक 

यह घर कारागार के समान हमारे बंधन का कारण बनता है 

आओर तभी तक मोह--अज्ञान-हमारे पेरों में श्रृंखला के समान 

हमें जकड़े रहता है; जब तक हम तुम्हारे जन, अनुचर या सेवक 

नहीं बन जाते ; भगवान के कृपापात्र बनते ही बंधन के साधक 

पदार्थ भी मोक्ष के साधक बन जाते हैं । भगवान के 'शक्तिपात! 
की यही अत्लौकिक महिमा है-- 

तावद्‌ रागादयः  स्वेनास्तावद्‌ काराग्रह ग्ृहस्‌ 
तावन्मोहो5डिशत्रनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः | 

भागवत १०॥१४]३६ 

अब जीव में मुमुच्तुता रवय॑ उद्ति हो जाती है| वह वेराग्य 

तथा विवेक फा संवल ग्रहण कर गुरु तथा शास्र का अनुशीलन 

करता है। वेदांत के ज्ञान में निश्चल मति होकर वह शाद्लीय 

साधनों का अवलंबन करता है तथा ज्ञान के द्वारा निमेल चेतन 

बनकर वह्द पापरद्वित पुर्यमय आनंदरस-स्लिग्ध बष्णब धाम में 

प्रवेश करता है ।" 


१ संप्राप्य ज्ञानभूयस्त्व निर्मलीक्ृतचेतनः | 
अनाविल्मसंक्लेशं वेष्णवं तद्‌ विशेत्‌ पदम्‌ ॥ 
“-अहि० सं० १४।४१ 


पुराणों में विष १७रे 


रा च रासे च भवनाद था एवं धारणांदहो । 
हरेरालिद्शनादारात्‌ तेन राधा प्रकीर्तिता ॥२२४ 
' (ब्र० वै०, कृष्ण जन्म, आ० १७ ) 
राधा का अथ है 'संसिद्धाः अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्थित, नित्य । 
रा ल दान, धा ८ आधान करनेवाली--इस व्युत्पत्ति से निर्वाण 
की दात्री होने के कारण ही वे राधा कहलाती हैं| रा-"-रांस में 
स्थिति, धार धारण | रास में विद्यमान रहने तथा अगवान्‌ श्री 
कऋष्ण को आलिंगन देने के कारण ही श्रोमती राधा इस नाम से 
प्रसिद्ध हैं । श्री ऋष्ण के चरित्र की विभिन्न घटनाओं के अनुशी- 
लन के लिए भी ब्रद्मवव्त मूल्य तथा महत्त्व रखता है। 


(२) विष्णुपुराण--वेष्णव पुराणों में भागवत्‌ की अपेक्षा 
द्वितीय कोटि में इस पुराण की गणना की जाती है । परिणाम में 
यह जितना स्वल्प है तत्त्वोन्मीज्ञन में यह उतना ही महान है। 
इसमें ६ अंश ( अर्थात्‌ खंड ) तथा १२६ अध्याय हैं । इस प्रकार 
भागवत की अपेक्षा इसका परिमाण तृतीयांश है, परंतु रामानुज 
संप्रदाय में तो यह भागवत से कहीं अधिक महत्वशाली और 
प्रामाणिक साना जाता है। अवान्तर काल में विख्यात तथा 
विवेचित बेष्णव सिद्धांतों का मूल्रूप हमें इस पुराण में उपलब्ध 
होता है। इसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन बड़ी सरलता 
तथा सुगमता से किया गया है। पंचम अंश में श्री ऋष्ण की 
लीलाओं का विशेष वणन है, परंतु यह अंश श्रीमद्भागवत की 
अपेक्षा मात्रा तथा कवित्व में न्‍्यून है । 


भगवान्‌ विष्णु के दो रूप होते हैं--सगुण रूप तथा निगुण 
रूप । सृष्टि आदि व्यापारों के लिए तीनों गुणों की प्रेरणा से 
जब भगवान्‌ त्रह्मादिक त्रिविध रूपों को धारण करते हैं, तब यह 


१४४ भागवत संप्रदाय 


सगुण रुप होता है परंतु उनका अगुण रूप भी महान्‌ होता है 
ओर उसी को 'परम-पद्‌” की संज्ञा दी जाती है-- 
सृष्टि स्थित्यन्तकालेशु त्रियेव संग्रवतते | 


गुणप्रवृत्या परम पद तस्यागुणं महत्‌ ॥ 
“*वि० पु० १।९२॥४१ 


परमात्मा का यह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद्य 

( स्वयं प्रकाश ) ओर अनुपम है ओर वह भी चार प्रकार का 
होता है--( क ) साधनावलंबन ज्ञान, ( ख ) आलंबन विज्ञान, 
( ग ) अद्वेतमय ज्ञान ), (घ) ब्रह्म नामक" ज्ञान। भगवद्‌ 
गीता (८ १४॥१६ ) के समान विष्णुपुराण भी भगवान्‌ का 
दो रूप मानता है-मूते तथा अमृत जो क्षर और अक्षररूप 
से समस्त प्राणियों में सिथत रहता है*। अक्षर तो ब्रह्म द्वी है 
ओर च्ञर है यह जगतू्‌। भगवान्‌ की नाना शक्तियाँ हैं. जिनमें 
तीन मुख्य होती हैं । नाना-शक्तिमय विष्णु ही उस ब्रह्म 
के पर-स्वरूप हैं और मूतेरूप हैं जिनका योगी-जन योग के 
आरंभ में चिंतन करते हैं ।३ यह समस्त जगत्‌ बिष्णु में ही 
ओत-प्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, यह उन्हींमें स्थित है 
ओर वे ही समस्त जगत्‌ हैं-- 

तत्र सवमिदं प्रोतमोत॑ चेवाखिलं जगत । 

ततो जगत्‌ जगत्‌ तस्मिन्‌ स जगच्चाखिलं मुने ॥ 

( वि० पु० १॥२२॥६४ ) 


१ द्रष्टन्य वि० पु० १ अंश, २२ श्रध्याय, ४४-११ श्लोक 
२ विष्णु प्राण १(२२।४५४-५६ 
३ वहीं श्लोक ६१ 


पुराणों में विषु १४३ 


इसी पद्म का आशय है-- 
हरिरेव जगत्‌ जगदेव हरि । 
हरितो जगतो नहि भिन्नतनुः ॥ 


इस संसार में तथा इसके बाहर जितने मूते तथा अमूत 
वस्तु समूह हैं वे सब भगवान्‌ की ही मूर्ति हैं। यह भावना 
जिस हृदय में हढ हो जाती है वही व्यक्ति राग्-हष रूपी संसार 
के रोगों से मुक्त हो जाता है-- 


अहं हरिः स्वंर्भिदंं जनादनों 
नान्यत्ततः कारण-काय-जातम्‌ । 
ईटइडः सनो यस्यथ न तस्य भूयो 
भवोदभवा इन्द्रगदा भवन्ति ॥ 
( वि० पु० १॥२२।८७ ) 


पष्ठ अंश के पंचम अध्याय में भी अध्यात्म तत्वों का बढ़ा 
दी विशद्‌ विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुशीलन से 
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 'परं धाम” नाम से विख्यात 
परत्रह्म की द्वी अपर संज्ञा (भगवान! है ( ६।५।६८-६६ )। वही 
वासुदेव नाम से भी अभिह्ित किया जाता है, कयोंकि-- 
सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमाव्मनि। 
भूतेषु च लू सवात्मा वासुदेवस्ततः स्घतः || 
( वि० ६।॥४॥८० ) 


उसकी प्राप्ति का उपाय है--स्वाध्याय तथा योग । स्वाध्याय 
है शास्त्रों का श्रवण तथा मचन । योग है निदिध्यासन। आत्म- 
ज्ञान के प्रवत्नमूत यम, नियम आदि की अपेक्षा रखनेवाली 
जो मन की विशिष्ट गति होती है उसका ब्रह्म के साथ संयोग 
होना द्वी योग कहलाता है-- 
१० 


१४६ भागवत संप्रदाय 


गआरव्मप्रयत्न-सापेक्षा विशिष्ट या मनो गतिः । 
तसया ब्रह्मणि खसंयोगो योग इत्यमिधीयते ॥ 
( वि० ६।७।३१ ) 


इस योग के साथ भगवान्‌ के नाम का स्मरण तथा कीतेन 
भी मुक्ति में सहायक होता है| अतः विष्णुपुराण की दृष्टि में 
योग वथा भक्ति का समुच्चय्य मुक्ति की साथना में मुख्य 
उपाय है-- 


झवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते स्वपातकेः । 
पुमान्‌ विम्नुच्यते सथ्ः सिंहन्रस्तेत्रंकैरिच ॥ 
यज्ञामकीतन॑ भकक्‍त्या विलायनमनुत्तमस्‌ । 
मेत्रेयाशेषपापानां. धातूनामिव पावकः ॥ 


( वि० ६।८।१६-२० ) 


(३) पद्मपुराण-यह पुराण बेष्णव संप्रदाय. के व्यावहारिकरूप 
को सममने के लिए विशेष उपयोगी है । राम तथा कृष्ण के चरित्र 
का वर्णन विस्तार के साथ है, परंतु वेष्णव तीर्थों तथा ब्रतों का 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना इस पुराण की महतो विशेषता है। 
उदाहरशाथ्थं, उत्तर खण्ड के अध्याय ३४ से लेकर ६४ आअ० तक 
प्रतिमास की एकादशी की महिमा का वन आख्यान के साथ 
किया गया है। दास, बेष्णव तथा भक्तों के स्वरूप का लक्षण 
अन्यत्र दिया गया है (अ० ८४ )। भिन्न भिन्न मासों के वष्णव 
ब्रतों का बढ़ा द्वी प्रामाणिक तथा रोचक विवरण यहाँ किया 
गया है--यथा चेत्र शुक्त एकादशी को दोलोत्सव ( झ० ८५ ), 
दूसरे दिन द्वादशी को दमनक महोत्खव ( अ० ८६ ), वशाख 
आदि मार्सो में देवशयनी महोत्सव (अ० ८७), श्रावण में 
पवित्रारोपण का विधान (झ० ८८घ)। कार्तिक तथा माघ के 


पुराणों में विष्णु १४७ 


माहात्म्य के विधान के अनंतर ऊध्वेपुएड्र धारण आदि वेष्णव 
आचारों का विवरण है ( अ० २५३ )। विष्णु के स्वरूप का 
निरूपण कर यह पुराण विष्णु के मान्य अवतारों का विस्तार से 
वर्सन करता है। इस प्रकार पद्मपुराण का अनुशीलन वष्णव 
धर्म के व्यावहारिक रूप, आचार, तीथ तथा ब्रव आदि की 
जानकारी के लिए विशेष आवश्यक है | 


२--भागवत 


श्रीमद्भागवत की प्रशंसा करना नितान्त कठिन है। संस्कृत 
साहित्य के एक अनुपम रत्न हाने के अतिरिक्त भक्ति-शासर्त्र का 
यह सवंध्व है। यह निगम-कल्पतरु का स्वयं गलित-फल्न है जिसे 
शुकदेव जी ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृतमय 
वना डाल्ला है । व्यास जी को पोराणिक रचनाओं में इसे 
सवश्रष्ठ कहना पुनरुक्तिमात्र है। इसकी भाषा इतनी ललित है, 
भाव इतने कोमल तथा कमनीय हैं कि ज्ञान तथा कम-कांड की 
सनन्‍तत सेवा से ऊसर मानस में भी यह भक्ति को अमृतमय 
सरिता बहाने में समथे होता है। मेरी दृष्टि में वेष्णव-धर्म के 
अवांतर-कालीन समग्र संप्रदाय भ्रागवत के ही अनुग्रह के 
विज्नास हैं, विशेषतः वल्लभ संप्रदाय तथा चेतन्य संप्रदाय जो 
उपनिषद्‌, भगवदुगीता तथा ब्रह्म सूत्र जेसे प्रस्थानत्रयी के साथ साथ 


१ इसका प्रकाशन पुस्तकाकार ४ जिल्दों में आनंदाभ्रम श्र थमाल्ा, 
पूना से हुआ दे । 
२ निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकम्रुखादमृतद्रव-संयुतम्‌ 
पिबत भागवतं रसमात्नयं मुहुरहो रसिका भ्रुवि भावुकाः ॥ 
>_>भमागवत १॥१२ 


५१९८ भागवत संप्रदाय 


भागवत को भी अपना उपज्ञीव्य मानते हैं । वह्लभाचाय भागवत 
को महर्षि व्यासदेव की समाधि भाषा? मानते हैं।"। जिन 
परम तत्त्वों की अनुभूति व्यासदेव को समाधिद्शा में हुई थी 
उन्हीं का विशद प्रतिपादन भागवत में किया गया है। वल्लभ 
तथा चैतन्य के संप्रदायोंकों अधिक सरस, रप्तरिनग्ध तथा हृदया- 
वजक होने का यही रहस्य है कि उनका मुख्य उपज्ीव्य ग्रंथ यही 
है-श्रीमदू्भागवत । भागवत की भाषा इतनी ल्ञक्तित है, 
इतनी सरस है कि वह पाठकों और श्रोताओं के हृदय को 
बलात्‌ आक्ृष्ट कर आनंद-सागर में डुबा देती है। उसमें सरस 
गेय गीतियों की प्रधानता है, परंतु भागवत की स्तुतियाँ इतनी 
आध्यात्मिकता से परिप्लुत हैं कि उनको बोधगम्य करना विशेष 
शासत्र ममज्ञों की ही क्षमता की बात है। इसीलिए पंडितों में 
प्रचलित कद्दावत है--विद्यावतां भागवते परीक्षा । 

भागवत की अंतरंग परीक्षा से पूष उसकी बहिरंग परीक्षा 
करना इस इतिहास-प्रधान युग में नितांत आवश्यक है । भागवत 
के विषय में संदेह क्रिया जाता है कि श्रीमद्भागवत पुराणों के 
अंतगत है अथवा उपपुराणों के ? कुछ लोग देवी भागवत को 
यह गौरव प्रदान करना चाहते हैं, परंतु उपलब्ध प्रमाणों के 
अनुशीलन से श्रीमद्भागवत की ही महापुराणता सिद्ध होती 
है। अनेक ग्रंथों में पुराणों के रूप तथा विषयों का वर्णंन विस्तार 
से हमें मिलता है । मत्स्यपुराण के अनुसार उसी पुराण का नास 
भागवत दे जिसमप्रें गायत्री के द्वारा धम का विस्तार तथा वृत्रासुर 


१ वेदाः भीकृषष्ण वाक्यानि व्यास-सूत्राणि चेव हि। 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तत्‌ चतुष्टयम्‌ ॥ ७६ 
“-शुद्धादेतमातंरड, पृ० ४६ 


पुराणों में विष्यु १४९ 


का वध वशित है" । रकन्द पुराण की सम्मति में भागवत १२ 
स्कंध, १८ सहस्र, दयग्रीव चरिंत, ब्रह्म विद्या तथा वृत्रवघसे संडित 
है तथा गायत्री के द्वारा आरब्ध है । गरुड़पुराण भागवत को 
अद्यसूत्र तथा महाभारत के तात्पय का निर्णायक तथा गायत्री 
का भाष्यरूप बतत्नाता है तथा उसका परिमाण १२ स्कंघ तथा 
१८ सदस्त श्लोक मानता है | ये समग्र लक्षण वतंमान श्री मद्‌- 
भागवत में उपल्ब्ध होते हैं। बृत्रासर की कथा भागवत के 
बष्ठ॒स्कंध में १० वें अ्रध्याय से लेकर १५ वें अध्याय तक वशित 
है। वृत्रवध के साहचय से हयमप्रीव-ब्रह्मविद्या भी नारायण बम! 
का ही अपर नाम है जो भागवत के षष्ठ स्कंघ के आठव अध्याय 
में निबद्ध है। नारायण-वम ब्रह्मविद्या के नाम से प्रसिद्ध है 
( भाग० ६।६।५२ ) 


१ यत्राधिकृत्य गायत्रीं वश्यते घम-विस्तर+। 
वृत्रासुर-बधोपेत॑ तदू भागवतमिष्यते ॥ 
“--मत्त्यप॒राण 
२ ग्रन्थोडष्टदशसाइसो द्वादशस्कन्धसम्मित३ | 
हयग्रीव--ब्रह्मविद्या. यज्ञ वृत्रवधस्तथा | 
गायत्र्या च समारम्भस्तदू वे भागवतं बिंदु; ॥ --स्कन्दपुराण 


३ श्र्थोत्यं ब्ह्मसूत्राणां भारताथे-विनिर्णय; | 
पक रः न 
गायत्री-भाष्यरूपोडसो वेदाथपरिबूंहितः । 
द्वादशस्कन्ध-संयुक्तः शतविच्छेद-संयुतः । 
ग्रन्थों डश्ादशसाइलः श्रीमद्‌ भागवतामिधः ॥ 
“-गरुडपुराण 


१५७० भागवत संप्रदाय 


भागवत का प्रथम पद्म नितांत गंभीर अध्यात्मतत्व का 
परिचायक है-- 
जन्माथस्य यतोव्न्वयादितरताश्चार्थेष्वमिज्ञः. स्व॒राट्‌ 

तेने तरह्म हदा य आदिकवये सुद्यन्ति यत्‌ सूरयः । 
तेजोबारिसदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगोंअ्छषा 

धासमता स्वेन सदा निरस्तकुहक॑ सत्यं परं॑ धीमहि ॥ 


यह गंभीर पद्म गायत्री का भाष्य है क्‍योंकि गायत्री मंत्र में 
जो परमतरव २४ क्तरों में वशिंत है उसीका विस्तार इस लंबे 
पद्ममें किया गया है। शब्दका साम्य भी अवधारणीय हे । सबितुः 
+ जन्माद्स्य यत:, देवस्य-स्वराद्‌। वरेण्यं भगः> धाम्ना स्वेन 
सदा निरस्तकुहकं, घियो यो नः->तेने ब्रह्म हृदा। गायत्री मंत्र 
का 'घीमहि! पद इस पद्म के तथा भागवत्त के अंतिम पद्म 
(१२१३|१६) के अंत में दोनों स्थानों पर उपलब्ध द्वोता है जिससे _ 
भागवत को गायत्री से संपुटित मानना सवंधा उचित है। 


पद्मपुराण के भागवत-माहात्म्य ( उत्तर खण्ड, अध्याय 
१८६-१६४ ) के अनुशीलन से भागवत की ही महापुराणता 
घिद्ध होती है। पद्मपुराण का कथन है कि भागवत की कथा 
होने के अवसर पर वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, संहिता तथा सत्रह 
पुराण उपस्थित हुए-- शक 
वेदान्तानि च वेदाश्व मनत्रास्तन्त्राणि संहिता: । 
दुशसप्त पुराणानि सहस्नाणि तदा5ध्ययुः ॥ 


इस पद्म से स्पष्ट है कि भागवत ही अंतिम अठारहवाँ पुराण 
है। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती, तो केवल १७ पुराणों की 
उपस्थिति का रहस्य कया है ? 'देवी भागवत! का नामकरण भी 
श्रीमद्भागवत के गोरब तथा महद्दापुराणता की सिद्धि का पर्याप्त 


पुराणों में विष्णु १५१ 


प्रमाण है। प्रसिद्ध भागवत्त नामक पुराण से इस पुराण 
के पाथकय तथा वेशिष्व्य सिद्ध करने के लिए हद्वी इस के 
आदि में देवी? शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः वेष्णव 
धम के सवस्वभूत॥ श्रीमद्भागवत को द्वी अश्द्श पुराणों के 
अंतगत मानना सवंथा डचित प्रतीत होता है। पद्मपुराण का 
यह पद्म भागवत के स्वरूप तथा गौरव का स्पष्ट निर्देशक हे-- 
श्रीमत्‌ू भागवताभिधः सुरतरुस्ताराकुरः सज्जनिः 
स्कन्घेर्द्नादशभिस्ततः प्रविल्सदूभकृत्यालवालोदयः | 
द्वा्निशत्‌-त्रिशतं च यस्य विज्लसच्छाखाः सहस्नाण्यलं 
पर्णान्‍्य४्ट-दशेष्टदो अतिसुलभो वर्वर्ति सर्वोपरि |। 
-“पञ्म, उत्तरखणड ३१६४।७२ 


३---रचनाकाल 


भागवत के रचनाकाल के विषय में भी विद्वानों में आज 
भी अनेक अ्रांत धारणाय फेल्ली हैं। पुराणों के नेसर्गिक महत्त्व 
से अपरिचित महर्षि दयानंद ने जबसे भागवत को बोपदेव की 
रचना लिख मारा, तब से साधारणजनों को कौन कहे ? इतिहास 
के ममज्ञ कहलाने का दावा रखनेवाल्े विद्वानों ने भी इस मत 
को अश्रांत सत्य मान लिया है । परंतु इस विषय का अनुसंधान 
हमें इस निष्कष पर पहुँचाता है कि भागवत बोपदेव की ( १३ वें 
शतक की ) रचना न होकर उससे लगभग हजार वबष पहिले 
निर्मित हो चुका था। बापदेव ने तो भागवत के तिपुत्न प्रचार 
की दृष्टि से तीन ग्रंथों का निर्माण इसी विषय पर किया। उनके 
 भागवत-विषयक ग्र थ तीन हैं-- 


(१ ) इरिलीलामत या भागवतानुक्रमणी जिसमें भागवत 
के समग्र अध्यायों की विशिष्ट सूची दी गई है। 


१५२ भागवत संप्रदाय 


(२ ) मुकक्‍्ताफल--यह भागवत के हछोकों के नवरस को 
दृष्टि से वर्गीकरण का एक श्लाघनीय प्रयास है जिसमें इस पुराण 
के कमनीय पद्म शझंगारादि रसों के अंतगंत चुनकर एकत्र किये 
गये हैं। ये दोनों ग्रथ तो प्रकाशित हैँ), परंतु इनका तीसरा 
एतद्विषयक ग्रंथ परमहंसप्रिया अभीतक अ्रप्रकाशित ही है। 
क्या ग्रथकार अपने ही गंथ के श्ल्लोकों के संग्रह प्रस्तुत करने का 
कभी प्रयास करता है ? यह काय तो अबांतरकालीन गुणग्राद्दी 
लेखकों का प्रयत्न होता है। अन्य प्रमाणां पर दृष्टिपात 
कीजिए-- 


( क ) हेमाद्रि ने जो यादवनरेश महादेव ( १२६०-७१ ६० ) 
तथा रामचंद्र ( १२९७१-१३०६ ई० ) के धर्मामात्य तथा बोपदेव 
के आश्रयदाता थे अपने “चतुबंग चिन्तामशि! तथा 'दानखंड' 
में भागवत के श्ल्ञोकों को प्रमाण में उद्धृत किया है। क्‍या कोई 
भी ग्रथकार धम के विषय में अपने किसी समकालीन लेखक 
के ग्रथ का आदर तथा आग्रह से निदेश करता है ? 


( ख ) दतमत के आदरणीय ञआचाय आनंदतीर्थ ( मध्वा- 
चाये ) ने ज्ञिनका जन्म ११६६ ई० में होना माना जाता है 
अपने भक्तों की भक्तिभावना को पुष्टि के निमित्त भीमद्भागवत 
के गूढ़ अभिप्राय को अभिव्यक्त किया है अपने भागवत तात्पय 
निर्णय! नामक ग्रथ में । वे भागवत को पंचमवेद मानते हैं । 


( ग ) रामानुज्ाचाय ( जन्मकाल १०१७ ई०) ने अपने 
वेदान्ततत्त्वसार! ग्रथ में भागवत की वेदस्तुति ( दशमस्कंष, 


१ हरिल्ीलामत चौखंभा सं० सी० काशी से प्रकाशित | मुक्ताफञ्न 
टीका के साथ कल्नकत्ता ओरियरट्ल सीरोज में प्रकाशित है । 


पुराणों में विष्णु १५३ 


अध्याय ८७ ) से तथा एकादश स्कंध से कतिपय श्ल्ोकों को 
उद्धृत किया है जिससे भागवत का ११ शतक से श्रचीन द्वोना 
नितांत सिद्ध दे । 

( घ ) काशी के पअसिद्ध सरस्वतीभवन पुस्तकालय में बंगाक्षरों 
में लिखी भागवत की एक विशिष्ट प्रति है ज्ञिसकी जल्िपिका 
काल दशम शतक के आसपास निर्विवाद सिद्ध किया गया है | 


( ढ ) शद्भुराचाय के ध्रबोध सुधाकर” के अनेक पद्म भागवत 
की छाया पर निबद्ध किये गये हैं, परंतु इन सबसे प्राचीन निर्देश 
मिलता है इसमें शझ्लराचाय के दादा-गुरु अद्वत के महनीय 
आचाय गोड़पाद के प्रथों में । गोड़पाद ने अपनी 'पंचीकरण 
व्याख्या! में 'जगृहे पौरुषं रूपम! श्लोक उल्लिखित किया हे जा 
भागवत के प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक है | 
उत्तर गीता की टीका में तो उन्होंने भागवत का निर्देश करके 
उसके निम्नलिखित प्रसिद्ध पद्म को उद्घृत किया है-- 


सदुरक्त भागवते--- 


श्रेयः खस्रूतिं भक्तिमुद्स्य ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवल-बोध-लब्धये । 
तेषामसो कलेशल एव शिष्यते 
नान्‍्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधातिनास्‌ ॥ 
“-+( भाग० १०।१४।४ ) 


आाचाय शंकर का आविर्भावकाल सप्तम शतक में माना 
जाता है | उनके दादागुरु का समय षष्ठ शतक के रत्तराद्ध में 
मानना सवंधा उचित होगा। अतः भागवत षष्ठ शतक से 
अवोचीन कथमपि नहीं हा सकता | 


१५४ भागवत संप्रदाय 


इस प्रकार गोौडपाद के समय में प्रामाण्य के लिए उद्घृत 
होने से क्या किसी को अब भी संदेह रह सकता है कि भागवत 
की रचना १३ शतक के ग्रंथकार बोपदेव के हाथों की रचना नहीं 
है । इस भ्रांत धारणा को अपने हृदय से सबंदा के लिए उन्मूल्ित 
कर देना चाहिए | भागवत कम से कम दो दजार वष पुराना 
है। पहाड़पुर ( राजशाद्दी जिज्ला, बंगाल ) की खुदाई में मिलती 
ई राधाकृष्ण की मूर्ति (जिसका समय पंचम शतक हे ) 
भागवत की प्राचीनता सिद्ध कर रही है | 


भागवत का रूप 


श्रीमत्भागवत का वतमान रूप ही प्राचीन है। उसमें क्षेपक 
की कल्पना नितांत निराधार है। इसमें १९ खंड या १२ स्कंघ 
हैं तथा रल्ञोकों की संख्या १८ हज्ञार है। इसमें किसी भी 
आलोचक को बतिप्रतिपत्ति नहीं हो सकती, परंतु अध्यायों के 
विषय में संदेह का अवसर है | अध्यायों की संख्या के विषय में 
पद्मपुराण का वचन है-हात्रिशत्‌-त्रिशतं च यस्य विलस- 
च्छाखा:' | चित्सुखाचाये के अनुसार भी भागवत के अध्यायों 
की संख्या ३३२ ही है (द्वात्रिशत्‌ त्रिशतं पूरमध्यायाः ), परंतु 
वर्तमान भागवत के अध्यायों की संख्या है--३३५। अत: किसी 
किसी टीकाकार ने दशम स्कंघ के तीन अध्यायों--१२५, १३ 
तथा १४ अ्रध्याय--को प्रज्षिप्त माना है, परंतु श्रीजीव गोस्वामी 
ने इस प्रश्न की विस्तृत मीमांसा कर अध्यायों की संख्या ३३५ ही 
मानी है तथा पूर्बोक्त द्वात्रिशतृत्रिशतं! पद में द्वार्निशत्‌ च 
त्रयश्च श॒तानि च! इस प्रकार का विग्रह सानकर अपने मत का 
समथन किया है । 


अलन्‍्ममर ठंड जम 


पुराणों में विष्णु श्ध््प 
भागवत की टीकाये 


टीकासंपत्ति की दृष्टि से भी भागवत पुराण साहित्य सें 
अग्रगएय है। भागवत इतना सारगर्भित तथा प्रमेय-बहुल है कि 
व्याख्याओं के प्रसाद से ही उसके गंभोर अथ में मनुष्य प्रवेश 
पा सकता हैं। “विद्यावतां भागवते परीक्षा! कोई निराधार 
आभाणक नहीं हे । समस्त वेद का सारभूत, त्रह्म तथा आत्मा 
की एकता-रूप अद्वितीय बरतु इसका प्रतिपाद्य है ओर यह उसी 
में प्रतिष्ठित है । केबल्थ-मुक्ति-ही इसमें निर्माण का एकमात्र 
प्रयोजन है। इसी के गंभीर अथ को सुबोध बनाने के निमित्तः 
अत्यंत प्राचीन काल से इससे ऊपर टीका।पग्रंथों की रचना होती 
चत्नी आ रही है। इनमें से मुख्य टीकाओं का ही विवरण यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रहा है । विभिन्न वष्णव संप्रदाय के आचार्यों 
ने अपने मत के अनुकूल इस पर प्रामाणिक टीकाएँ लिखी हैं 
ओर अपने मत का भागत्रत-मूलक दिखलाने का उद्योग 
किया है । 


( ४ ) श्रीधर स्वामी-भावाथदीपिका | 


श्रीधरस्वामी की टीका उपलब्ध टीकाओं में सवश्रष्ठ तथा 
सवंप्राचीन प्रतीत हीती है। इनका समय ११ वीं शताब्दी माना 
ज्ञाता है | टीका के मंगल श्लोक से जान पड़ता है कि थे नृसिद्द 
भगवान्‌ के उपासक थे। इनकी टीका के विषय में यह 
प्रसिद्ध है-- 


व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा | 
आीधरः सकल वेत्ति श्रीनूर्सिह-प्रसादतः | 


१५६ भागवत संप्रदाय 


भागवत का मम व्यास जी तथा उनके पुत्र शुकदेव जी 
जानते हैं | राजा परीक्षित के ज्ञान में संदेह है कि वे जानते हैं 
कि नहीं । परंतु ऐसे गंभीर अर्थ को भी श्रीधर स्वामी भगवान्‌ 
नृसिंह की कृपा से भत्नी भाँति जानते हैं। चेतन्य को श्रीधर 
टीका में इतनी आस्था थी कि वे कहा करते थे कि जिस प्रकार 
स्वामी को प्रतिकूज्ञा भाया पतित्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
स्वामी का प्रतिकूल व्यक्ति भागवत का मम समझ ही नहीं 
सकता । श्रीधरी शंकराचाय के अद्वेतानुयायिनी है, परंतु भिन्न 
मत होने पर भी चेतन्य संप्रदाय का आदर इसके महत्त्व तथा 
ग्रामाण्य का पर्याप्त परिचायक है। इसीलिए यह टीका सर्वपिन्षा 
अधिक लोकप्रिय है। इस टीका की उत्कृष्टता के विषय में 
नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में एक प्राचीन आख्यान का 
निरदेश किया है | श्रीधर के गुरु का नाम परमानंद था जिनकी 
आज्ञा से काशी में रह कर ही इन्हों ने भागवत की टीका 
लिखी । टीका की परीक्षा के निमित्त यह ग्रंथ बिंदुमाधव 
जी की मूर्ति के सामने रख दिया गया। एक प्रहर के बाद पट 
खोलने पर लोगों ने आश्वयभरे लोचनों से देखा कि माधव जी 
ने इस व्याख्या-प्रंथ को अन्य ग्रंथों क्रे ऊपर रखकर उत्कृष्टता- 
सुृचक अपनी मुहर लगा दी थी | तब से इसकी ख्याति समस्त 
भारतवष में हो गई । नाभादास जी के शब्दों में-- 


तीन काण्ड एकत्व सानि कोड अज्ञ बखानत | 
कमठ ज्ञानी ऐएँचि अर्थ को अनरथ बानत | 
'परमहंससंहिताः विदित टीका विसतारयौ | 
. षट्‌ शास्रनि अविरुद्ध वेद-सम्मतहिं विचारयो । 


पुराणों में विष्णु १५७ 


“प्रमानंदः असाद तें माधों सुकर सुधार दियो । 
श्रीधर श्री भागौत मैं परम धरम निरने कियो ॥ 
( छुप्पप ४४० » 


श्रीधर ने इस ग्रंथ में वेदांव के प्रसिद्ध आचाय चित्‌सुखा- 
चाय की टीका का निर्देश किया है। राधारमणदास गोस्वामी ने 
दीपनी नामक व्याख्या श्रीधर पर लिख कर उसे सुबोध बनाया है । 
विशिष्टट्वेत टीकार्ये -- 
(२ ) सुदर्शन सूरि-शुकप्ज्ञाया 
श्रीरामानुज के श्रीभाष्य पर “श्रुतप्रकाशिका? के रचयिता 
सुदशन सूरि विशिष्टाह्ेत मत के विशिष्ट आचाये हैं। इनका 
समय १४ श० ईस्बी था। सुनते हैं कि दिल्‍ली के बादशाह 
अलाउद्दोन के सेनापति ने जब १३६७ ई० में श्रीरंगम पर 
आक्रमण किया था, तब उस युद्ध में ये मारे गये थे । इनकी टीका 
परिमाण में स्वल्प होने पर भी भावप्रकाशन में गंभीर है | 
( हे ) वीरराधव-भागवत चंद्रिका 
वीरराघव की यद्द टीका पू टीका की अपेक्षा अधिक 
बिस्दृत है | ये सुदर्शन सूरि के ही अनुयायी हैं। समय १४ 
शतक माना ज्ञाता है। रामानुज के मतानुखार भागवत के 
रहस्यों की जानकारी के लिए यह टीका अनुपम है।ये 
वत्सगोत्री श्रीशैलगुरु के पुत्र थे, इसका उल्लेख इन्होंने स्वयं 


किया है। ले 
हद द्रतमत ठोका 


(४ ) विजयध्वज-पद्रत्नावली 
ह्वत मत के प्रतिष्ठापक श्रीमध्बाचाय ने भागवत के रहस्यों 
प्‌ (ः के 
के उद्घाटनाथ , भागवत तात्पय निर्णय” नामक अंथ लिखा था, 


श्प्द भागवत संप्रदाय 


परंतु यह वस्तुतः व्याख्या नहीं है। इस मत के अनुकूल प्रसिद्ध 
टीकाकार हैं विजयध्वज जिन्होंने अपनी 'पदरल्रावली' में 
भागवत की द्वेंलपरक व्याख्या लिखी है। अपनी टीका के 
आरंभ में इन्हों ने आनंदतीर्थ ( मध्वाचाय ) तथा विजयतीर्थ 
के अ्ंथ के आधार पर अपने टीकानिमोणकी बात लिखी है" । 
आनंद तीर्थ का तो पूर्वोक्त अंथ प्रसिद्ध द्वी है, परंतु विजयर्तार्थ 
के भागवत-विषयक ग्रंथ का पता नहीं चत्नता। पद्रत्नावत्ी 
सुबोध तथा प्रामाणिक है। 


वल्लममत टीका... 
(५ ) वल्लभाचाय-सुबोधिनी 

आचाय वल्लभ ने शुद्धाइत मत के अनुसार अपनी 
प्रसिद्ध टीका सुबोधिनी लिखी है | यह समग्र भागवत के ऊपर 
उपलब्ध नहीं द्वोती । आरंभ के कतिपय स्कंधों के अतिरिक्त यह 
संपूर्ण दृशम स्कंध के ऊपर है। सुबोधिनी बड़ी ही गंभीर तथा 
विवेचनात्मक व्याख्या है। वल्लभाचाय ने भागवत के स्कंधों 
का नई दृष्टि से विभाग कर उसमें नये अर्थ ढूंढ निकाला है । 
वे कहते हैं कि भगवात्‌ विष्णु के स्पष्ट आदेश पाकर ही उन्होंने 
इस टीका का निर्माण किया है। इनके संप्रदाय में गिरिधर 
महाराज ने भी भागवत पर टीका लिखी है जिसमें रुकंधों के 
दी विषय का नहीं, प्रत्युत उनके अध्यायों के विषय का भी बड़ा 
ही सूत्म विभाजन प्रस्तुत किया गया हैे। भागवत के आध्या- 





१ आनन्दतीय-विजयतीर्थो प्रण॒म्य मस्करि-बर-बन्यौ। 
तयोः कृति स्फुट्युपजीव्य प्रवच्मि भागवर्त पुराणम्‌ ॥ 
“टीका का आरंभ 


पुराणों में विष्यूणु श्ष्ट्‌ 


त्मिक अर्थ समभने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। अन्य 
टीकायें भी छोटी मोटी यहाँ उपलब्ध होती हैं । 
निम्बा्क मत टीका 
( ६ ) शुकदेवाचाय-पिद्धांत प्रदीप 
आचाय निंचबाक की लिखी भागवत की कोई व्याख्या 
नहीं मिलती । उनके मतानुयायी शुकदेवाचाय ने भागवत की 
यदह्द नई टीका लिखकर अपने पिद्धांतों का प्रकाशन किया है। 
टीका के आर॑भ में इन्होंने अपने प्राचीन आचाय श्रीहंस 
भगवान्‌, सनत्कृमार, देवषि नारद तथा निंबार्काचाय को 
नमस्कार किया है। यह टीका तो पूरी भागवत पर है, परंतु 
इस्र मत के अन्य आचार्यों ने दशम स्कंध के रासलीजा आदि 
असंगों की बड़ी ही सरस व्याख्या प्रस्तुत की है । 
चेतन्य संग्रदाय--- 
( ७ ) सनातन गोस्वायी-बहुद वेष्णव तोषिय?ी 
श्रीचेतन्य श्रीधर स्वामी की टीका को अपने मत के लिए 
भी प्रामाणिक मानते थे, परंतु उनके अनुयायी गोस्वामियों ने 
भागवत पर अनेक माननीय टीकाओं का निर्माण किया है 
जिनमें सनातन गोस्वामी की यह टीका प्रचीनतर तथा- अधिऋ 
प्रामाणिक मानी जाती है । यह केवल दशम स्कंध पर ही है | 
(८ ) जीव योघामी-कमसंदर्े 
जीव गोस्वामी की यह टीका समस्त भागवत के ऊपर है। 
व्याख्यान की दृष्टि से बड़ी ही प्रामाणिक तथा तलस्पर्शिनी है । 


जीव गोस्वामी भागवत के अनुपम मार्मिक विद्वान थे और 
इस पुराण के गूढ़ अथे की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने घट संदर्भ 


१६० भागवत संप्रदाय 


नामक ६ संदर्भों की प्रथक्‌ रचना की है। यह ऋ्रमसंदर्भ एक 
प्रकार उनका सप्तम संदभ्भ है । अपने पितृठय रूप ओर सनातन 
की आज्ञा से निर्मित होने के कारण ये इस ग्रंथ को रूपसनातना- 
नुशासन भारती गर्भ कहा है? । 
(६ ) विश्वनाथ चक्रवर्ती-साराथ्थदर्शिनी 

विश्वनाथ चक्रवर्ती चैतन्य संप्रदाय के मान्य आचाय थे। 
उन्‍होंने द्वी भागवत की यह सुबाध टीका निबद्ध की है जो 
श्रीधर स्वामी, प्रभुचेतन्‍्य तथा उनके गुरु के व्याख्यानों का सार 
संकलन करने के कारण 'साराथ दशिनी” नाम से विख्यात है |: 
यह टीका है तो लघ्बक्षर परंतु झोकों के मम॑ सममभने में नितांत 
क्तकाय है । 

इन टीकाकारों के अतिरिक्त भागवत को अन्य मान्य व्या- 
ख्याताओं ने भी अपने व्याख्यान-प्रंथों से सज्जित किया है। जीव 
गोस्वामी ने अपने “तत्त्व-संदभ” ( पृष्ठ ६७ ) में हनुमद्भाष्य, 
वासनाभाष्य, संबंधोक्ति, विद्वत्कामघेनु, तत्त्वदीपिका, भावार्थ- 
दीपिका, परमहंसप्रिया तथा शुकह्ृदय नामक व्याख्याग्न थों का 
स्पष्ट निदेश किया है जिनमें भावा्शैदीपिका के अ्रतिरिक्त अन्य 
प्रंथ अप्रखिद्ध हें। इनके अतिरिक्त श्री गंगासद्दाय विद्यावाचस्पति 
की अन्वितार्थ प्रकाशिका' , 'वंशीधरी?, “चूश्िका? , आदि दूसरी 
टीकाएँ भी उपलब्ध हैं । 


१ क्रमसंदम की पुष्पिका इस प्रकार है--श्रीरूपसनातना नुशासन 
भारती गर्भ सससन्दर्भात्मक श्रीमागवत-सन्दर्म प्रथमस्कन्धस्य 
क्रमसन्दर्भ: समाप्तः । 

२ भ्रीघरस्वामिनां श्रीमतप्रभूणां श्रोमुखाद गुरोः । 
व्याख्यासु सारग्रहणात्‌ इयं साराथद्शिनी। 
“टीका की पुष्पिका | 


पुराणों में विष्णु १६१ 


श्रीहरि-हरिसिक्ति रसायन 


श्रीहरि एक महनोय कत्रि तथा भक्त हो गये। ये गोदावरी- 
तट निवासी सदाचारी काश्यपगोतन्री ब्राह्मण थे। इस टीका 
का रचना काल है १७५६ शक | यह दशम्त स्कंध के पूर्वाध पर 
ही है और है स्वयं पद्यात्मक टीका। कुल ४६ अध्याय हैं और 
विविध छुंदों में लगभग ५ हजार श्लोक हैं | श्रीहरि का कद्दना 
है कि भगवान्‌ का प्रसाद ग्रहण कर ही वे इस ग्रंथ की रचना 
में प्रवृत्त हुए । यह साज्ञात्‌ टोका न होकर प्रभावशाली मौलिक: 
ग्रंथ है ज्ञिनमें भागवती लीला का कोमल पदावत्ी में ललित 
विन्यास॒ है। इनकी प्रतिभा के प्रकाशक ये पद्म पर्याप्त" होंगेः-- 


अगाघे जल्लेउस्थाः कथ्थ वाम्बुकेलिः ममाग्रो विधेयेति शह्ठं प्रमाष्टस | 
कविज्ञानुदन्ता क्रिन्नाभिदन्ना कचित्‌ कण्ठदप्ता च सा कि तदासींव ॥ 


वालकृष्ण भक्तों के चरणरज को मुख में डालकर भक्त- 
वत्सलता प्रकट कर रहे हैं-- 


मय्येत स्वांपिंत-मावना ये 
मान्या हि ते मे त्विति किननु वाच्यम । 


सुख्यं तदीयाडिपघरजो 5पि मे स्था- 
दिव्यच्युतो अ्चात्‌ स्फुटमात्तरेणः ॥ 





१ पूर्वोक्त टीकाश्रों में बृहद्‌ वैष्णव तोषिणी को छोड़ कर अन्य आठ 
टीकाश्रों का एकत्र प्रकाशन श्रीनित्यस्वरूप ब्रह्मचारी ने ढूंदावन से सं० 
१६४८ में किया था। भागवत का यह्द सुंदर संस्करण अब नितांत दुल॑भ 
है। इरिभक्ति-ससायन काशी से कमी निकला था। आज यह भी दुल॑भ 
है| अन्य टीकायें व्यंकटेश्वर प्रेस में छुपी हैं और प्राप्य हैं। 

११ 


१६२ भागवत संप्रदाय 
'?--भागवत का साब्य-तत्त 


भागवत पुराण के दाशंनिक तत्त्वों का विवेचन प्राचीन 
आचार्यों ने बड़ी सूक्ष्म गवेषणा के साथ' किया है । भागवत के 
अनुशीलन से लसके अभिमत सिद्धांत का परिचय भज्नी भाँति 
किया जा सकता है। भागवत का अध्यात्म-पक्ष है पूर्ण अद्वेत 
तथा व्यवहार पक्ष है विशुद्ध भक्ति। भागवत की यद्दी विशेषता 
है कि वह अद्वत ज्ञान के साथ भक्ति का सामझस्य उपस्थित 
करता है । 


श्री भगवान्‌ ने अपने तत्त्व का विवेचन ब्रह्मा जी से इस 
प्रकार किया हैः-- 


अहमेवासमेवाउमप्रे नान्‍्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम । 
पश्चाद्हयदेतन्च यो5वशिष्त सो अस्म्यहस्‌ ॥ 
भागवत २॥६।३२ 


इसका आशय है कि सृष्टि के पूत्र केबल में ही था--दूसरी 
कोई वस्तु नहीं थी | तब में केवल था, कोई क्रिया न थी | उस 
समय सत्‌ अथवा कार्योत्मक स्थूल भाव न था, असत्‌ अथवा 
कारणात्मक सृक्ष्म भाव न था। यहाँ तक कि दोनों का कारण- 
रूप प्रधान भी अंतमुख होकर मुझमें ही क्ञीन था। सृष्टि के परे 
ही हूँ अथीत्‌ यह प्रपंच, यह विश्व में ही हूँ । सबके लीन हो जाने 
पर में ही एकमात्र अवशिष्ट रह जाऊँगा। इस पद्म से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि भागवत की दृष्टि में निगुण, सगुण, जीव ओर जगत्‌ 
सब कुछ ब्रह्म द्वी है। ब्रह्म स्वयं स्वरूपतः निगंण हैं। माया के 
योग से वही सगुण है। अविद्या के कारण प्रतिबिंबरूप में जीव 
है। और विवतरूप में वही जगत है। 


प्राणों म॑ विष्णु १६३ 


चैतन्य ही ब्रह्म या भगवान्‌ का रूप है, परतु ज़ब वह सत्त्व 
गुण रूपी उपाधि के द्वारा अवच्छिन्न नहीं होता तब वह अव्यक्त 
ओर निराकार भाव में वतमान रहता है। इसी को 'निगुण ब्रह्म 
कहते हैं | जब यद्द सत्त्व से अवच्छिन्न होता है तब वह साकार 
या सशुण रूप में व्यक्त होता है। वस्तुतः साकार ओर निराकार 
एक ही वस्तु हैं। चिदू-बस्तु स्वहूपतः अव्यक्त है परंतु प्रकृति के 
सत्तव गुण के संबंध से यह व्यक्त होती है परंतु व्यक्त होकर भी 
वह एक ही रहती है । अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में आने पर 
ब्रह्म अनेक रूपों में अपने को व्यक्त करता है। इसका कारण हे 
सत्त्वगुण में तारतम्य | सत््व दो प्रकार का होता है--विशुद्ध 
ओर मिश्र । मिश्र सत्त्व भी एक गुण के मिश्रण अथवा दो गुणों 
के मिश्रण के कारण दो प्रकार का होता है--एक गुण के मिश्रण 
में भी मिश्रसत्त्व रजोमिश्र तथा तमोमिश्र के भेद से दो प्रकार 
का होता है। इस प्रकार सत्त्व गुण के तारतम्य से भगवान्‌ का 
साकार रूप चार प्रकार का होता है-- 


(१ ) तुल्यबल रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित सत्त्व से 
अवच्छिन्न चेतन्‍्य । इसी रूप का नाम है पुरुष । 


( २) शुद्ध सत्त्वावच्छिनन चेतनन्‍्य--इसी को विष्णु कहते हैं । 
(३ ) रजोमिश्र सत्त्वावछिन्न चेतन्य-इसका नाम हे ब्रह्मा | 
( ४ ) तमोमिश्र सत्त्वावच्छिन्न चेतन्‍्य-इसका नाम है रुद्ग । 


निगुण ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन भागवत में उसी प्रकार 
किया गया है जिस प्रकार उपनिषदों में | सगुण दृष्टि से एकमात्र 
ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त और उपादान कारण कहते हैं । परंतु 
निराकार दृष्टि से वह न तो काय है ओर न कारण । वह गुणा- 


१६४ भागवत संप्रदाय 


तीत है, काल के द्वारा अपरिच्छिन्न हे । शांत तथा अद्बय है। 
यही विष्ण का परम पद्‌ है | भागवत इस रूप के वर्णन में कह 
रहा है:-- | 


परं पद वैष्णवमामन्ति तत्‌ यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसक्षवः । 
विसज्य दौरात्म्यमनन्यसोहदा हृदोपगुल्याहप्द पढे पढे ॥ 
सागवत २|२।१८ 


अर्थात्‌ जिस परम पृज्य भगवान्‌ को योगी लोग 'यह नहीं, 
यह नहीं? इस प्रकार विचार के द्वारा तद्भिन्न पदार्थों का परिहार 
करने की इच्छा करते हुए विषयासक्ति को छोड़कर अनन्य प्रेम- 
पूर्ण हृदय से प्रतिक्षण आलिंगन करते रहते हैं उसी को “विष्णु? 
का परम पद कहा जाता है। देवकी ने स्तुति के अवसर पर 
इसी परम रूप का बड़ा ही सुंदर वर्शन किया है। वह 
कहती हैं:-- 
रूप यत्तत्‌ प्राहुरब्यक्तमा् ब्रह्म ज्योतिर्निगुंणं निर्विकारम । 
सत्तामान्र निर्विशेषं निरोहं स त्वं साक्षाद विष्णुरध्याव्मदीपः ॥ 
“-भाग० १०।३॥२४ 


हे प्रभो, वेद में आप के जिस रूप को अव्यक्त तथा सब का 
कारण कहा गया है, जो व्यापक ज्योतिःस्वरूप है, जो गुणहीन, 
विकारहीन निर्विशेष तथा क्रियाहीन सत्तामात्र है, वही बुद्धि 
के प्रकाशक आप स्वयं विष्णु हैं । निगुण ब्रह्म का यही विशुद्ध 
रूप है । 

इस निगुण परमेश्वर का आदि अवतार ही पुरुष है-- 


. आय्योध्वतारः पुरुषः परस्य | भागवत २।६।४१ 


पुराणों में विषु शव, 


परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा प्रकृतिजन्य कार्यों का 
वीक्षण, नियमन, प्रवतन आदि काय करता है, जो स्वरूप: एक 
डोते हुए भी, नाना प्रकार से निखिल प्राणियों का विस्तार करता 
है, जो माया के संबंध से रहित दह्वोते हुए भी माया से युक्त 
सा प्रतीत होता है उसी को पुरुष” कद्दते हैं। इस पुरुष से 
विभिन्न अवतारों की अभिव्यक्ति होती है। ये केवल संकल्पमात्र 
से सब कार्यों का संपादन करते हैं | इसलिये प्रकृति और प्रकृति- 
जन्य पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भरी अचित्य शक्ति के द्वारा उनसे 
तनिऋ भी स्पश नहीं होता; सदा विशुद्ध रहते हैं । 


भागवत का स्पष्ट कथन है कि आदिदेव नारायण प्रकृति 
में अधिष्ठित होकर पद्चभूतों की सृष्टि करते हैं तथा उनके द्वारा 
ब्रह्माण्ड नामक विराद पुरी अथवा देह की रचना करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ उसमें अपने अंश के द्वारा प्रवेश करते हैं । इस प्रकार 
विराटपुरी में जीव कला के द्वारा प्रवेश करने पर 'नारायण! 
डी पुरुष शब्द के द्वारा अभिद्दित किये जाते हैं:-- 


भूतेयंदा. पन्‍्चमिरात्म - सष्ट: 
पुर विराज॑ विरचय्य तस्मिन्‌ | 
स्वांशेन विष्टः. पुरुषासिधान- 
सवाप नारायण आदिदेव३ ॥ 

“-भागवत-१ १|४१३ 


भगवान्‌ वामन के वर्सन प्रघ॑ंग में भागवत में 
भागवत में पुरुष रूप का बड़ा ही प्राज्जल वर्णन उपलब्ध होता 
है ( भागवत ८।२०।२१-३३ )। यह रूप त्रिगुणात्मक दे । उसमें 
आकाश पाताल, मनुष्य, देवता अति समस्त स्थावर जंगरम 
्‌ः आर 
पदाथ दृष्टिगोचर हुए थे। देत्यराज बलि ने अपने ऋत्तिक, 


१६६ भागवत संप्रदाय 


आचाय आदि के साथ समस्त त्रिगुणात्मक विश्व को उसी 
प्रकार देखा था जिस प्रकार अजुन ने भगवतकृपा से दिव्य 
चक्नु प्राप्त कर कृष्ण के शरीर में विश्वरूप का दर्शन किया था । 
भगवान्‌ का यही पुरुषरूप जगत्‌ की सृष्टि के लिये रजोशुण के 
अंश में ब्रह्मा बनता है। स्थिति के लिये सच्ष्वगुण के अंश में 
यज्ञपति विष्णु बनता है तथा संहार के लिये तमोगुण के अंश 
में रुद्ररूप घारण करता है ।( भागवत ११॥४॥५ ) | 


शुद्ध सत्त्वात्मक विष्णु का विशेष वर्णन भागवत के दशम 
र्कंध ( १०८६।५४-५६ ) में उपलब्ध होता है। इस रूप का 
दशेन श्रीकृष्णचंद्र ने अज्जु न के साथ द्वारका के मत ब्राह्मण- 
कुमार को लेने के लिये गर्भादक में जाकर किया था। 
कृष्ण और अजुनने रथ पर सवार होकर पश्चिम 
दिशा की ओर प्रस्थान किया ओर सप्र समुद्र, सप्त द्वीप 
तथा लोकाउज्ञोक पवत को लाँध कर घन घोर 
अंधकार में प्रवेश किया । सुदशन चक्र के बल 
पर अंधकार के दूर होने पर उन्हें भागवत ज्योति का 
दर्शन हुआ | अज़ुन ने इस ज्योति की कल्षक न सहकर अपनी 
आँखें मू द ली । इसके बाद उत्ताल् तरंगों से युक्त समुद्र" में एक 
अत्यंत प्रकाशभान भवन दिखलाई पढ़ा जो श्रीधरस्वामी के 
मत में 'महाकालपुर! था। यहीं पर शेषनाग के ऊपर शयन किये 
हुए मद्दाविष्णु दिखलाई पड़े जिसे भागवतकार ने “पुरुषोत्तमो- 
त्तम” तथा 'परमेष्ठिनां पति” कद्दा हे। महाविध्णु का शरीर श्याम 


१ हेमाद्वि के अनुसार इस ससुद्र का नाम ( ततः प्रविष्टः सल्विलं 
नभस्वता-माग ० १०।८६॥५३ ) “गर्भोदक”ः है। इस गर्भोदक का वर्णन 
प्राचीन आगम साहित्य में विशेषतः उपलब्ध होता है। 


पुराणों में विषूषु १६७ 


प्रभा के पुल्च से कतज्षक रहा था, तथा वे इंतल दाम, श्रीवत्स 
चिन्ह, कोस्तुम तथा वनमाला से विभूषित थे। उनकी आठों 
भुजाएँ सुशोभित हो रद्दी थीं। वे अपने पाषदों के द्वारा संतत 
परिवेष्टित होकर विराजमान थे भगवान्‌ विष्णु का यह तो एक 
रूप है, परंतु वे भक्तों की अभिल्ाषा की पूर्ति के लिये स्वयं 
'अरूपी' होकर भी नाना रूपों को ग्रहण किया करते हैं-- 


तान्येव तेडमिरूपारणि रूपाणि भगवेस्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥ 
( भाग० ३॥२४।३१ ) 


भगवान्‌ भक्तवत्सल ठहरे | भक्तों ने जिस रूप में उन्हें 
पुकारा, वे उन रूपों को ग्रहण कर सद्यः प्रकट हो जाते हैं:-- 


व्यू भावयोग-परिभावितहतसरोजः 
आस्से श्रतेक्षितपथो नन्नु नाथ पुंसाम | 
यद्‌ यद्‌ घिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तद्‌ वद्‌ वषुः प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥ 
( भाग० ३।९|११ ) 


भक्तों की अभिलाषा की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु के 
पुरुषावतार तथा गुणावतार के अतिरिक्त कल्पावतार, मन्वन्तरा- 
वतार, युगावतार तथा स्वल्पावतार अन्य चार अचतार होते हैं 
जिनका विस्तृत वरणणंन भागवत में मिलता है । 


एक दूसरी दृष्टि से भी इस परम तक्तत्र की मीमांखा की 
जा सकती है। भागवत का कथन है कि परमाथ्थतः एक ही | 
अद्वय ज्ञान है। वही ज्ञानियों के द्वारा ब्रह्म', योगियों के द्वारा 


१६८ भागवत संप्रदाय 


'परमात्मा” तथा अक्तों के द्वारा भगवान! कहा जाता है। भेद 
है केवल उपासकों की दृष्टि का, उपासना के तारतम्य का। बस्तु 
के रूप में वत्तुतः कोई भी भेद या पार्थक्य नहीं है। एक ही वस्तु 
दूध भिन्न भिन्न इन्द्रियों के द्वारा ग्रदूण किये जाने पर नानागुणों 
वाली जान पड़ती है; नेत्रों के द्वारा दृध शुक्त गुण-वात्ा ही 
प्रतीत होता है और जिह्मा के द्वारा मधुर आदि । उसी प्रकार 
एक अभिन्न परम तत्त्व नाना रूपों में उपासना की दृष्टि से भिन्न 
प्रतीत होता है! 

वदन्ति तव्‌ तत््वविद॒स्तत्व॑ यजज्ञानमद्यस्‌ । 

बह्मेति परमाव्मेति भगवानिति शब्यते || (भाग० १।२।११ ) 


परंतु एक ही अभिन्न पदार्थ के नानारूपों के धारण करने का 
कारण है--भगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति । इस अचिन्त्य शक्ति 
की लीत्ा भी विचित्र है। इसी के कारण वह एक होते हुए 
अनेक प्रतीत होता है, ओर अनेक भासित होकर भी वस्तुतः एक 
ही है। भगवान श्रीकृष्ण इसी शक्ति के बत्न पर एक समय 
में ही द्वारिका में अपनी षोडश सहसख्न प्रियतमाओं के 
महल में प्रथक काय में निरत होकर नारद जी को दृष्टिगोचर 
हुए थे ( भाग १०६६ ) इसी लिए अक्रर ने श्रीकृष्ण की “बहु 
मृत्यकमूतिकम! कह कर स्तुति की है । बिष्णु पुराण के 'एका- 





१ कपिल ने इसी बात का प्रतिपादन किय हे-- 
यथेन्द्रियं: पृथगूद्वारैर्यों बहुगुणाश्रयः | 
एको नानेयते तद्बत्‌ भगवान्‌ शाख्रवत्मंतः ॥ 
२ भअ्रन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाइमिह्वतिन ते | 
.. यूजन्ति त्वन्मयास्वां वे बहुमूत्यंकमूर्तिकम्‌ ॥ 
बन |[4[0 १०|४०।७ 


पुराणों में विध्णु। । १६६ 


नेक स्वरूपाय” तथा गोपाल पृव्रृतापनी के 'एको5पि सन्‌ बहुधा 
यो विभाति! ( मंत्र २० ) वाक्य का लद्द॑य इसी अचिन्त्य शक्ति 
की ओर है। 


शक्ति के प्रकार 


भगवान्‌ अनंत शक्तियों का निवास है, परंतु इन शक्तियों 
को तीन श्रेणी में विभक्त किया जाता है--( १) स्वरूपशक्ति, 
६ २ ) मायाशरक्ति, ( ३) जीव शक्ति । स्वरूपशक्ति चिच्छ॒क्ति या 
अंतरंग शक्ति कहलाती है, मायाशक्ति जड़शक्ति या बहिरंग शक्ति 
तथा दोनों के बीच में स्थित होने के कारण जीयबशक्ति तटस्थशक्ति 
कहलाती है । अव्यक्तावस्था में ये तीनों शक्तियाँ ब्रह्म में ही लीन 
रहती हैं और अंतर्लीन-विमश होने से वद्द परमतसत्व “ब्रह्म! नाम 
से अभिद्दित होता है। तथा शक्तियों की शअ्रभिव्यक्ति होने पर 
वही भगवान्‌? की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। अव्यक्त तथा 
व्यक्त--ये दोनों ही दशायें उसमें एक साथ रहती हैं। एक ही 
स्वरूप में केवलत्व तथा भगवत्त्व इत दोनों परस्पर विरोधी घर्मों 
का एक साथ वह आश्रय होता है | यह सब कुछ है भगवान्‌ की 
अचित्य शक्ति का विकास, अचित्य ऐश्वय का विलास। 
भागवत के शब्दों में भगवान्‌ में परस्पर विरुद्ध धर्मों का कितना 
सामखत्य हे-- 


कर्माण्यनीहस्य. भवो&भवस्य ते 
दुर्गाभ्रयो3थारिभयात्‌_ पत्लायनम । 
कालात्मनो यत्‌ प्रमदायुताश्रयः 
स्वाव्मन्‌ रतेः खिद्यति घीविंदामिह ॥ 
( भाग० ३॥४।१६ ) 


१७० मागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ अनीह धोकर भी कर्मासक्त हैं, अजन्मा होने पर 
भी जन्म लेते हैं, कालात्मक होने पर भी दुगका आश्रय 
तथा शत्रु से पल्लायन करते हैं; आत्मरति होने पर भी असंख्य 
प्रमदाओं के संग विहार करते हैं--इन विरुद्ध गुणों के आश्रय 
होने के कारण ही भगवान्‌ के वास्तव रूप को समभने में 
विद्वानों की भी बुद्धि थक जाती है। 


भगवान्‌ के इसी अचित्य रूप का वर्णन वृत्रासतुर से संत्रस्त 
देवताओं ने बढ़ी दी सुंदर भाषा में किया है। उनका कथन है 
कि भगवान्‌ की लीला दुरव-बोध है। उसकी इयत्ता तथा प्रसार 
का ज्ञान इदमित्थं रूपेण किसी भी विवेचक को नहीं हो 
रवकता । 'ुरवबोधो5यं तब विद्ार्योग:” देवताओं की यह 
उक्ति भगवान्‌ की अचित्य शक्ति की परिचायिका हैः-- 


दुरबबोध इवायं तव विहार्योगः यदू अशरणो5शरीर  इृदमन- 
वेक्षितास्मतत्समवाय आत्मना एवं अ्रविक्रियमाणेन सगुणमगुणः सजसि 
पासि हरसि । “-भाग ० ६|६।३४ 


भगवान्‌ आश्रयशुन्य हैं, शरीररहित हैं, स्वयं अगुण हें 
तथापि अपने स्वरूप के द्वारा ही इस सशुण विश्व की सृष्टि, 
स्थिति तथा संहार करते हैं और इससे उनमें किसी प्रकार का 
विकार उत्पन्न नहीं होता । 


जिस प्रकार सूयमंडलस्थ एक ही तेजमंडल बाहरी किग्ण 
समूह तथा उनके प्रतिफलन के रूप में विभिन्न भाव से वर्तमान 
रहता है, उसी प्रकार एक ही परम तक्व अपनी स्वभावसिद्ध 
अचित्य अनंत शक्ति की महिमा से सबदा स्वरूप, जीव तथा 
प्रधान रूप में विचित्र नाना भावों में विराजमान रहता है । 


पुराणों में विष्णु १७१ 


भगवान्‌ के तीन रूप 
श्रीमद्भागवत के गंभीर अनुशीलन करने से भगवत््‌-तत्त्व के. 
विषय में नितांत गंभीर तथा गृूढ़ रहस्यों का परिचय उपलब्ध 
होता है। भगवान्‌ का स्वरूप तीन प्रकार का ज्ञान पड़ता 
है--( १) स्वयंख्प, (२) तदेकात्मरप तथा (३) 
आवेशरूप | 


(१) 'स्वयंरूप” ही मुख्य रूप है । यह रूप अनन्यापेक्षी है 
अर्थात्‌ किसी अन्य की अपेतक्ता बिना किये ही यह रूप सिद्ध होता 
है । जिस प्रकार संज्यामें द्विव आदि संख्याय अपेत्षा-बुद्धि-जन्य 
होती हैं, परंतु एकत्व संख्या किसी की अपेक्षा के बिना 
भी स्वतः सिद्ध होती है, वही अवस्था है भगवान्‌ के स्वयं-रूप 
की । वस्तुतः सच्चिदानंद-विग्नह, परम-सोंद्य-निकेतन तथा परम- 
नयनाभिराम स्वयंरूप ही भगवान्‌ का सवश्रष्ठ रूप है। भगवान्‌ 
के इस रूप से सृद्टि-स्थिति आदि व्यापारों की सिद्धि नहीं द्वोती, 
प्रत्युत उनके अंश रूपों का ही यह कार्य है; भगवान्‌ का साक्षात्‌ 
काय नहीं है। भगवान्‌ रवयंरूप से अपने ही साथ अपनी ही 
लीला में नित्य निमम्न रहते हैं ; भगवान्‌ का देह प्राकृतिक न 
होकर चिन्मय, आनंदमय होता है । वे स्वयं देह भी हैं और 
आत्मा भी हें--उनके देह तथा आत्मा में किसी प्रकार का अंतर 
नहीं है | इस विषय में भागवत की बड़ी सार्मिक शक्ति है-- 


गोप्यः तप: किसचरन यदमुष्य रूप॑ 
लावण्यसारमपघमोध्वमनन्यसिद्धम । 
इग्मिः पिवन्त्यनुसवालिनव दुराप- 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य || 
( भाग० ३१०।४४।१४ )» 


१७२ भागवत संप्रदाय 


गोपियाँ भगवान्‌ के जिस लावण्य निकेतन रूप का प्रतिदिन 
'द्शन किया करती हैं वह रूप है--अनन्यसिद्ध अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध 
स्वयमुद्भूत रूप । यह केवल लावशण्य का ही सार नहीं है, अपितु 
यश, श्री तथा ऐश्वय का भी एकमात्र आश्रय है तथा नित्य नूतन 
है। इसके समान दूसरा रूप कोई नहीं है, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
रूप की कल्पना तो नितांत असंभव है | 

भक्त के नेत्रों के सामने भगवान्‌ का शरीर मध्यम आकार 
का प्रतीत होता है, परंतु सबका आधार होने के कारण वह 
सब-व्यापक द्वी होता है। भगवान्‌ का शरीर भी “नित्यसुल्लबोध!' 
'रूप होता है | त्वय्येव निव्यसुखब्रोधघतनावनन्ते, भाग० १०११४।२२। 
माया नामक शक्ति के द्वारा यह संसार भगवान्‌ से उत्पन्न होता 
है ओर पुनः संहार के अवसर पर उसमें लीन हो जाता है । 

भगवान्‌ की एक द्वारिकालीला ने नारद जी को भी आश्रय 
में डाल दिया था। एक ही समय भगवान श्रीकृष्ण ने एक दी 
देह से स्थित होते हुए भी सोलह हजार रानियों से विवाह किया 
था--यह घटना नारद को भी चकित करने वात्ती थी। भगवान्‌ 
के इस रूप को योगशास्त्र में परिचित 'निर्माणकाय! या “निर्माण- 
चित्त” मानना उचित नहीं है क्योंकि निर्माणकाय होता है 
मायिक देह या बेन्द्व देह, परंतु भगवान्‌ का यह रूप नित्य- 
सिद्ध देह था--उसी समय रचा गया मायिक देह नहीं था। 

इसे ही वेष्णव आचाय स्वयंरूप का प्रकाश?" मानते हैं । यह 


१ प्रकाश--आकार, गुण तथा ज्ञीज्ा में एकता होने पर भी 
एक ही विग्रह का अधिकता से अनेक स्थानों में आविर्भात प्रकाश” 
कहलाता है-- 

अनेकत्र॒प्रकट्ता रूपस्थेकत्य येकदा | 

स्वथा तत्स्वरूपैव स प्रकाश इतीयते || --लघुभागवतामृत पृ० १३ 


: पुराणों में विष्णु * १७३ 


रूप परिछिन्न भी था और अपरिछिन्न भी था। भगवान्‌ की' 
रवरूप शक्ति की महिमा ही ऐसी है। अतः भगवान श्री ऋष्ण' 
का स्वयंहूप परिछिन्नवत्‌ प्रतीयमान होने पर भा विश्वु ही 
रहता है--यही इस रूप की विशेषता है । 

(२) भगवान का द्वितीय रूप है--तदेकात्म रूप। यह रूप 
स्वयं-रूप के साथ एकता रखने पर सी आकहकृति, आकार तथा 
चरितादिकों के द्वारा उससे भिन्न के समान प्रतीत होता है, परंतु 
वस्तुतः वह उस रूप से प्रथक नहीं होता । यह भी शक्तियों के. 
उत्कष तथा ह्वास के कारण दो प्रकार का होता है--(क) विल्लास 
(ख) स्वांश । विज्ञास का रूप मृत्लरू्प से आकृति में अवश्यमेव 
भिन्न छेता है, परंतु गुणों में उससे प्रायः समान ही होता है । 

प्राय/ शब्द का तात्पय यद्द है कि यह रूप पूवरूप से गुणों में 
किंचित्‌ न्‍्यून रहता है। 'विल्लास? में तो शक्ति की न्‍्यूनता कम 
रहती है, और 'स्वांश” में कुछ अधिक रहती है। वित्वास में 
शक्ति का प्राकश्य अधिक रद्दता है ओर स्वांश में शक्ति का 
प्राकटथ तदपेक्षया न्यून रहता है। भगवान में तो अनंत गुणों 
का निवास रहता है, परंतु भगवान के 'स्वयंरूप” में ६४ गुणों 
की सत्ता मानी जाती है जिनमें चार गुण तो विशिष्ट रूप से 
गोविंद में ही रहते हैं । ये चार गुण हैं--( १ ) समस्त लोक को 
चमत्कृत करनेबाली लीला, (२ ) अतुलित प्रेम द्वारा सुशोमित 
“पप्रियमंडत्', ( ३ ) वशी-निनाद तथा ( ४ ) चराचर को विस्मित 
करने वाली रूपमाघुरी?। श्री ऋण के विज्ञासलूप नारायण मैं 
केवल ६० गुण ही पाये जाते हैं । स्वांशभूत शिव ब्रह्मा आदि में 
ओर भी कम गुण पाये जाते हैं 

(३) भगवान्‌ का तृतीय रूप है--आवेश । ज्ञानशक्ति आदि 
का विभाग कर नारायण जिन महान जीवों में आविष्ट हुआ 


१७४ भागवत संप्रदाय 


करते हैं उनके आवेश' रहते हैं, जैसे, बेकुंठ में नारद, शेष, 
सनत्कुमार आदि भगवान के आवेश माने जाते हैं? । 


जीव का स्वरूप 


जीव भी भगवान्‌ की तटस्थ शक्ति का विजल्ञास है। वह है 
तो र्वय तीनों गुणों--सत्त्व, रज तथा तम--से नितांत प्रथक 
परंतु माया के द्वारा मोहित होकर वह अपने को त्रिगुणात्मक 
मान लेता है तथा इससे उत्पन्न होनेवाले अनर्थ को भी प्राप्त 
करता है| भागवत का कथन है-- 
यया संमोहितो जीव आत्मान त्रिगुणात्कम । 
परोषपि मनुतेडनथ ततकृत॑ चामिपद्यते ॥ 
( भाग० १७५ ) 
जीव को जगत्‌ से बाँधने वाल्नी वस्तु यही माया है। जीव 
ओर ईश्वर में यही अंतर है कि जीव माया के द्वारा नियम्य होता 
है ( मोहित होता है ), परंतु ईश्वर माया का नियामक द्वोता है। 
माया भी भगवान्‌ की ही एक विज्कक्षण शक्ति हे ज्रिसके विषय 
में भागवत का स्पष्ट विवेचन है-- 
ऋते5थ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि | 
तद्‌ विद्यादात्मनों मायाँ यथा5ड5सासो यथातमः ॥ 
( भाग० २।९|३३ » 


आशय है कि माया वही है जिसके द्वारा विद्यमान वस्तु के 
बिना भी आत्मा में ( अधिष्ठान में ) किसी अनिवंचनीय बरतु 





१ विशेष के लिए द्रष्टव्य पंडित गोपीनाथ कविराज जी का एव- 
द्विषयक लेख--कल्याण भाग १६, अंक ४ तथा अंक ८ | 


पुराणों में विष्णु श्७घ 


की प्रतीति होती है ( जैसे आकाश में एक चंद्रमा के होने पर भी 
इृष्टिदोष से दो चन्द्रमा का दीखना ) तथा जिसके द्वारा सतू वस्तु 
की भी प्रतीति नहीं होती (जैसे विद्यमान रहते हुए भी राहु 
नक्षत्र-मंडल में दृष्टिगोचर नहीं होता )। माया के द्वारा अविद्य- 
मान भी संसार सत्‌ की भांति प्रतीत होता है तथा जगत्‌ का 
समग्न व्यापार चलता रहता है। परंतु मागवत की द्धाशनिक 
दृष्टि मायाबादी अद्वत वेदांत की नहीं है । 


अकामन्‍ममका- है बम्मपाथकाक 


३१--साधनतत्त 


भागवत के साधनमाग के प्रति आल्ोचकों के दो मत नहीं 
हो सकते | भागवत की रचना का कारण भी यही दे भक्ति की 
महिमा का प्रकाश करना । भागवत भक्तिशास्त्र का एक विशात्न 
विपुलकाय विश्वकोष माना जा सकता है जिसमें भक्ति के तत्त्व 
का, प्रेम के सिद्धांत का, बड़ा ही मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है । भागवत का तो स्पष्ट कथन है कि निर्मल ज्ञान तथा 
नेष्कम्य भगवान्‌ की भक्ति से स्निग्ध न होने पर नितांत 
उपेक्षणीय होता है-- 


नेष्कम्यमप्युच्युतभाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानम्न निरञ्षनम्‌ 


, ज्ञान की हीनता दिखलाते हुए भागवतकार ने एक बड़ी द्वी 
सुदर उपमा की अवतारणा की है । भक्ति से विरहित ज्ञान का 
अभ्यास भूखा कूटने के समान होता है। घान को कूटने से 


१७६ भागवत संप्रदाय 


चावल निकल सकता है, परंतु पुञ्रालन के कूटने से क्‍या एक: 
दाना भी चावल हमें मिल्न सकता है ९ 
श्रेयः-ख ति भक्तिसुदुस्य ते' विभो 
क्िश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये | 
तेषामसी कुशल एवं शिष्यते 
नान्‍्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधातिनास्‌ ॥ 
( भाग० १०।१४।४ ) 


हे मगवन , कल्याण की प्रसवकमंणी आपकी भक्ति को 
छोड़कर जो प्राणी केवल ज्ञान ही प्राप्ति के लिए क्लेश करते हें 
उनके हाथ में केवुल क्लेश ही बच रहता है जेसे भूसा कूटने 
वाले को केवल परिश्रम ही हाथ ज्ञगता है, दाने का दशन नहीं 
होता । 


भगवान की भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर हे | साधारण जन 
तो मुक्ति को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं, परंतु 
भगवद्भक्तों के लिए मुक्ति दासी की, भाँति पाँव पल्नोटने के 
लिए प्रस्तुत रहती है, परंतु वे उसकी ओर फूटी दृष्टि से भी नहीं 
देखते | भगवान्‌ का भक्त क्‍या चाहता है ? केवल प्रियतम के. 
पादपझों की सेवा | ब्रह्मपद्‌, रव॒गराज्य, चक्रवर्ती राज्य, पाताल का 
जय, योग की अलौकिक सिद्धि ही नहीं, प्रत्युत मोक्ष की भी 
कामना उसे नहीं रहती-- 
न॒ पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्टय 
न सावमोम॑ न रसाधिपत्यम । 
न योगसिद्धीरपुनमव॑ वा 
मप्यर्पितात्मेच्छति मद्‌ विनाअन्यत्‌ ॥ 
( भाग० ११|१४।१४ » 


पुराणों में विष्णु १७७ 


इतना ही नहीं, यदि भगवान्‌ भी प्रसन्न होकर मुक्ति प्रदान 
करते हैं, तब भी उनका एकांती मक्त उस मुक्ति की वाब्छा भी 
नहीं ऋरता-- 
न किद्धचित्‌ साधवो धीरा भक्ता छोकान्तिनो सम । 
वान्डुन्त्यपि सया दुच्ते केवल्यमपु नभवस््‌ | 
€ भाग० ११|२०।३४ ) 
माँगने पर भगवान मुक्ति को तो दे देते हैं, परंतु भक्ति नहीं 
देते। तीत्र ज्ञान के बल पर मुक्ति की उपल्रव्धि तो एक साधारण 
व्यापार है, परंतु भक्ति की प्राप्ति एक दीघ व्यापार होने के: 
अतिरिक्त भगवान्‌ की केवल ऋपा से ही साध्य होती है:-- 
““-“**“भसरवान्‌ भजतां खझुकुन्दो 
मुक्ति ददाति कह्टिचित्‌ सम न भक्तियोगम्‌ || 
( भाग० ५॥६|$८ ) 
जब भगवान्‌ का ही भक्ति के विषय में इतना पक्तपात है, 
तब उनके भक्तों की ता बात ह्वी निराली है | प्रमाभक्ति का रखज्ञ 
भक्त मोक्ष को भी भगवान्‌ का अनुग्रह नहीं मानता, उस्र इंद्रादि 
पद की कथा द्वी क्‍या है जिसमें भगवान्‌ के श्व॒कुटी उठाने पर ही 
खलबली मच जाती है। वह तो ग्रोविंद के पादारविंद-मकरंद का 
लोलुप अभ्रमर वनकर जीवन-यापन ही अपना चरम लक्ष्य मानता 
है | भागवत का कथन नितांत स्पष्ट है-- 
नाव्यन्तिक विगणयन्त्यपि ते प्रसाद 
किं त्वन्यद््पितभयं अ्र्‌ व उच्नयेस्ते | 
येउज्ञ व्वद्ड्प्रिशरणा सवतः कथायाः 
कीतन्यतीथयशसः कुशला रसज्ञाः ॥ 
( भाग० ३॥१४।४८ ) 
श्श्‌ 


श्ष्ट भागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ की भक्ति के आकषण-प्रभाव का किख्ित्‌ परि- 
चय हमें इस घटना से भी लग सकता है कि जिन मुनिञनों की 
संसार से संबद्ध समस्त प्रथियाँ खुल गईं हैं और इसीलिए 
जो ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप की उपल्व्धि कर अपने में ही 
आनंद मनाया करते हैं, ऐसे आत्माराम ज्ञानी जन भी भग- 
वान के विषय में अद्देतुकी भक्ति क्रिया करते हैं। यह सब 
भगवान के गुणों की महिमा है। सौंदर्य-निकेतन साक्षान्मन्मथ 
मनन्‍्मथ श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी ही इतनी अधिक है, इतनी अलौकिक 
है कि समस्त प्रपचों के पारगामी ज्ञानी लोग भी उनके पादार- 
:विंद की सेवा में अपने को निम्न कर जीवन यापन करते हैं-- 


आत्मारामा हि सुनयो निग्नन्था अप्युरुक्रमे | 
कुवन्त्यहितुकीं भक्तिमिव्यंभूतगुणों हरिः ॥| 
( भाग० १॥७|१० ) 


मुक्ति से बढ़कर भक्ति के इस आकषण में एक ज्ञातव्य 
रहस्य है | ज्ञान के द्वारा उपलब्ध ब्रह्मानंद की अपेक्षा प्रमाभक्ति 
की कक्षा कहीं ऊँची है। त्रह्मानंद रस नहीं होता, परंतु भक्ति रस 
है। ब्रह्मानंद तथा रस में महान अंतर है। भक्त बासना के 
विनाश से जायमान मुक्ति की तनिक भी अपेक्षा नहीं रखता। 
वह तो वासना के विशोधन से उत्पन्न अलौकिक रसानंद के 
लिए लालायित रहता है | इसीलिए मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का 
स्थान कहीं ऊूचा, कहीं महत्त्वपूर्ण होता है| परंतु यह भक्ति 
साधनारूपा वेघी भक्ति नहीं है, अपितु साध्यरूपा रागानुगा प्रमा- 
भक्ति हे जिसके विषय सें भागवतप्रवर प्रहद का अनुभूत कथन 
यह है-- 


पुराणों में विष्णु १७६ 


न दाने न तपो नेज्या न शोच न जतानि च | 
प्रीयते3मल्लया भकृत्या इरिसन्‍्यद्‌ विडम्बनस्‌ ॥ 
( भाग० ७।७॥४२ ) 
इसीलिए श्रीमद्भागवत भगवान के चरणारविंद के उपासक 
भक्तों को प्राणियों में सबपे श्रेष्ठ बतल्लाकर उनके आदश के 
पालन का उपदेश देता है-- क्‍ 
समश्चिता ये पदपछवछुव॑ महत्पद॑ पुण्ययशो मुरारेः । 
भवाम्वुधिवत्सपर्द पर पद पद प् यद्‌ विपदां न तेषाम ॥। 
( भाग० १०१४|५८ » 


समरत वेदांतसारमयी भागवती कथा का यही प्रयोजन है, 
यही चरम क्षक्ष्य है--प्रीतिमय हृदय से भगवान्‌ के चरणों में 
आत्मसमपंण । भागवत भ्रगवद्गीता का ही उपबृहण नहीं है, 
प्रत्युत ब्रह्मसूत्र का मर्मश्रकाशक भाष्य भी है | जिस भगवान्‌ 
वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्रों की रचना कर उपनिषदों के प्रकीर्ण तथ्यों 
को एक सूत्र में प्रधित किया उन्होंने ही भागवत का निर्माण कर 
अपने सूत्रों के ऊपर अक्ृत्रिम भाष्य की रचना स्वयं कर दी। 
अतः स्कंद-पुराण का यह अभिमत सिद्धांत है कि भागवत ब्रह्म> 
सूत्रों का अर्थोपबंहण है । वेष्णव आचारयों का भी इस विषय 
में ऐकमत्य है । 





(५) 


दक्षिण के संप्रदाय 


श्रीवेष्णव संप्रदाय 
तथा 


माध्व संप्रदाय 


(१ ) भक्ति का द्वितीय उत्थान 
( २ ) आलवार । 

(३) श्रीवष्णवों का साध्य तत्त्व 
(७ ) श्रीवष्णवों की साधना 

( ५) माध्वमत 


तवामतस्यन्दिनि पादपडूजे 
निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छ॒ति । 
स्थितेर्रविन्दे मकरन्दनिभरे 
मधुत्रती नेक्ुससं समीक्षते ॥ 
--आलवन्‍न्दा रस्तोत्र 


?-भक्ति का द्वितीय उत्थान (७०० ई०--१४०० ई०) 


वष्णवभक्ति का द्वितीय उत्थान हमें दक्षिण भारत के तमिल्न- 
नाडमें उपलब्ध होता है। यह युग आरंभ द्वोता है आल्वार संतों 
से और अंत होता है वेष्यव आचायों से । तमिल देश के वष्णव 
संत्तों का सामान्य अभिधान है आव्वार | इस तमिल शब्द का 
अथ है भगवद्भक्ति-रस में ल्ञीन व्यक्ति | इस काल्न में विष्णु 
भक्ति की बाढ़ आ गई थी इस द्रविड़ देश में । भक्तों की संख्या 
की कोई गिनती न थी। ऊंच-नीच का कोई सेदभाव नहीं था। 
स््री-पुरुष, त्राह्मणशूद्र सबंत्र भगवान्‌ के भक्तिरस से सिक्त भक्तों 
की बानी भगवान्‌ की दिव्य लीला दिखलाने में मुखरित हो रही 
थी । ऐसे भक्तों में से केवल १२ आलवबार विशेष गौरव तथा 
सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं | इनको द्रविड़ भाषा में निबद्ध 
पदावल्ली वेद मंत्रों के समान पवित्र, मधुर तथा सरस मानी 
जाती है। आलवारों के द्वारा क्षेत्र प्रम्तुत किया गया था जिसमें 
आचार्यों ने भक्ति के बीज का वषन किया | आब्वार लोग मस्त 
जीव थे। भक्ति सें सराबोर होकर ये लोग भगवान की कला का 
आविभोाव जनता के बीच अपने पदों द्वारा किया करते थे। 
इसके विपरीत आचाय जल्ोग संस्कृत के महान विद्वान थे तथा 
वेदिक विधि-विधानों के विशेष पक्षपाती थे। इन्हों ल्लोगों ने 
भक्ति-आंदोलन को शास्रीय पीठ पर प्रतिष्ठित किया। चार 
संप्रदायों का जन्म इस युग में संपन्न हुआ--निम्बाके 
( या सनकादि संप्रदाय », श्रीसंप्रदाय, माध्चसंप्रदाय तथा 


श्टःड भागवत संप्रदाय 


रुद्रसंप्रदाय ( विध्णुरवामी )। इन आचार्यों की दृष्टि में शंकरा- 
चाय का मायाबाद भक्ति का महान प्रतिबंधक था। भेदसिद्धि 
होने पर ही भक्ति का उदय होता है । अद्वत भावना 
भक्ति की नितांत बाधिका है। इसलिए इन आचार्या ने-- 
श्रीवेष्णव तथा माध्व बेष्णवों ने--बड़ी ही सतकता से मायाबाद 
का खंडन किया | निम्बाक--मत द्वेत तथा अद्वेत दोनों सिद्धांतों 
को दशाभेद से अंगीकार करता है। अतः इस मत के आचार्यों 
ने खंडन की ओर ध्यान न देकर अपने मतानुसार भजन तथा 
पूजन की ओर ही अपनी दृष्टि लगाई । इस युग की साहित्यिक 
अभिव्यक्ति का माध्यम देववाणी है। संम्कृत के द्वारा ही इन 
आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी--उपनिषद्‌, बह्मसुत्न तथा भगवदूगीता- 
पर प्रौढ़ भाष्यों का निर्माण कर अपने दाशनिक सिद्धातों की 
वेदिकता तथा परंपरा सिद्ध की । निंबा्कीय राधाकृष्ण के उपासक 
हैं। श्रीवेष्णव तथा माध्य लोग ल्क्ष्मीनारायण की विशेष 
आराधना करते हैं। दाशनिक सिद्धांतों में स्पष्ट भेद होने पर भी 
व्यावहारिक सिद्धांतों में इनमें विशेष अंतर नहीं था'.। भक्ति की 
उपयोगिता सबत्र मानी जाती थी, परंतु इस भक्ति के रूप में 
थोड़ा बहुत अंतर दीख पड़ता है। आदिम तीनों संप्रदायों की 
परंपरा तो जागरूक रही, परंतु विष्णुस्वामी का संप्रदाय 
किसी कारण से उच्छिन्न हो गया ओर तृतीय उत्थान में वल्लभा- 
चाय ने इस मतको आगे बढ़ाकर लोकप्रिय बनाया | 


दक्षिण भारत में भक्ति-आंदोलन 
भारतवर्ष के मध्यकाल्लीन इतिहास की सबसे विशिश्ट तथा 
महत्त्वपूण घटना भक्ति का जन-आंदोलन है। अब तक व्यापक 
प्रभाव रखने पर भी भक्ति आंदोलनरूप में हमारे सामने नहीं 


दक्षिण के संग्रदाय श्व्य्प्‌ 


आती | मध्ययुग की अनेक घटनाओं ने मिलकर भक्ति के धार्मिक 
आंदोलन को जन्म दिया। उत्तर भारत को इस आंदोलन की 
प्ररणा दक्षिण भारत से मिल्ली । अतः इस वेष्णव आन्दोलन की 
उ्यापकता तथा प्रभविष्णुता के रहस्य को जानने के लिए दक्षिण 
भारत की धार्मिक स्थिति का अनुशीलन नितांत आवश्यक है । 


दक्षिण भारत में लोगों के हृदय में भगवत्प्रम की निष्ठा 
सथा आस्था को जागरित करनेवाले दो प्रकार के संत हुए। एक 
तो शैव संत हुए जिनकी संख्या ६४ मानी जाती है और जिनमें 
मआशणिक्षवाचक, संबंध, वागीश और छझुंदर ये चार संत सबसे 
अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी अमरवाणी आध्यात्मिक साहित्य के दो 
महान्‌ संग्रहम्ंथो में आज भी सुरक्षित है। एक का नाम है 
देवरम' जिसका अथ होता है > 'भगवद्सम के हार! और दूसरे 
का नाम है 'तिरु वाचकम? जिप्तका अथ है 'पविन्नवाणीः । 
ड्सी प्रकार दक्षिण भारत के आध्यात्मिक गगन में चमकने वाले 
अनेक वष्णव संत भी हुए जो आत्ववार' के नाम से प्रसिद्ध हैं | 
अआल्बार”ः शब्द का अथ है '“अध्यात्मज्ञानरूपी समुद्र में गहरा 
गोता लगानेवाला व्यक्ति!। ये संत भगवान्‌ नारायण के सच्चे 
प्रमी उपासक थे। इनके जीवन का एक ही ब्रत था विष्णु के 
विशुद्ध प्रेम में स्वत: लीन होना तथा अपने उपदेशों द्वारा दूसरों 
को लीन करना | इनकी माठ्भाषा द्राविड़ी या तमिछ थी जिसमसें 
सरस भक्तिरस-स्निग्ध सहस््रों पद्मयों की रचनाकर इन लोगों ने 
जनता के हृदय में भक्ति की सरिता बहा दी। 

आलवचार युग” के अनंतर आजचायंथुगः आता है 
जिसमें बेदिक कमकांड तथा मीमांसा के विद्वान आचार्यों 
ले तक तथा युक्ति के द्वारा भक्ति की उपादेयता सिद्ध की 


श्८६ भागवत संप्रदाय 


तथा मायावाद का प्रखर खंडनकर ज्ञानमा्ग की अपेक्षा 
सरलतर भक्तिमार्ग की प्रतिष्ठा जनता में की। आत्वार तथा 
आझ्ाचाय-दोनों ही विष्णुमक्ति के जीवंत प्रतिनिधि थे, परंतु 
दोनों में एक पाथ्थक्य है। आलवारों की भक्ति उस पावनसलिला 
सरिता की नेसर्गिक धारा के समान है जो स्वयं उद्वेलित होकर 
प्रखर गति से बहती जाती है और जो कुछ सामने आता है उसे 
तुरंत बह्ाकर अल्लग फेक देती है। आचार्यो को भक्ति उस 
तरंगिणी के समान दे जो अपनी सत्ता जमाए रखने के ज्ञिए रुका- 
बट डालनेवाले विरोधी पदार्थों से लड़ती भगड़ती आगे बढ़ती 
है | आलवारों के जीवन का एकमात्र आधार था प्रपत्ति; विशुद्ध 
भक्ति; परंतु आचार्यों के जीवन का एकमात्र सार था भक्ति तथा 
कम का संजुल समन्वय | आलवार शास्त्र के निष्णात विद्वान न 
होकर भक्तिरस से सिक्त थे । आचाय वेदांत के पारंगत विद्वान 
दी न थे, प्रत्युत तक ओर युक्ति के सहारे प्रतिपक्षियों के मुखमुद्रण 
करनेवाले बावदूक पडित थे। आलवारों में हृदयपक्ष की प्रबल्लता 
थी, तो आचार्यों में बुद्धिपक्ष की दृढ़ता थी | यही विभेद दोनों 
की जीवन दिशा को परिवतन करनेवाल्ला मार्मिक अंतर था। 


२--आतलवार 


आतलवार लोगों ने अपने ज्ञीवन से इस सत्य की घोपणा की 
थी कि भगवान्‌ के दरबार में प्रवेश पाने का सबको अधिकार 
है | ब्राह्मण ओर शूद्र, पुरुष तथा श्री, बालक तथा बुद्ध-सबका 
समान अधिकार है | आवश्यकता है भक्तिमय हृदय की । सुनते हैं 
अलवारों में कतिपय भक्त नीच ज्ञाति के भी थे | एक आलवार 
( गोदा ) स्री जाति के भी थे | आलबारों की संख्या बारह मानी 


दक्षिण के संप्रदाय श्ट७- 


जाती है | इनकी स्तुतियों का संग्रह नालायिर प्रबंध ( चतुः सहख्न 
पद्मात्मक ) के नाम से विख्यात है जो भक्ति, ज्ञान, प्रेम, सोंदये 
तथा आनंद से ओतप्रोत अध्यात्मज्ञान का एक अनमोल निधि 
है | इनके आविभाव का काल सप्तम शतक से लेकर दशम शतक: 
तक माना जाता है | 

आकव्वारों के दो प्रकार के नाम मिलते हैं । एक तो तमित्र 
नाम ओर दूसरा संस्कृत नाम | इन भक्तों का दक्षिण भारत में 
इतना अधिक आदर है कि इनकी मूर्तियों की स्थापना वेष्णव 
मंदिरों में की गई है जहाँ इनके मधुर पद्म आज भी गाये जाते 
हैं तथा इनकी प्रभावशात्रिनी जीवन-घटनायें नाटक के रूप में 
आज भी उपदेश के लिए दिखलाई जाती हैं। इनके पद वेदमंत्रों 
के समान पवित्र माने जाते हैं । पवित्रता तथा आध्यात्मिकता की 
दृष्टि से इन भक्तों के पर्दो का संग्रह 'तमिठ्वेद” के नाम से पुकारा 
जाता है। पराशर भट्ट ने इन आलवारों का नाम निर्देश बढ़ी 
सुंदरता से इस पद्य में किया है-- 


भूत सरश्व महदाह्यय. भद्दनाथ-- 
श्री भक्तिसार-कुलशेखर-योगिवाहान । 
भक्तादिम्रेण-परकाल-यतीन्द्र मिश्रान्‌ 
श्रीमत्‌ परांकुशमुर्नि प्रणतो5स्मि नित्यम्‌ | 
इन आलवारों का संक्षिप्त परिचय" नीचे दिया जाता है। 
( १ ) पोयगे आलवार ( सरो योगी ) 


( २ ) भूतत्तालवार ( भूत योगी ) 
(३ ) पेयालबार ( महत्‌ योगी ) 





१ द्रष्टग्य कल्याणु--सन्तांक पु० ४०४-४१६ 


श्द्प भागवत संप्रदाय 


ये तीनों आलवार अत्यंत प्राचीन तथा समकालीन माने 
जाते हैं । इनके बनाये हुए तीन सौ भजन मिलते हैं, जिन्हें भक्त 
ज्ञोग ऋग्वेद का सार मानते हैं | पोयगे आ्रालवार का जन्म कांची 
'नगरी में हुआ था जो उन दिलों में विद्या का एक भ्रधान केन्द्र 
माना जाता था । भूतत्ताज्वार का जन्म 'महाबल्लीपुर! सें तथा 
पेयालवार का मद्रास के समीप मेल्षापुर में हुआ था। ये तीनों 
भक्त भक्ति तथा ज्ञाम के जीवित प्रतीक थे और भ्रगवच्चर्चो 
करते हुए नाना तीर्थों में भ्रमण किया करते थे । एकबार ये तीनों 
संत 'तिरुकोईलूर' नामक क्षेत्र में गये। उस समय तक ये ल्ोग 
'एक-दूसरे से परिचित नहीं थे। सरोयोगी भगवान्‌ की पूजा 
'क्र क्ुटिया के भीतर जाकर लेट गये थे । स्थान एक व्यक्ति के 
सोने के लिए पर्याप्त था। भूतयोगी के आने पर दोनों भक्त 
उठकर बेठ गये तथा महत्‌योगी के उस्र कुटिया के पधारने 
पर तीनों जन खड़े होकर भगवान्‌ के भजन में निरत हो गए। 
उसी समय साजक्षात्‌ भगवान्‌ की दिव्य प्रभा का आविर्भाव हो 
गया । कुटिया प्रकाशित हो उठी । भक्तों ने आश्चयचकित नेत्रों 
से भगवान्‌ के दिव्यरूप का दर्शन किया और उनकी अलोकिक 
भक्ति का वरदान माँगा । इनके पद्मों का संग्रह ज्ञानप्रदीप” के 
'नाम से विख्यात हे । | 


(9 ) भक्तिवार-विरुमढ़िसे आलवार 


दक्षिण भारत में 'तिरुमड़िसै! नाम का एक प्रसिद्ध तीथ है 
जहाँ जन्म ग्रहण करने के कारण भक्तिसार इस नाम से विख्यात 
हुए थे । इनके पिता का नाम भागेंव था तथा माता का 'कन- 
'कावती? । सुनते हैं कि इनके माता-पिता ने इन्हें सरकंडों के 
जंगल में छोड़ दिया था जहाँ तिरुवाड़न्‌ नामक व्याध तथा उनकी 


दक्षिण के संप्रदाय श््द्‌ 


पत्नी पंकजवल्ली उठाकर अपने घर ले आये ओर पाल पोस 
कर बड़ा किया । भक्तिसार ऐसे अलोकिक प्रतिभासंपन्न व्यक्ति थे 
कि थोड़ी अवस्था में इन्होंने प्राय: सभी घमग्रंथ पढ़ डाला था । 
तपस्या तथा भजन इनके जीवन का सवस्व था । विशेष पंडित होने 
पर मी अभिमान का इनमें तनिक भी ल्ेश न था। इनके बनाये 
हुए पदों के कारण जब इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो इन्होंने 
एक दिन अपने पदों की सारी पोथियों को कावेरी नदी में डाल 
दी । खब पुस्तक तो कावेरी में बह गई, केवल दो पुस्तक प्रवाह के 
प्रतिकूल भी तट पर आ गई और बच गईं। इनके उपदेशों का 
सार इस प्रकार है-- 

भक्ति भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। भगवान्‌ की 
कृपा को पाकर मनुष्य अजेय बन जाता है। भगवदत्मम ही . 
मनुष्य के ल्ञिए सबसे बड़ी संपत्ति है । नारायण ही जगत्‌ के आदि 
कारण हैं | ज्ञाता, ज्ेय तथा ज्ञान--तीनों वही हैं। नारायण ही 
सब कुछ है। वे ही हमारे स्स्व हैं । 


( ४ ) शठकोप-नस्मालवार ८ परांकुश मुनि ) 


आलवारों के इतिहास में शठकोप आचाय का नाम सर्वाति-: 
शायी तथा नितांत महत्त्वपूण है। इन्हें सवश्रेष्ठ माना जा 
सकता है। ये विष्वग्सेन के अवतार माने जाते हैं । विष्णु के. 
अनुचरों में विष्वग्सेन का वही स्थान है जो शिव के अलनुचरों में" 
गयणों के अधिपति गणेश का है। तिन्नवेल्ी जिले के ताम्रपर्णी नदी 
के तीर पर स्थित 'तिरुककुरुकूर! गाँव में इनका उच्च ब्राह्मण वंश” 
में जन्म हुआ था | इनके पिता कारिमारन्‌ पांड्यदेश के राजा के 
उच्च अधिकारी थे। तदनंतर वे दक्षिण के एक छोटे राज्य के- 
स्रामन्‍त पद पर अधिष्ठित हुए । शठकोप ने अपने जन्म लेने के. 


१६०७० भागवत संप्रदाय 


दस दिनों तक कुछ भी भोजन नहीं किया जिससे इनके पिता को 
विशेष चिंता हुई ओर उन्होंने अपने ग्राम के स्थानीय मंदिर में 
इन्हें चढ़ा दिया। मंदिर के पास इमली के खोखले में रहकर 
इन्होंने कठिन तपरया की तथा भगवान्‌ की उदच्चकोटि की उपासना 
में अपना अमूल्य समय बिताया | ये ३५ वर्षों तक इस भूतत्त 
'पर रहकर उपासना की दिव्य प्रभा दिखलाकर अस्त हो गये । 
इनके बनाए हुए चार ग्रंथ हैं जो गंभीरता तथा सुदरता के 
कारण चारों वेदों के समान मान्य तथा महनीय माने जाते हैं । 
इन ग्रथों के नाम हैं--( १ ) तिरुविरुत्तम , ( २) तिरुवाशि- 
रियम्‌ , (३ ) पेरिय तिरुवन्‍्ताति, (४ ) तिरुवाय मोत्ति | इन 
अंथों में से केवल तिरुवाय मोलि में ( जिसका अथ “पवित्र ज्ञान! 
है) दजार से ऊपर पद हैं। तमिल देश के वेष्णवों के प्रधान ग्र'थ 
“दिव्य प्पिरबन्द्म? के चतुथाश में शठकोप के ही पद संग्रहीत हैं । 
इनके पद मंदिरों तथा धार्मिक उत्सवों में बड़े श्रम से गाये जाते 
हैं। मोलि का पाठ वेदपाठके समान पवित्र तथा महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है। शठकोप को उपासना गोपीभाब की थी । इन्होंने भगवान्‌ 
को नायक तथा अपने को नायिका के रूप में अंकित किया है। 
वेदान्तदेशिक ने तिरुवायमोत्ति को 'द्रविडोपनिषत्‌!ः नाम दिया 
है ओर महत्त्वपूर्ण होने के कारण उसका संस्कृत में अनुवाद 
भी किया है | इनके पद्‌ तमिल कविता की मधुरिसा के आदर्श 
माने जाते हैं । तमिलभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कंबन के रामायण को 
भगवान रंगनाथ ने तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने 
आरंभ में शठकोप की स्तुति नहीं की । कंबन्‌ का कहता है-- 
क्या संसार के समग्र काव्य नाम्मालवार के एक शब्द की भी 
बराबरी कर सकते हैं. ? क्‍या मच्छुर गरुड़ का मुकाबला कर 
सकता है ? क्‍या जुगनू सूय के सामने चमक सकता है ? प्रसिद्धि 


दक्षिण के संप्रदाय ५६१५ 


है कि जब शठकोप ने भगवान्‌ रंगनाथ के सामने अपने पदों 
को गाकर सुनाया, तो मूर्ति में से आवाज निकली--ये हमारे 
आल्ववार (नम आलवबार) है! । तभी से इनका नाम “नम्मालवार!' 
'पड़ गया । 


( $ ) गधुरकवि 


मधुर कवि गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म 
'तिरुछालूर नामक गाँव में किसी सामवेदी त्राह्मणकुल में हुआ | 
ये वेद के अच्छे ज्ञाता थे। परंतु पांडित्य का सब अभिमान छोड़ 
कर इन्होंने भगवान के प्रम को ही अपने जीवन का सबंस्व 
बनाया। ये तीथयात्रा के प्रसंग में नानास्थानों मैं घूमते हुए 
उत्तर भारत में आये | एक बार जब गंगा के तीर पर भ्रमण कर 
रहे थे, तव उनके सामने दक्षिण की ओर एक दिव्य प्रभा प्रज्व- 
जलित हुईं। इन्होंने इसं देवी आदेश मानकर उसका अनुगमन 
किया | वह प्रभा कई दिनों तक इस प्रकार जल्नती रही । अंत में 
वह ताम्रपर्णी के तीरस्थ का*कूर गाँव में जाकर बंद हो गई | 
खोज करने पर मधुर कवि ने शठकोपाचाय को इमली के 
खोखल्े में ध्यानस्थ पाया और उन्हें ही अपना गुरु बनाया। शठ- 
कोंप की ऋपा से मधुरकबि भगवान्‌ के भव्य भक्त बन गए और 
उन्होंने भी अपने गुरुदेव की कीति का गायन कर उनके नाम को 
दक्षिण भारत के घर घर में पहुँचा दिया। अपनी कविता के 
माधुय के कारण ह्वी ये मद्दाशय मधुरकवि के नाम से विख्यात 
हैं ओर उनका असली नाम बिल्कुल अज्ञात ही है । 


१ विशेष द्रष्टव्य कल्याण के 'संतांक में एतद्वधिषयक लेख । 


१९२ भागवत संप्रदाय 


(७) कुलशेखर आव्यवार 

ये केरल देश के राजा दृढ़ब्रट के पुत्र थे। ये भगवान के 
कौस्तुभभमणि के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने राजोचित समग्र 
विद्याओं का विधिवत्‌ अध्ययन किया था। राजसिंहासन पर 
बैठने पर इन्होंने प्रजा के अनुरंजन तथा विधिवत्‌ पालन में बड़ा 
ही अनुराग दिखलाया तथा न्याय की सीमा बाँधी, परंतु अतुल्न 
संपत्ति के अधिकारी होने पर भी इनकी प्रीति विषयों की ओर 
तनिक भी न थी ये सदा भगवाब्‌ के चिंतन सें निमग्न रहते 
थे। सुनते हैं कि एक बार ये गर्मायण की कथा सुन रहे थे । प्रसंग 
यह था कि भगवान्‌ श्रीराम सीता को रक्षा का भार लकद्ष्मणजी 
के ऊपर छोड़ कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध 
करने के लिए जा रहे हैं । व्यासजी ने ज्योंही यह श्लोक पढ़ा-- 

चतुदश सहख्ताणि रच्षसाँ भीमकर्मणाम्‌ । 
एकश्च रामो धर्मात्मा कथ्थं युद्ध करिष्यति ॥ 

रामायणीय कथा में कुज्शेखर इतने तन्‍्मय हो गए कि. 
उन्होंने अपने सेनानायक को तुरंत आज्ञा दी कि चलो, 
हम लोग श्रीराम की सह्ययता के लिए राक्षस्रों से युद्ध करें। 
ब्यास जी के आश्वासन देने पर कि अकेले राम ने समग्र सेनाओं 
का तुरंत विनाश कर डाला राजा को शांति मित्नी श्र उन्होंने 
अपनी सेना को ज्ञोट आने का आदेश दिया" । 


१ नामादासजी ने अपने भक्तमाल ( छुप्पय ४४ ) में 'भक्तदास* 
के नाम से कुलशेखर का उल्लेख किया है ओर सीताहरण का प्रसंग 
सुनकर तलवार तान कर अपने घोड़े को दौड़ा कर समुद्र में डाल्न देने का 


_ परिचय दिया है-- 
भक्तदास इक भूप श्रवन सीता इर कीनों । 
“मार! 'माए! करि खड्ग बाजि सागर में दोनों । 


दक्षिण के संप्रदाय १६३ 


न्‍्ततों गत्वा कुल्शेखर ने अतुल संपत्ति तथा पेतृक राजपाट 
को तिलाञ्जलि देकर भगवान्‌ रंगनाथ के शग्ण में अपना अभीष्र 
स्थान पाया । श्रीरंगम्‌ में रहकर ही उन्होंने अपनी असखिद्ध स्तुति 
भुक्ुंदमाला”” की रचना की। यह मुकुंदमाला स्तोत्र समस्त 
बेष्णवों के, विशेषतः श्रीवेष्ण॒वों के, गले का हार है। भाषा की 
मधुरता तथा भावों की कोमलता सें यह स्तोत्र अपना प्रतिदंदी 
नहीं रखता | इसके सोंदय के परिचय के लिए एक-दो श्लोक 
पर्याप्त होंगे । क्‍ 
जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनो5यं 
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रद्ीपः | 
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाक्ो 
जयतु जयतु एथ्वीभारनाशो सुकुन्दः ॥ 
मुकुन्द ! मूरध्ना प्रणिपत्य याचे 
भवन्तमेकान्त-मियन्तमथम्‌ । 
अविस्म॒ृतिस्व्वच्चरणार विन्दे 
भवे भवे मेडस्तु भवत्यसादाव्‌ ।। 


(८ ) विश्युचित्त  परि-अलवार 
इनका जन्‍म सद्रास प्रांत के तिननेवेली जितने के “पविल्लीपुत्तर” 
शक | 
नामक पवित्र स्थान में हुआ था। इनके पिता-मांता का नाम 


नरसिंह को अनुकरण होइ हिरनाकुस मारथौो । 
बहे भयो दसरत्थ, राम त्रिछुरत तन छाया ॥ 

१ “मुकुंदमाला? के दो संस्करण मिल्नते हैं--एक छोटा और दूसरा 
बड़ा | इसके ऊपर श्रनेक प्राचीन टीकायें उपलब्ध होती हैं जिनमें से एक 
प्राचीन दीका के साथ यह अन्नमले विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ हे | 

१३ 


श्ह्डः भागवत संप्रदाय 


था--मुकुन्दाचाये तथा पद्मा जिन्होंने वट-पत्र-शायी भगवान्‌ 
महाविष्यु की कृपा से इस भक्त पुत्ररत्न को प्राप्त क्रिया था। 
ये गरड़ के अवतार माने जाते हैं। बाल्यकाल से ही इनके 
हृदय में विशुद्ध अनन्य भक्ति का उदय हो गया था जिसके 
वश होकर इन्होंने अपनी समग्र संपत्ति भगवान्‌ की अचना-पूजा 
में लगा दी। इसी समय पांड्य देश में बलदेव नामक राजा 
राज्य कर रहे थे जिनके राज्य के अंदर मदुरा तथा तिन्नेवेक्ली 
का जिला पड़ता था। राजा अध्यात्म-विद्या का रसिक था, 
और उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई जब किसी पंडित के 
मुख से उन्हों ने परलोक के लिए इस जीवन में पुण्य कमाने 
की बात सुनी-- 
वर्षाथमष्टेी.. प्रयतेत.. मासान्‌ 
निशार्थभध दिवस यतेत। 
वाधक्यहेतो-वंयसा नवेन 
परत्र हेतो-रिहद जन्मना च ॥ 


राजा किसी भक्त विद्वान की खोज में ही था कि भगवान्‌ के 
आदेश से स्वयं विष्णुचित्त उसकी राजधानी मदुरा में गये ओर 
राजा को भक्ति के रहस्यों की शिक्षा दी। राजा योग्य गुरु से 
भक्ति की यथाथ शिक्षा पाकर क्ृतकृत्य हो गया और उसने 
इनको बड़े आदर से गाजे-बाजे के साथ इनके जन्मस्थान पर 
पहुँचा दिया । इनके द्वारा रचित ललित पद्म भी उपलब्ध होते हैं । 
(६ ) गोदा--आरडाल ( रंगनायका ) 
विष्णुचित्त की विपुल्ष खयाति का एक अन्य कारण यह भी 


था कि उन्हीं की पोष्य पुत्री आंडाल” रंगनाथ की विशिष्ट 
सेविका बन कर आलतवारों में परिगणित की गई । कहा जाता 


दक्षिण के संप्रदाय श्ध्प्‌ 


है कि एकदिन विध्णुचित्त भगवान्‌ की पूजा के लिए फूल चुन 
रहे थे तो उन्होंने तुलसी के वन में एक हाल की जनमी लड़की 
पाई। भगवान्‌ का आदेश पाकर वे उसे उठा ले गए ओर 
नाम रखा 'कोदइ” जिसका अथ है फूलों के हार के समान 
कमनीय । “आंडाल”ः नाम तो भगवत्‌ क्रपा तथा प्रम की 
अधिकारिणी हाने पर उस प्राप्त हुआ | आंडाल विष्णुचित्त को 
भगवान्‌ की पूजा अर्चा में सहायता दिया करती थी। आंडाल 
की उपासना माधुय भाव का थी | वह भगवान्‌ को सदा अपना 
प्रियतम मानती थी, ठीक गोपियों की भाँति। भावावेश में आकर 
वह कभी कभी रंगनाथ के निमित्त तैयार की गई माल्षा को स्वयं 
पहन कर दर्पण में देखती कि उसका सोंदय भगवान्‌ को पसंद 
आवेगा | जब विध्णुचित्त ने वह उपसभुक्त माला भगवान्‌ को 
अर्पित नहीं की, तब भगवान्‌ ने स्वयं उस माला के पहनने का 
आग्रह दिखलाया । वह भगवान्‌ के प्रेम में मतवाली मीरा के 
समान ब्याकुल बनी रहती । एक दिन श्रीरंगनाथ जी ने मदिर के 
अधिकारियों को आदेश दिया कि आंडाल”? के साथ मेरा 
विवाह कराओ । अधिकारियों ने विविध उत्सव के साथ ऐसा 
डी किया । ज्यों ही आंडाल मंदिर में गई, त्यों ही वह भगवान्‌ 
की शेषशय्या पर चढ़ गई । सुनते हैं उस समय सबंत्र एक दिव्य 
प्रभा फूट निकल्ली ओर उसी प्रभा में आंडाल विल्लीन हो गई। 
प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो गए ! वह भगवान्‌ के साथ मिल्न कर 
धन्य हो गई । दक्षिण के वष्णव मंदिरों मे आज भी आंडाल 
के इस विवाह का शुभ उत्सव खवंन्र मनाया जाता है। 
आंडाल की उपासना को हम ग्रोपीभाव या माघुय भाव की 
उपासना मान सकते हैं | वह हमारी मीरा बाई की प्रतीक थी। 
गोपीग्रेम की कज्षक आंडाल के जीवन तथा काव्य में भरपूर 


१६६ भागवत संप्रदाय 


मिलती है। इनके दो काव्य-प्रंथ प्रसिद्ध हैं--'तिरुप्पाब! तथा 
ज्ाबचियार विरोमोकि! जिनमें भक्तिरस में विभोर प्रकृत भक्त के 
सरस हृदयोदूगार विद्यमान है | 


( ४० ) विग्रनारायण ( भक्तपदरैशु )--तोरडरडिपपोलि 


विप्रनारायशण का जन्म एक उद्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। 
विधिवत्‌ शासत्र का अध्ययन कर भगवान्‌ भी रंगनाथजी के 
अनन्य सेवक बनकर ये उनकी उपासना किया करते थे। उम्र 
थी अभी कच्ची; उपासना थी तीत्र, परंतु इनके जीवन में एक ऐसी 
विचित्र घटना घटी जिससे इनका संसार के नामरूप से व्यामोह 
जाता रहा ओर भगवान्‌ के श्री चरणों में सच्ची उपासना का 
उदय हुआ । सुनते हैं कि श्रीरंगजी के मंदिर में एक बड़ी रूपवती 
देवदासी रहती थी जिसका नाम था 'दिवदेधी'। एकबार वह 
अपनी बहन के साथ विप्रनारायण के बगीचे में गई जहाँ वे गदठग 
स्वर से भगवान्‌ की स्तुति करते जाते थे और पूजा के लिए तुलसी 
तथा फूल चुनते जाते थे। देवदेवी की बहिन ने अपनी बहिन 
को ताना मारा और इस भक्त के हृदय में काम की ज्वाला उत्पन्न 
करने का आग्रह किया | मसरता क्‍या नहीं करता ? रूप का प्रत्नो- 
भन ही ऐसा होता है कि वह विश्व के बड़े से बड़ों को अपना 
चाकर बना डालता है| देवदेवी ने माघ के जाड़े की रात में 
विप्रनारायण की कुटिया के दरवाजे पर जाकर अपनी माया 
फेलायी और उत्पीड़ित नारी का स्वांग भर कर कुटिया में रात 
भर के लिए आवास माँगा। बिजुल्ली की चमक में भक्त ने देवदेवी 
के अनुपम सोंद्य को देखा | उनका चित्त चलायमान हो चल्ा। 
वह अपना काम निपटा कर नो दो ग्यारह हो गई । इधर विप्र- 
नारायण का चित्त भगवात्र्‌ की रूपसुधा से हटकर इस गर्नित 


दक्षिण के संप्रदाय १६७ 


नारी की ओर जा चिपका | भगवान्‌ को दया आईं। एक रात 
कोई अपने को विप्रनारायण का सेवक बतला कर सोने की थाल 
देवदासी के घर पर दे आया जिसने प्रसन्न होकर विप्रनारायण को 
अपने यहाँ सप्रम बुलाया । परंतु प्रातः काल जब पता चल्ला कि 
वह रंगनाथ जी के मंदिर के सोने का थाल है, तब विप्रनारायण 
चोरी के अपराध प्ें पकड़े गए ओर निगलापुरी (डउरैडर, त्रिचिना- 
पल्नली के पास ) में कारागृह में रखे गए | तब भगवान्‌ ने राजा 
को स्वप्न दिया और इस अपराध का दोष अपने ऊपर ख्ेकर 
अपने भक्त का कारागृह तथा भवज॑जातल दोनों से एक साथ ही 
उद्धार कर दिया। भक्त के हृदय में सच्ची भक्ति का उदय हुआ | 
वह मंदिर में आनेवाले समस्त भक्तों की चरणधूलि का सेवन 
क्र भजनानंद में अपना जीवन व्यतीत करने ल्गा। इसी प्रकार 
उनकी प्रयसी देवदेवी ने भी अपनी अतुल संपत्ति मंदिर में लगा 
कर स्वयं भगवान की सेवा में अपना जीवन बिताया । 


( /१ ) मुनिवाहन ( योगवाह )-« तिरुप्पन 

तिरुप्पन अज्ञवार जाति के अन्त्यजञ्म माने जाते थे। वे एक 
धान के खेत में पढ़े मिले थे जहाँ से एक अन्त्यज्ञ उन्हें उठा कर 
अपने घर ले गया था । बालकपन में ही उन्‍होंने संगीतविद्या 
सीख ली ओर वीणा के ऊपर भगवान्‌ के नाम के सिवाय ओर 
कुछ गाना जानते ही नथे। डनकी बड़ी इच्छा थी भगवान्‌ के 
श्रीविग्नद को देखने की, परंतु अन्त्यज होने के कारण उनका प्रवेश 
दिर में नहीं ही सकता था । कावेरी के तटपर एक कुटिया बनाकर 
भगवान के गुणों का कीतंन कर अपना काल्यापन करते थे। 
श्री रंगज्ी की सवारी निकलने के अवसर पर दूर से ही भगवान 
के विग्रह का दर्शन कर अपने को कृतऋृत्य मानते थे। मंदिर के 


श्ध्य भागवत संप्रदाय 


भाड़ने तक की आज्ञा इन्हें नहीं मिलती थी । एक बार भगवान के 
आदेश से सारंगमा मुनि ने इनकी झोपड़ी में जाकर इनसे कहा 
कि भगवान ने मुझे तुमे; कंधों पर बेठा दशन करने की आज्ञा दी 
है। फिर क्‍या था ? मुनि इनके वाहन बने | रात ह्वी रात ये 
मंदिर में पहुँच गए और अपने जीवन की निधि पाकर सबंदा के 
लिए कृतकृत्य. बन गए । मुनि के वाहन बन जाने के समय से 
ही इनका नाम 'मुनि-बाहन” पड़ गया । 


( ?२ ) नीलनू ( परकाल )--तिरुमंगेयालवार 


इनका जन्म चोलदेश के किसी ग्राम में एक शैब घराने में हुआ 
था | युद्ध-विद्या में निपुण होने के कारण उस देश के राजा ने इन्हें 
सेनानायक के पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर इसके विजयों के उपलक्ष में 
इन्हें भूमि का दान भी दिया | भगबद्धक्ति की ओर प्ररणा देने का 
समग्र श्रय प्राप्त है उनकी पत्नी को। तिरुवालि नामक क्षेत्र में 
कुमुदवल्लभी नाम्ती एक नितांत रूपबती कन्या रहती थी जिसका 
प्रथम आग्रह था कि उसका भावी पति बिष्णु का भक्त हो तथा 
दूसरा आग्रह था कि उसका पति प्रतिदिन एक सहस्त आठ 
ब्राह्मणों को भोजन करा कर उसका प्रसाद उसे देवे। नीलन्‌ ने 
दोनों शर्तों को मंजूर कर लिया ओर तदनुसार शादी कर अपना 
उदात्त काम करना आरंभ कर दिया। उसको पूजी परिमित थी । 
रुपया खच हो गया ब्राह्मणों के भोजन में, फल्नतः राजा के कोष 
में आवश्यक कर नहीं पहुँच सका। नीलन कारागार में इस 
अपराध के कारण बंद कर दिये गये। स्वणष्त में भगवान्‌ ने कांची 
में गड़ी हुई अपनी अपार संपत्ति की सूचना दी । नीलन ने उस 
संर्पात्त को खोद निकाला ओर राजा का कर देकर कारा से मुक्ति 
प्राप्त की । उन्होंने अपने ब्राह्यण भोजन वाले नियम के निर्वाह 


दक्षिण के संप्रदाय १६६ 


के लिए धनी-मानी व्यक्तियों को लूटना भी आरंभ किया । कहते हैं 
कि एक बार ऐसे ही लूट के अवसर पर स्वयं भगवान्‌ विष्णु ने 
धनी व्यक्ति के रूप में इन्हें नारायण मंत्र का उपदेश दिया। 
फलत: इस मंत्र के प्रभाव से इनका जीवन पल्लट गया ओर ये 
एक महान्‌ भक्त बन गए । इन्होंने श्रीरंगजी के अधूरे मंदिर को 
अपने उद्योग तथा रुपैयों से पूर्ण बनाया। ये भगवान्‌ को 
दास्य-भाव से उपासना करते थे | ये प्रसिद्ध शैवाचाय श्री ज्ञान- 
संबंध के समसामयिक थे और वे भी इनके पदों का विशेष 
आदर करते थे | इन्हों ने ६ पद्म ग्रंथों की रचना की है जो 
तामिल भाषा के विदांग” माने जाते हैं । रचना की दृष्टि से नीलन 
का स्थान शठको चाय से ही कुछ घटकर है। 


आचाये 

आ।लवारों के भक्तिरस पूरित जीवनचरित का एक सामान्य 
परिचय है । इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ जाति-पाँत का विचार 
नहीं करते | वे तो भक्तिक द्वारा द्रवीभृत होकर भक्त को अपनाते 
हैं। आलवारों की भक्ति नेसर्गिक मरने के सभान आनंदरस 
मरती थी | आलवार युग के अनंतर भक्ति-आंदोलन के इतिहास 
में आता है आचाय युग | दशम शताब्दी में तमित्र प्रांत सें 
वेष्णव धर्म की विशेष उन्नति हुईं। इस समय से संस्कृतज्ञ 
विद्वानों ने तमित्न जनता में विष्णु-भक्ति के प्रचार का श्लाघनीय 
उद्योग किया | ये आचाय” कहलाते थे । इन्होंने आलबारों की 
भक्ति के साथ वेद-प्रतिपादित ज्ञान तथा कम का सुंदर समन्वय 
'किया । इन विद्वानों ने भक्ति-आंदोलन को एक नवीन धारा में 
प्रचारित किया | इन्होंने तमिलवेद तथा संघ्कृत वेद का गंभीर 
अध्ययन कर दोनों के सिद्धांतों में पूतरा सामझजस्य दिखलाया। 


२०० भागवत संप्रदाय 


इस सामझतस्य प्रवृत्ति के कारण ही ये 'डभमयवेदान्ती” के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इन आचायों के सामने एक ही गंभीर समस्या थी 
मायावाद का तिरस्कार, क्‍योंकि इस के साथ भक्ति का सामझ्ुस्य 
कथर्माप नहीं जमता । अतः मायावाद का बिना खंडन किए 
भक्तिवाद की ग्रबत्न प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती थी | फल्नतः इन 
आचायों ने मायावाद के खंडन को अपने तकों का प्रधान लक्ष्य 
बनाया । श्री? के द्वारा प्रवर्तित होने के कारण यह बेष्णव मत 
'्रीवेष्णय” के नाम से विख्यात है । व्ववहार-पक्त में इसका 
लक्ष्य है भक्तिया प्रपत्ति तथा अध्यात्मपक्ष में इसका नाम है 
विशिध्चद्वेत मत । 

इन आचार्यो्में आद्यआचाय हुए रंगनाथ घुनि (५२४ ई०-- 
६२४ ई०) जो नाथ मुनिके नामसे बेष्णव जगत्‌ में सबत्र विख्यात 
हैं। ये शठकोपाचायकी शिष्य परंपरामें थे | शठकोप-मघुरकवि- 
परांकुशमुनि--नाथमुनि । इन्होंने आलवारों के द्वारा विरचित 
तामित्न भाषा में निबद्ध लुप्तत्राय भक्तिपूरित काव्यों का ( तामित्र 
वेद का ) पुनरुद्धार किया, श्रीरंगम के प्रसिद्ध मंदिर में भगवान 
के सामने इनके गायन की व्यवस्था की तथा बदिक ग्रंथों के 
समान इन ग्रंथों का भी अध्यापन वष्ण॒व मंडल्ी में आरभ 
किया | इस प्रकार एक ओर नाथमुनि का काय था प्राचीन 
तामिल्न भक्तिप्रथों का उद्धार तथा प्रचार; दूसरी ओर इनका 
काम था नवीन संस्कृत ग्रंथों की रचना कर बष्णव मत का 
प्रचार । इनके “योग रहस्थ” नामक ग्रंथ का निर्देश वेदांत- 
देशिक ने अपने ग्रंथों में किया है । इनका न्यायतत्त्व” नामक 
प्रंथ विशिष्टाद्वेत संप्रदाय का प्रथम मान्य ग्रंथ माना जाता है. 
जिसमें इस मत की दाशनिक दृष्टि का आरंभिक विवेचन है । 
नाथमुनि के पोत्र उन्हीं के समान अध्यात्म-निष्णात विद्वान थे 


दक्षिण के संप्रदाय २०१ 


उनका नाम था यामुनाचाये। ये अपने तामिल नाम 
आलबंदार के नाम से विशेष प्रख्यात हैं। नाथमुनि के बाद 
ओ रंगम की आचाय गही पर 'पुंडरीकाक्षा! तथा 'राममिश्र' 
आरूढ़ हुए | राममिश्र ने देखा कि यामुन अपने राजसी वेभव 
में ही दिन बिता रहे हैं, तब उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ और उन्होंने 
इन्हें समझा बुझाकर अध्यात्म-विद्या की अभिरुचि उत्पन्न की 
ओर इन्हें भक्तिशाख्र का उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया | 
इसी घटना का उल्लेख इस पद्म में है-- 


अयलतो याम्रुनमाव्मदासमलकंपतन्नापंणनिष्क्रयेण 
यः क्रीतवान आस्थितयौवराज्य नमामि त॑ रामममेयसत्तम || 


राममिश्र के बेकुंठवास के अनंतर आल्ञबंदार ही श्रीरंगम 
4 क्र के के भ 
के आचाय-पीठ पर आरूढ़ होकर वेष्णव मंडली का नेतृत्व 
करने लगे | प्राचीन आलवार काव्यों के प्रचार, प्रसार तथा 
अध्यापन के अतिरिक्त इन्होंने नवीन ग्ंथों का भी निर्माण 
किया । इसमें मुख्य ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है-- 

( क ) गीताथ संग्रह -विशिष्टाढ्वेत मत के अनुसार गीता 
के गूढ़ सिद्धांतों का संकलन । 

( ख ) भ्रीचतु: श्लोकी ( भगवती लक्ष्मी की स्तुति ) 

( ग ) सिद्धित्रय--आत्मसिद्धि, ईश्वरसिद्धि तथा संवित्‌- 
सिद्धि नामक तीन सिद्धियों का समुच्चय । अंतिम ग्रंथ में माया 
का विशिष्ट खंडन तथा आत्मा के स्वरूप का निदंश है । 

( घ ) महापुरुष निशय--विष्णु की श्रष्ठता का प्रतिपादऋ 
ग्रंथ । 


२०२ भागवत संप्रदाय 


(७ ) आगम-प्रामाएय-- इस पांडित्यपूर्ण पंथ में श्रीवेष्णवों 
के आधारमूत पाश्चरात्र सिद्धांत को आमाशिकता का विवे- 
चन किया गया है। अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में पाद्चरात्र 
सिद्धांत वेदिक मत का विरोधी माना जाता था। यामुना- 
चाय ने युक्तियों तथा तर्क के आधार पर इस मत का प्रबल 
खंडन इस प्र थ में किया है । 


( च ) स्तोत्ररल्ल जो रचयिता के नाम पर आल़बंदारस्तोत्र 
के नाम से प्रसिद्ध है। यामुनाचाय के ग्रथों में यही सबसे 
अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इस स्तोत्र में ७५० पद्म हैं जिनमें 
. शआआत्म-समपंण” के सिद्धांत का मनोरम वर्णन है। इस स्तोत्र 
के सरस पद्मों में कवि-हृदय की भक्ति भावना फूट कर बद्द रही 
है | एक पद्म का निदर्शन पर्याप्त दोगा-- 


न धमनिष्ठोईस्मि न चात्मवेदी 
न भक्तिमांस्व्वच्चरणारविन्दे । 
अकिन्चनो उननन्‍्यंगतिः शरण्य॑ 
त्वत्पादमुलं शरण अपने ॥ 


हे भगवन्‌, मेरी धर्म में निष्ठा नहीं है जिससे कमंकाएड का 
उपासक बनकर में स्व का अधिकारी बनता। और न में आत्म- 
ज्ञानी हूँ जिससे ज्ञान के बलपर मुक्ति पा क्लेता। तुम्हारे चरण 
कमल्षोंमें भी मेरी भक्ति नहीं है । बस मैं निधन हूँ; मेरा आप को 
छोड़कर कोई शरण नहीं है। आपका चरणकमल ही मेरे उद्धार 
का एकमात्र शरण है । इस कमचीय पद्य में भक्त कवि प्रपत्ति कॉब 
उपदेश दे रहा है । ऐसे ही सॉंद्यपूर्रो पद्यों के कारण यह स्तोत्र 
स्तोत्ररह्लम! के नाम से वष्णुव-समाज में सर्वत्र विख्यात है। 





भ्रीरंगम की रामानुजाबाय की मूर्ति 
( रामानुज को जीवितावरथा में निर्मित ) 


दक्षिण के संप्रदाय २०३ 


श्रीरामानुजाचाय ( ९०४७ इै०-११२७ ई० 

श्रीवष्णव मत के आचाय के शिखामणि थे श्रीरामानुजाचाये । 
ये यामुनुजाचायके निकट संबंधी थे, क्‍योंकि उनके पौतन्र श्री शै्ञ- 
पूर्ण के भागिनेय थे । इनका जन्म हुआ १०१७ ई० में तेरुकुदूर 
नामक मद्रासके समीपस्थ ग्रासमें | इनके पिताका नाम था केशव- 
भट्ट ज्ञिककी इसकी बाल्यदशा में ही शरीर पात होने पर इन्होंने 
कांची में जाकर यादव प्रकाश” नामक अ्रद्वेती विद्वान्‌ क्रे पास 
वेद तथा वेदांत का अध्ययन आरंभ किया, किंतु यह अध्ययन 
अधिक दिनों तक न चल्ल सका; उपनिषद्‌ के अथ में गुरु-शिष्य 
में विवाद खड़ा हो गया । रामानुज यादव प्रकाश का साथ छोड़ 
कर स्वतंत्र रूप से वष्णव-शासत्र का अनुशीज्ञन करने लगे। 
आलबंदार ने अपने मृत्युसमय अपने शिष्य के द्वारा इन्हें बुलवा 
भेजा, परंतु रामानुज के श्रीरंगम्‌ पहुँचने से पहिले ही. आल-: 
घषंदार का वकुंठवास हो गया था । रामानुज. ने देखा कि आचाये 
के हाथ की तोन उंगलियाँ मुड़ी हुई हैं और' उन संकेतों का उन्होंने 
यह अथ किया कि अआहल्बंदार मेरे द्वारा अक्वसुत्र॒ पर और 
विष्णछुसहखनाम पर भाष्य तथा आलवारों के दिव्यप्रबंधम? 
को टीका लिखवाना चाहते थे। रामानुज ने आचाय यांमुन की 
इन तीनों बातों को पूरा कर वष्णव समाज का बढ़ा ही : उपकार 
किया । ब्रह्मसूत्र के ऊपर उन्होंने स्वयं श्रोभाष्य” नामक चिंख्यात 
भाष्य का निर्माण किया ओर अपने: .पढट्ट - शिष्य क्रेश 
(करत्तालबार के ज्येष्ठ पुत्र पराशर) के द्वारा विष्णुसलहसंनाम की 
टीका 'सगवद्‌ गुणदपण” लिखवाई तथा अंपने मांतुलनपुत्र 
कुरुकेश के द्वारा नम्माज्ञवार के 'तिरुवाय मोलि? पर तमित्न 
भाष्य की रचना करा कर राम्नानुज़ ने यामुनाचाय के तीनों 
मनोरथों की पूर्ति कर डाली | 


२०४ मागवत संप्रदाय 


रामानुज के जीवन की तीन प्रधान घटनाएँ हैं--महात्मा 
“माम्बि से अष्टाक्षर मंत्र (० नमो नारायणाय) की दीक्षा । गुरु ने 
इस मंत्र को जगदुद्धारक होने के कारण अत्यंत गोप्य रखने का 
आग्रह किया, परंतु संसार के प्राणियों के विषम दुःखों से उद्धार 
'के निमित्त शिष्य ने मकान के छवतों से तथा वृक्षों के. 
'शिखरों से इसका उपदेश देकर प्रचार किया | दूसरी घटना. है-- 
-श्रीरंगम्‌ के अधिकारी चोलनरेश कट्टर शैव राजा कुल्ोत्तुग के 
-भय से श्रीरंगम्‌ का परित्याग | यह घटना १०६६ ई० के 
“आसपास रामानुज के अस्सी वष की अवस्था में घटित हुई। 
जब राजा ने रामानुज को अपने द्रबार में बुलाया, तब इनके 
'पद्टशिष्य कुरेश ने इन्हें जाने नहीं दिया। वे स्वयं वहाँ गये 
'ओऔर वेष्णुव धर्म के डपदेश देने का णह फल्न मित्ञा कि राजा के 
-कोप का भाजन बन उन्हें अपनी आँखों से भी हाथ धोना पड़ा | 
"तीसरी घटना है--मैसूर के शासक बिट्टिदेव को वेष्णव धरम सें 
दीक्षित करना तथा उनका विष्णुवधन नाम रखना । इस 
'घटना का समय १०६८ ई० है। ११०० ई० के आसपास 
'रामानुज ने सेल्लकोट में भगवान्‌ श्रीनारायणश के मंदिर की 
स्थापना की ओर लगभग १६ वर्षों तक इस देश में निवास 
किया । राजा कुल्ोत्तुग की मृत्यु के अनंतर वे १११८ ई० में 
-श्रीरंगम लौट आये ओर अनेक मंदिरों का निर्माण कर 
११३७ ई० तक आचाय पीठ पर विराजमान रहे। इन्होंने 
दक्षिण के विष्णु मंदिरों में वेख्वानन आगम के द्वारा होने बाली 
उपासना को हटा कर उसके स्थान में पाग्चथरात्र आगम को 
_प्रविष्ठत किया'।__/|_|||_|_| | _ /॒ ॒ऑृफ्ऑ़उर 

१ रामानुज के जोवनचरित के लिए द्रष्टब्य गोविंदाचायं--दी लाइफ़ 
नआफ़ रामानुज, मद्रास १६०६; थी ग्रे” आचारयज्‌ ( नटेसन, मद्रास ) 


दक्षिण के संप्रदाय २०४. 


रामानुज के जिन प्रसिद्ध प्रंथों पर श्रीवेष्णव संप्रदाय के 
घिद्धांत अवल्ंबित हैं उनके नाम ये हें--( १) वेदा्थसंग्रह 
( शांकर मत तथा भेदाभेदवादी भास्कर सत का खंडनात्मक 
मौलिक ग्रथ ) ( ९ ) बेदांतसार--जह्ाय पूत्र की ल्ष्वक्षरा टीका; 
(३ ) वेदांतदीप--त्रह्म पूत्र की ही कुछ विस्तृत व्याख्या; ( ४ ) 
गद्यत्रय ( इश्वर तथा भ्रपक्ति विषयक सुंदर ग्रथ), (५) 
गीताभाष्य--गीता का अश्रीवेष्णव मतालनुकूल भाष्य (६). 
शओओोभाष्य-नतरह्मपृत्र का उत्कृष्ट पांडित्यपूर्ण भाष्य जिसमें 
रामानुज को प्रतिभा तथा विद्वत्ता अपने पूर्ण रूप में विकसित 
हो रद्दी है । 

रामानुज ने अपने मतं को प्राचीनतम तथा श्र॒त्यनुकूल 
सिद्ध करने का विपुल्न उद्योग किया है। उनका कथन है कि. 
यह विशिष्टाह्नेत मत बोधायन, टंक, द्रमिड, शुहदेव, कपर्दि,. 
भारुचि आदि प्राचीन वेदांताचार्यों के द्वारा व्याख्यात उपनिषत्‌- 
सिद्धांतों के ऊपर ही आश्रित है। श्रीरामानुज के महनीय' 
उद्योगों से वेष्णब धर्म का दक्षिण देश में खूब प्रचार तथा प्रसार 
हुआ, परंतु इनकी म॒त्यु के डेढ़ सौ वर्षों के भीतर ही श्रीवेष्णवों 
में दो स्वतंत्र मत उठ खड़े हुए । इस विरोध का प्रधान बीज था 
तमित्न तथा संस्कृत का झगड़ा । एक पक्ष तामित्न बेद की ही 
' अक्षुग्णता सबतोभावेन मानता था तथा संस्कृत ग्रथों में श्रद्धा 
नहीं रखता था। तमिल के पक्तषपाती इस मत का नाम था-- 
'टकलइ! । दूसरा मत दोनों भाषाओं में निबद्ध प्रंथों को प्रमाण 
कोटि में मानता था, परंतु वह स्वाभावतः संस्कृतामिमानी था । 
इस मत का नाम था--वडकले। दोनों में भाषा भेद के 
अतिरिक्त १८ सिद्धांतगत पाथक्य भी हैं जिनमें प्रपत्तिविषयक 
पाथक्य विशेष रूप से मननीय है। टेंकले मतानुसार वेष्णबों 


२०६ भागवत संप्रदाय 


को शरणागति ही एकमात्र मोक्षोपाय है जिसमें कर्म का अनुष्ठान 
कथमपि वांच्छुनीय नहीं होता | परंतु वबडकले के अनुसार जीव 
को प्रपत्ति के निमित्त भी कम का अनुष्ठान आवश्यक होता है। 
मार्जोरकिशांर ओर कपिकिशोर का दृष्हांत इस मतवाद के 
विभेद्‌ को स्पष्ट करता है | माज़ौर किशोर ( बिल्ली का बच्चा) 
स्वयं निरचेष्ठ होकर अपने को अपनी माता के आश्रय में डाल 
देता है। उस क्रियाहीन बच्च को माता स्वयं रक्षा करती है। 
स्वतः उठाकर अपने साथ रखती है । कपिकिशोर अपनी रक्षा के 
लिए अपनी माता के शरीर को जोरों से पकड़े रहता है, तभी 
उसकी रक्षा होती है। भक्तों की भी यही द्विविध श्रणी है। 
टंकले मत के प्रतिष्ठापक थे श्रीलोकाचायं ( १३ शतक ), 
जिन्होंने श्रीवचन्र भूषण ग्रंथ”? में इस प्रपत्ति पंथ का विशद 
शास््ीय विवेचन किया है। वडकले मत के संवधक थे 
विख्यात वेदांताचाय वेकटनाथ वेदांतरेशिक ( १२६६ ई०- 
१३६६ ई० ) जो लोकाचाय के समकालीन तथा प्रतिपज्षी थे । 
आजकल लोकभाषा पर पर अधिक पक्षपात होने के कारण 
दक्षिण में 'टकले! मत पर विशेष आग्रह दृष्टिगोचर होता है । 


श्री रामानुजाचाय जी की स्थापित मुख्य गदियाँ 


विशिष्टाह्नत ( श्री संप्रदाय ) के प्रवर्तेक श्रीरामानुजाचाय जी 
की स्थापित मुख्य आठ गदियाँ हैं जिनमें प्रारंभ की छः संन्यस्त 
गदियाँ हैं और अंतिम दो ग्रृहस्थ । १ तोताद्वि - तिन्नेबल्ली स्टेशन 
से १८ मील पर नागनेरी नामक स्थान प्र | वह सर्वप्रधान गद्दी 
है। यहाँ आचाय जी का उपदंड पीठ ( बेठने का काष्ठासन ) 


१ नागराछ्रों में यह अ्र थ पुरी के किसी मठ से प्रकाशित होता है । 


दक्षिण के संप्रदाय २०७ 


और शंख चक्र मुद्रा अभी तक सुरक्षित है। वहाँ गद्दी के आचाय 
श्रीरामानुजाचाय के नाम से ही पुकारे जाते हैं। यहाँ पर इसी 
संप्रदायवालों का विष्णु भगवान्‌ का मंदिर है। २--व्यंकटाद्वि- 
स्टेशन तिरुपति ईस्ट । यह द्वितीय प्रधान मठ है। यहाँ के 
आचाये व्यंकटाचाय के नाम से पुकारे जाते हैं। सुप्रमिद्ध बालाजी 
का मंदिर इसी संप्रदायवालों का है। ३ अहोबिल्न--स्ठेशन 
कडप्पा; श्वंगबेल कुंड के पास | यहाँ के आचाय शटकोपाचाय 
के नाम से पुकारे जाते हैं । यहाँ नूसिंह भगवान का मंदिर है। 
४ ब्रह्मतंत्र परकाज्च-मेसूर शहर में | यहाँ के आचाय॑ ब्रद्यतंत्र 
रामानुजाचाय के नाम स पुकारे जाते हैं । ४ मुनित्रय - बंगलोर 
के पास । यहाँ के आचाय मुनित्रयाचाय कहे जाते हैं | ६ श्रीरंगम्‌ 
--स्टेशन श्रीरंगम्‌ या त्रिचनापली । यहाँ के आचाय श्रीरंगनाथा- 
चाय के नाम से कहे जाते हैं| श्रीरंगनाथ स्वामी का मंदिर इसी 
संप्रदायवालों का है | ७ श्रीरंगम--यहाँ ऊपर की छठी संन्‍्यस्त 
एवं सातवीं गृहस्थ दोनों ही गहियाँ है | ग्रहस्थ के आचाये अन्नन 
स्वामी वा श्रीवरदाचाय स्वामी के नाम से पुकारे जाते हैं । 
श्रीरंगजी के मंदिर में दोनों ही आचार्यों की ओर से पूजा होती 
है किंतु संन्‍्यस्त की पहले होगी । ८ विष्णुकांची--स्टेशन कांजी- 
वरम्‌। आचाय प्रतिपाद-भयंकर स्वामी के नाम से पुकारे जाते 
हैं। यहाँ वरद्राज विष्णु भगवान्‌ का मंदिर है। काञ्वी की गणना 
सप्त पुरियों में है । उपयुक्त आठ मठों के अतिरिक्त और भी 
कितने ही मठ है किंतु प्रधान ये ही हैं । 


( ३ ) रामानुज मत के सिद्धांत 


इस मत में पदाथ तीन ही हें--चित्‌ , अचित्‌ तथा ईश्वर | 
चितू का अभिप्राय दे भोक्ताजीव से, अचित्‌ का भोग्य जगत्‌ 


श्ण्प् मांगवत संप्रदाय 


से तथा ईश्वर का अंत्र्यामी परमेश्वर से | जीव तथा जगत्‌ भी 
वस्तुतः नित्य तथा स्वतः स्वतंत्र पदार्थ हैं, तथापि ईश्वर के इन 
दोनों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान होने के कारण ये उसके 
अधीन रहते हैं । इसीलिए चित्‌ तथा अचितू ईश्वर के शरीर या 
प्रकार माने जाते हैं । 

रामानुज मत में 'नि्गुण” वस्तु की कल्पना असंभव है। 
क्योंकि संसार के समस्त पदाथ्थ गुणविशिष्ट द्वी प्रतीत होते हें। 
यहाँ तक कि निविकल्पक प्रत्यक्ष के अवसर पर भी सविशेष 
वस्तु की ही प्रतीत होती है।' रामानुज्ञ का इस सिद्धांत पर बढ़ा' 
आग्रह है। अतः ईश्वर सवंदा सगुण ही होता है। ईश्वर प्राकृत- 
गुण-रहित, निखित्न हेय-प्रत्यनीक, कल्याण-गुण-गुणाकर, अनंत 
ज्ञानानंदस्वरूप, ज्ञानशक्ति आदि कल्याण-गुण-विभूषित तथा सृष्टि- 
स्थिति-संहार-कर्ता है । उपनिषदों का मुख्य तात्पयं इसी सगुण 
ब्रह्म के ही प्रतिपादन में है। 'नि्गुंण त्रह्मः का अथ यही है कि. 
ईश्वर प्राकृत तथा लौकिक गुणों से विरहित है | ईश्वर के समान 
सजातीय वथा विजातीय पदाथ को सत्ता नहीं है। अतः वह 
सजातीय विजातीय उभयसेदों से शून्य है, परंतु वह स्वगत' 
भेद से शून्य नहीं है । ईश्वर के चित्‌ तथा अचितू शरीर हैं 
जिनमें चिदंश अचित्‌ू-अंश से सबथा भिन्न है। अतः ईश्वर में 
स्वगतभेद्‌ की शून्यता मानना सिद्ध नहीं द्वो सकता । 

ईश्वर का चितू तथा अचित्‌ के साथ संबन्ध किस प्रकार का 
होता है ! रामानुज ने इस सबंध की संज्ञा अपृथक्‌ सिद्ध! 





१ सवप्रमाणस्य सविशेषविषयतया निर्विशेषवस्तुनि न किमपि 
प्रमाण समस्ति | निर्विकल्पकप्रत्यक्षेडप सविशेषमेव वस्तु प्रतीयते । 
--सवदशन संग्रह पु० ४३ | 


दक्तिण के संप्रदाय २०६ 


दी है। यह संबंध समवाय संबंध से कथमपि साम्य रखने पर 
भी उससे भिन्न है। समवाय बाह्य सम्बंध है, परंतु अप्ृथकूसिद्धि 
आन्तर सम्बन्ध है। आत्मा तथा शरीर के सथि जो संबंध रहता 
है वही ईश्वर तथा चिद्चिद्‌ में रहता है। शरीर बही हे जो 
आत्मा के लिए नियमेन आधेयत्व, नियमेन विधेयत्व तथा नियमेन 
शेषत्व हो अर्थात्‌ शरीर वही वस्तु है जिसे आत्मा नियमतः धारण 
करता है तथा अपनी कायसिद्धि के लिए काय में प्रवृत्त करता 
है ।* इसी प्रकार ईश्वर चिद्चिद्‌ को आश्रित करता है, नियमन 
करता है तथा काय में प्रवृत्त करता है। नियामक होने से ईश्वर 
प्रधान तथा विशेष्य कहलाता है | नियम्य तथा अप्रधान होने से 
जीव-जगत्‌ विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य की सत्ता प्रथक्‌ 
रूप से सिद्ध है, परंतु विशेषण विशेष्य के साथ ही सदा संबद्ध 
होने के कारण प्रथक्‌ रूप से स्वयं असिद्ध है। अतः त्रिविध तत्त्व 
के मातने पर भी रामानुज अद्वेतवादी ही हैं। वे विशेषणों से 
युक्त विशेष्य की एकता स्वीकार करते हैं। अंगभूत चिद॒चिद्‌ की 
अंगीभूत ईश्वर से पृथक सत्ता न होने के कारण ब्रह्म अद्वेतरूप 
है। इसी बेलक्षण्य के कारण यह संप्रदाय विशिष्टाद्वेत के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 
इेश्वर--ईश्वर समस्त जगत्‌ का निमित्त कारण होते हुए भी 
उपादान कारण है । जगत्‌ की सृष्टि भगवान्‌ की लीला से ही उत्पन्न 
है। सृष्टि में वह रष्ट पदार्थों के साथ लीला किया करता है । 
उस्री प्रकार संह॒ति भी उसकी एक विशिष्ट लीला ही है, क्योंकि इस 
व्यापार में इंश्वर आनंद का अज्ञुभव करता है। जीव तथा 





१ स्व पुरमपुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थ नियाम्यं घाय तच्छेषतैक- 
स्वरूपमिति सब चेतनाचेतनं तस्य स्वरूपम्‌॥।  --हश्रीमाष्य ( २।१॥६ 3 
१४७ 


२१० भागवत संप्रदाय 


जगत्‌ की सत्ता नित्य सिद्ध होने पर उनकी सृष्टि तथा संहृति का 
रथ क्या है ? ईश्वर दो प्रकार का होता है--( १ ) कारणावस्थ 
ब्रह्म वथा (२) कीर्यावस्थ ब्रह्म । सष्टि-काल मे जगत की 
अतीति स्थूत्न रूप से होती है। परंतु प्रलयदशा में वही जगत्‌ 
सूदुम रूप से अवस्थान करता है। अतः प्रलय काल में जीव 
तथा जगत्‌ के सृच््मरूपापन्न होने के कारण तत्संबद्ध ईश्वर अर्थात्त्‌ 
'सूच्म चिदचिदू-विशिष्ट ईश्वर कारण ब्रह्म कहलाता है तथा 
-छृष्टि काल में चिद्चिद्‌ के स्थूत्न रूपापन्न होने के हेतु वही स्थूल . 
'चिद्चिद-विशिष्ट इंश्वर कार्यो बत्रहम' कहलाता है। अद्वेंतपरक 
अतियों का तात्पय इसी कारण ब्रह्म से है । 'एकमेवादह्वितीयम 
श्रुति इसी अव्याकृत ब्रह्म की घोषणा करती है जिसमें प्रत्नय 
दशा में जीव तथा जगत्‌ सृक्तम रूप धारण कर ब्रह्म में तदवस्थित 

हो जाते हैं। यही सगुण ईश्वर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 
* परमेश्वर पाँच रूप घारण करता है--( १) पर, (२) ब्यूह, 
(३ ) विभव, (४ ) अंतर्यामी ( £ ) अर्चावतार* 


चित--“चित्‌? से अभिप्राय है जीव जो देह-इंद्रिय-मन-्राण- 
बुद्धि से विलज्षण, अजड, आनंद्रूप, नित्य, अग॒ु, अव्यक्त, अचिन्त्य, 
निरवयव, निर्विकार तथा ज्ञानाश्रय है। जीव में एक विशेष गुण 
होता है--शेषत्व 'अथात्‌ अधीनत्व । अपने समस्त काय-कलाप 
के लिए जीव ईश्वर पर आश्रित रहता हे । इसी लिए वह कह 
ज्ञाता है शेष तथा ईश्वर कद्दत्नावा है शेषी | ब्रह्म तथा जीब के 
संबंध में रामानुज़ का मंतव्य है कि जिस प्रकार देह देही का 


| डर हे 
५. नह >-२70060७#७७७४७४४७७४०४०-७एथर्र्क्राआ ७ ८2७७७७०७७४७८४ ८0८ ायााकाआ 4424७ 2 34२54 बक आआक अलजात+ अलत अंक 


१ इस “शब्दों की व्याख्या के लिए देखिए पंचरांत्र का वणुन पृ; 
है२४०२१२५ ॥ 


दक्षिण के संप्रदाय २११ 


अंश है, चिनगारी अग्नि का अंश है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म का 
अंश है । 


अखित्‌--ज्ञानशून्य विकारास्पद वस्तु अखचित्‌ कहलाती है। 
अचित्‌ तत्त्व के तीन भेद होते हैं--(१) शुद्ध-सत्त्व. (२) मिश्रसत्त्व 
और ( ३ ) सर्व शुन्य । सरक्त्त-शून्य अचित्‌ तत्त्त्र है 'काल?। 
तम तथा रज से मिश्रित हाने वात्ञा मिश्रसत्त्व प्राकृत सृष्टि का 
उपादान है। इसी की संज्ञा हे--माया, अविद्या या प्रकृति । 
शुद्ध सत्च की शुद्धता रज तथा तम की लेशमात्रा से मिश्रित 
न होने के कारण है। यह नित्य, ज्ञानानंद का जनक, निरवधिक 
तेजोरूप द्रव्य हे जिससे नित्य तथा मुक्त पुरुषों के शरीर की 
तथा उनके भोग्य स्थान स्वगादिकों की रचना होती है। भगवान 
के व्यूहादिक रूप इसी तत्त्व से बने हुए हैं| रामानुज आत्मा की 
स्थिति शरीर के अभाव में किसी भी दशा में नहीं मानते । अतः 


मुक्त दशा में भी जीबों को शरार-पश्राप्ति होती है। वह इसी शुद्ध .. 


सत्त्व का बना हुआ अप्राकृत होता है। शुद्ध सत्त्त के विषय में 
गआचारयों में दो मत दीख पड़ते हें--टकले मत में वह जड़ माना 
जाता है, परंतु बडकले मत में चित्‌। शुद्ध सक्त्व से निर्मित 
नित्य विभूति त्रिपादू-विभूति, परमपद, परम-व्योम, बेकुए्ठ 
तथा अयोध्या आदि संज्ञाओं से अभिहित की जाती है | 


शंकर-रामानुज का सिद्धांत भेद 


श्री रामानुज़ तथा श्रीशंकर के सिद्धान्तगत भेद को जानने 
के लिए तत्तत्‌ विषयों पर उनके विशिष्ट मत को समीक्षा आव- 
श्यक है । 


२१२ भागवत संप्रदाय 


( £ / वह्म 


ब्रह्म के विषय में शंकर का कथन है कि 'एकमेवाद्वितीय॑! 
आदि श्रतियों से जाना जाता है कि ब्रह्म एक, अखण्ड तथा 
अद्वितीय है, त्रिविध भेद ( स्वजञातीय, विज्ञातीय तथा स्वगत 
भेद ) से शून्य है तथा तदतिरिक्त किसी अन्य पदाथ की सत्ता 
नहीं है। रामानुज ब्रह्म को एक तथा अद्वितीय मानते हुए भी 
उसे निरंश नहीं मानते | ब्रह्म का स्वजातीय तथा विजातीय भेद 
का अभाव होने पर भी उसका सर्वगत सेद अवश्य ही विद्यमान 
है, जीव तथा जगत्‌ ही उसके स्वगत भेद हैं। इसी प्रकार ब्रह्म 
के निर्गुण होने में भी दोनों का मत भिन्न है। “साक्षी चेता 
फेवलो निगुणश्च” श्रुति के आधार पर शंकर ब्रह्म को साक्षीवत्‌ 
उदासीन, निगुण- निर्विशेष शुद्ध चेतन्य मानते हैं, परंतु रामा- 
नुज़ का कथन है कि ब्रह्म न निगुंग है ओर न निर्विशेष । ज्ञान, 
आनंद, दया आदि निखित् सदगुणों का आकर होने वाला 
ब्रह्म निगुण नहीं हो सकता | श्रुति का तात्पय यही है कि ब्रह्म 
में हेय प्राकृतिक गुणों का संबंध नहीं हे । उसी प्रकार आनंद, 
ज्ञान आदि ब्रह्म के विशेष धर्म हैं और चेतन-अचेतन समन्वित 
जगत्‌ भी उसका विशेषणभुत शरीर हे। 


(२ ) जगत 


शंकराचाय के मत में दृश्यमान जगत्‌ मिथ्या तवथा मायामय 
है ओर यह माया त्रह्म की शक्ति होने पर अनिवचनीय तुच्छ 
पदाथ है । रामानुज जंगत्‌ के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं 
करते। जब जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उसका शरीर- 
स्थानीय है, तब वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? वह मायामय 


दक्किण के संप्रदाय २१३ 


होने पर भी मिथ्या नहीं है। ओर यह माया भी ब्रद्मशक्ति 
होने से ब्रह्म में ही आश्रित रहती है, तब वह अनिवचनीय पदार्थ 
नहीं हो सकती । 


( हे ) जाँव 


शंकरमत में जीव ओर त्रह्म की एकता सिद्ध हे। जीव त्रह्म 
का ही आभास अथवा प्रतिबिंब है ओर त्रह्म के समान ही नित्य- 
मुक्त और रवप्रकाश है; रामानुज्ञ मत में यह सिद्धांत ठीक नहीं | 
जीव न तो ब्रह्म का आभास या प्रतिबिंब है और न नित्यमुक्त 
है। जिस प्रकार आग से निकलने वाली चिनगारी उसका अंश 
है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से निगत होता है तथा उसका 
अंश है । दोनों के रूप में महान्‌ अंतर है। जीव है अरु अर्थात्‌ 

ब्रह्म दे विभु अर्थात्‌ अतिमहान। जीव है अल्पज्ञ तथा 
अल्प शक्तिशाली, परंतु न्रह्म हे सवज्ञ तथा सवशक्तिमान्‌ । 
ऐसी दशा में दोनों की अभेद कल्पना नितांत असंभव है । 


(० ) मुक्ति 


मुक्त दशा में जीव की स्थिति केसी रहती है ? शंकर के 
अनुसार बुद्धिरूपी उपाधि के नष्ट होने पर जीव ब्रह्म के साथ 
मिल्ककर एकाकार बन जाता है क्‍योंकि उसका प्रथक सत्ता 
कथमपि सिद्ध नहीं होती | संसारी दशा में जीव उपाधि से अव- 
च्छिन्न रद्दता है, परंतु मुक्त दशा में वह त्रह्म में लीन हो जाता 
है। रामानुज के यह तथ्य मान्य नहीं । जब जीव ब्रह्म का अंश 
है तथा अणु ओर अल्पज्ञ है, तब ब्रह्म के साथ उसका एकी- 
भावापन्न होना कथमपि संभव नहीं हो सकता। संसारी दशा 
में जेसे जीव त्रह्म से प्रथक्‌ है, मुक्त दशा में भी वह बेखा ही 


२१४ भागवत संप्रदाय 


बना रहेगा। सुक्ति-दशा में त्रह्मानंद का अनुभव करता रहेगा, 
यही उसका वेशिष्टथ है । 


शंकर के मतानुसार माया, अविद्या तथा अज्ञान--ये तीनों 
ही नामतः भिन्न होने पर भी वस्तुतः एक ही पदाथ हैं। माया 
ब्रह्म का आश्रय लेकर नाना विवते (श्रम ) के काय को उत्पन्न 
करती रहती है, परंतु रामानुज माया ओर अविद्या का एक 
अभिन्न पदार्थ नहीं मानते । माया है भगवत्‌-शक्ति ओर ब्रह्म 
में आश्रित रहती है, परंतु अज्ञान है ज्ञान का अभाव और जीव 
में आश्रित रहता है। अज्ञान अल्पज्ञ जीव को ही मोहित कर 
सकता है; वह अनंत ज्ञान के आधार ब्रह्म को स्पश तक नहीं 
करता। जीव को संसार में बाँधने वाला यही अज्ञान ही है जो 
. भ्रक्तिजन्य भगवत््‌-प्रसाद से आप ही आप तिरोहित हो 
जाता है।  : 


(५४ ) साधन 


शंकर--तक्त्वमसि? महाकाव्य अभेद का प्रतिपादक है ! 
ऐसे उपनिषद्‌ महावाक्यों के श्रदण मात्र से उत्पन्न ज्ञान ही मुक्ति 


लाभ में एकमात्र साधन है, मुक्ति का दूखरा कोई उपाय 
नहीं है । 


रामानुज--भक्ति ही मुक्तित में एकमात्र साधन है। ज्ञान तो 
मुक्ति का सहायकमात्र है। भक्तिसेवित भगवत्मसाद से दी 
जीव को मुक्ति ल्ञाभ होता है| 'तक््वमसि? का तात्पय है तस्य 
त्वम्‌ असि ( दासः )>अर्थात्‌ उनका तू सेवक है। स्वामिसेबक 
भाव का प्रतिपादक यह वाक्य जीव-ब्रह्म का ऐक्य-प्रतिपादक 
कथमपि नहीं हो सकता | जीव-बह्म का स्वरूप भेद मानते हुए 


दक्षिण के संप्रदाय २१५ 


भत्ता कभी काई दोनों का ऐक्य सान सकता है ? अहं ब्रह्मास्मि! 
का भी तात्यय स्तुतिवाक्य होने से साधक के केवल उत्साह- 
चधन से है; यह यथाथंत: ऐक्योपदेशक वाक्य नहीं है। 


( ६ ) जावन्मुक्त 


शंकर--इसी देह में ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जीब सुक्त हो 
जाता है। अतः ज्ञान से ब्रह्मत्ताभ होने पर जो जीते ही मुक्ति 
मिलती है इसी का नाम जीवन्मुक्तितः है। शरीरपात होने पर 
यह जीवबन्मुक्त लोकिक सुखदुःख से अतीत द्ोकर सबिदानंद 
त्रह्म का रूप बन जाता है । 

रासानुज़-देह रहते मुक्ति पाना एक असंभव घटसता है। 
मुक्ति में केवल विशुद्ध आनंद की ही अवुभूति होती है, परंतु 
देह रहते जीव नाना क्लेशों का पात्र बना रहता है। अतः उसे 
पुक्तदशा के आनंद का अनुभव एकदम असंभव द्वी है। देह- 
पात द्वोने पर ही मुक्ति संभव है । अतः “जीवन्मुक्ति! के स्थान 
पर “(विदेहमुक्ति! ही उचित वस्तु है | देहपात होने पर भी जीव 
जीव ही रहता है; वह कभी ब्रह्म नहीं होता। उस समय 
ब्रह्मानंद का उपयोग करता हुआ जीव सब भय तथा क्ल्ेश से 
मुक्त हो जाता है । 


( ७ ) अधिकारी 


शंकर--त्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी वही व्यक्ति होता है 
जिसे नित्य तथा अनित्य वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान होता है- 
( नित्यानित्यवस्तुविवेक: ) । इस ज्ञान को पूवभावी होना 
हक है। तब कहीं वह त्रह्म की जिज्ञासा का अधिकारी 
होता है। 


२१६ भागवत संप्रदाय 


रामानुज--ठीक नहीं; ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकारी वद्दी होता 
है जो कम तथा कर्मफल की अनित्यता को जान लेता है। 
नित्यानित्य का ज्ञान तो ब्रह्मज्ञान के अनन्तर की घटना है । 


४--साधनापद्ध ति 


श्रीवष्ण्वों की साधनापद्धति जीव तथा भगवान्‌ के परस्पर 
संबंध को खतेकर दी प्रवृत्त होती है। भगवान्‌ तथा जीव का 
अनादिकाल से लेकर शेषशोषिभाव है अर्थात्‌ जीव है शेष"दास 
ओर भगवान है शेषी “स्वामी | जीव की यह भावना का 
प्रख्यात नाम है--शेषभूतता इस भावना का समर्थन गीता के 
द्वारा होता है। भगवान्‌ ने जीवों को स्वयं “आत्म-विभूति! कहा 
है* ओर विभूति शब्द का अर्थ श्रीरामानज के अनुसार “निया- 
म्यत्व' अर्थात्‌ शोष है । अतः अपने स्वरूप से परिचित होकर 
जींब को यह परम कत्तव्य है कि वह तन मन घन से भगवान्‌ 
ओर भागवतों की सेवा निहंतुक तथा एकनिष्ठा से संपादन करे 
( शेषबृत्तिपरता )। अनंन्यभाव से भगवान्‌ का केंकय तथा 
उनके प्रियपात्र भगवद्भक्तों की भी सेवा जीव का परम घमम 
है। 'भागवत केड्टय” पर विशंष आग्रह है और भगवान की भी 
सेवा तब तक अपूण ही रहती है जब उनके भक्तजनों की सेवा 
न की जाय । रामानज स्वामी का यह स्पष्ट आदेश है ।* संकषण 





१ इहन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्ात्मविभूतयः । “गीता 
२ एवंबिधं मगवत्‌-कैडुय भागवत-कैक्ृयपयन्तं न चेतू्‌ पूणत्वं न 
याति। --रामानुज । 


दक्षिण के संप्रदाय २१७ 


रूप जीव की उत्पत्ति भगवान्‌ से होती है, इस सिद्धांत का समर्थन 
इस प्रकार किया जाता है। भगवान ही इस समग्र प्रपंच के उपा- 
दान कारण तथा निमित्त कारण माने जाते हैं और रृष्टिकाल में 
भगवान ही प्रपंच रूप से परिणत होते हैं । इसी सिद्धांत का नाम 
ब्रह्मपरिणामवबाद है। “नारायण” नाम की सार्थेकता भी इसी 
घटना के बल पर चरितार्थ होती है । 


नराज्ञातानि तत््वानि नाराणीति विदुब्ु था: । 
तस्यतान्ययन पूर्व तेन 'नारायणः” स्घृतः ॥ 


अर्थात्‌ पचीसों तत्त्व ( पंचभूत, पंचतन्मात्रा, दश इंद्वियाँ, 
मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति तथा जीव ) नर से उत्पन्न होने के 
हतु 'नार' कहलाते हैं और उन तत्त्वों में व्यापक रूप से निवास 
करने के कारण भगवान्‌ ही नारायण नाम से प्रख्यात हैं। पची- 
सबों तत्त्व जीव स्वयं नित्य है तब भी उसकी उत्पत्ति की बात 
असंगत नहीं है। प्रलय काल में जीव भगवान में लीन हो जाते 
हैं और सर्गावस्था में भगवान से प्रकट होते हैं । इसी प्रकटता 
को लक्ष्य में रखकर जीव की उत्पत्ति कही गई है । “कल्पादौ 
विसज्ञाम्यहम'--गीता भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करती 
है। अतः नित्य जीव की भी भगवत्‌ से उत्पत्ति का कथन 
अयुक्तिक नहीं मानना चाहिए । 


इस जीव के लिए अपने स्वामी नारायण-के चरणारविंद में 
आत्म-समपण करने के अतिरिक्त अन्य कोई महनीय साधना 
नहीं है । श्रीवष्णबमत मैं दास्यमाव की भक्ति ग्रहीत की 
गई है। भक्ति का सार है श्रप्ति। आत्म-निवेदन के बिना 
भक्ति की अन्य साधना केवल बहिरंगमात्र है । भगवान्‌ के 
चरणों में अपने को लुटा देना, आत्माभिमान छोड़ कर तथा 


श्श्द भागवत संप्रदाय 


सब धर्मा का परित्याग कर शरणापन्न होना ही प्रपत्ति का 
स्वरूप है । प्रपत्ति के तीन आकार या विशेषण हें--( १) 
अनंन्य शेषत्व, (२) अनन्य साधनर्व तथा (३) अनन्य 
भोग्यत्व । अनन्य शेषत्वः का अर्थ है भगवान्‌ का ही 
दास होता । 'अनन्य साधनत्व” से तात्पयय है एकमात्र भगवान 
को ही तत्माप्ति में उपाय मानना तथा शअनन्य भोग्यत्यः का 
अश्निप्राय है अपने को एक सगवत्‌ का ही भोग्य समझता । इन 
तोनों आकारों से विशिष्ट होने पर ही प्रपत्ति में . पूणंता आती 
है, परंतु दैववश एक दो आकारों में न्‍्यूनता होने पर भी 
भगवदनुग्रह से फल्न में किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं आती" । 
प्रपत्ति भी भमगवत्पाप्ति में परंपरया साधन है, साक्षाद्रपेण नहीं । 
प्रपत्ति की उपासना से भगवत्कृपा संपादित होती है और इसी 
भगवत्कृपा से ही भगत्रत्‌ की प्राप्ति होती है। निष्कष यह है कि 
भगवत्‌-प्राप्ति में सगवत्‌-कृपा ही एकमात्र उपाय है; प्रपत्ति 
तो भगवन्मुखोल्लासार्थ है। प्रपन्न जीब को विधष्न-बाधाओं को 
लात मार कर भ्रगवान्‌ के शरणापन्न होने का त्रत ले लेना 
चाहिए। इसी भाव को द्योतित करने के लिए श्रीयामुनाचाय ने 
बड़ेही अच्छे ढंग से कहा है-- 


निरासकस्थापि_ न तावहुत्सहे 

महेश |! हातु॒ तब पादपड्ुजम । 
रुषा निरस्तो5पि शिशुः स्तननन्‍्धयो 

न जातु मातुश्चरणो जिहासति ॥ 


१ इदमेव करणत्रमू, एककरणे न्यूनता चेदपि भगवत्‌-प्रमावतः 
फल्न्यूनता नास्ति--रामानुज 


दक्षिण के संप्रदाय २१६ 


जीव अपने स्वासीमृत भगवत्‌ के समीप स्वयं नहीं जा 
सकता है। डसे इस काय के संपादन के लिए 'गुरे की आवश्य- 
कता अवश्यमेब होती है । जीव को नारायण के चरणों तक 
पहुँचाने का माध्यम आचाय द्वी होता है। आचाय-पुरस्कृत जीव 
को ही नारायण स्वीकार करते हैं और जीव भी आचाय के द्वारा 
कपापूर्वक विहित उपदेश का पाक्नन करता हुआ भगवत-चरण 
को पा सकता है । वेदांवदेशिक के अनुसार रामायणी कथा का 
तात्पय गुरुत्त््व का प्रतिपादन ही तो है। भयंकर समुद्र से वेशित 
तथा राज्ष॒सों से पूर्ण लंका में रावण के द्वारा आह्ृत जनकनंदि्नी 
को भगवान्‌ राम का संदेश तभी मिल्ला जब वीराग्रणी हनुमान ने 
स्वयं समुद्र लॉचकर उसे सुनाया | जीव की भी दशा जानकी के. 
समान ही हे । संसारसिंघु से परिवेष्टित श्रभिमानशाली रावण 
रूपी मन तथा राक्षस रूपी इंद्रियों के द्वारा अधिप्ठित इस लंका- 
रूपी शरीर में दीव हीन जीव निवास कर रहा है। उसका 
कल्याण तथा भगवश्चरण की प्राप्ति तभी हो सकती है जब 
हनुमानरूपी आचाय उसके पास पहुँच कर मसगवान का: 
संदेश सुनावेः-- 


दर्पोद्ग्रदशेन्द्रियाननमनो-नक्तन्चराधिष्टिते 
देहे$स्मिन्‌ू भवसिनन्‍्धुना परिव्रते दीनां दशामाश्रित्तः ।. 
अद्यत्वे हलुमत्ससान-गुरुणा प्रख्यापितार्थः पुमान 
लंकारुद्ध-विदेहराजतनया-न्यायेन लालप्यते ॥६ 


वनननम-न दी) जनानन+ण 


२२० द भागवत संप्रदाय 
१--माध्यसत 


दक्षिण भारत में एक दूसरा वेष्णव मत भी रामानुज्ञ की 
मृत्यु से सो वर्षों के भीतर उत्पन्न हुआ | यह मत अपने प्रतिष्ठा- 
पक आचाय मध्व के नाम पर माध्वमत के नाम से विख्यात है। 
व्यवहारपक्ष में यह भक्तिवादी हे तथा अध्यात्मपत्ष में भेद्‌- 
वादी या द्वेतवादी है। श्रीवष्णवों का प्रधान अड़ा है आंध्र 
तथा द्रविड़ देश | इसके विपरीत माध्वों का प्रधान स्थान है 
कर्नौंटक प्रांत तथा महाराष्ट्र प्रांत का दक्षिणी भाग । यह वंष्णव 
संप्रदाय ब्रह्मसंप्रदाय के नाम से विख्यात हे , क्योंकि इसका 
मूल प्रवतेन ब्रह्माजी ने किया था । इस त्रह्मसंप्रदाय के मध्ययुगी 
प्रतिनिधि थे आचाय मध्व या आनंदतीर्थ | मध्वाचाय दाशंनिक 
दृष्टि से द्व तवाद के प्रतिशष्ठापक थे तथा घार्मिक दृष्टि से भक्तिवाद 
के समथक थे । मध्ययुग में इस संप्रदाय की विशेष उन्नति हुई। 
इस मत के आचार्यों का प्रधान लक्ष्य था मायावाद का खंडन । 
ओर अपने सिद्धांतों की पृष्टि तथा तक की पूणंता के निमित्त 
इहोंने अपने न्‍्यायविषयक विशिष्ट मतों की भी स्थापना तथा 
प्रतिष्ठा की है। अरद्वंत वेदांत का प्रब्नतर खंडन तथा अदांव 
आक्रमण माध्वों की ही ओर से हुआ है।इस मत के अनेक 
आचार्यों के तकों के खंडन करने के निमित्त अद्व तियों की ओर 
से अनेक प्रामाणिक ग्रथों का प्रणयन हुआ है।'* 

समस्त वेष्णव संप्रदायों के परमाचाय हैं-- श्री ऋष्ण । इन्हीं का 
उपदेश चार शिष्यों के द्वारा प्रवर्तित होने पर वष्णव सम्प्रदाय के 
उ्टम का मूल कारण बना। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वेष्णव तत्त्व 





१ द्रष्टन्य बत्ददेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन पु० ६००-०-३०२ 





र् 
श्रीमध्चाचाय 


दक्षिण के संप्रदाय २२१ 


का उपदेश इन चार शिष्यों को दिया-*( १) श्री, ( २) ब्रह्मा, 
(३ ) रुद्र, (४ ) सनक । इनमें ब्रह्मा के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय 
के सध्ययुगी प्रतिनिधि हैं आचाय सध्व या आनंदतीर्थः | 
माध्वमत उत्पन्न हुआ दक्षिण भारत में और वहीं इसका आज 
भी विपुत्न प्रचार है। बंग्राल का गौडीय. वेष्णव संप्रदाय ( या 
चैतन्य मत ) इसी माध्व सत की. एक विशिष्ट शाखा है। दाशं- 
निक दृष्टि में कुछ अंतर होने पर भी चैतन्य मत साध्व सत के. 
साथ ही ऐतिद्दांसिक 'रीति से सवंथा संबद्ध है । 


+ ; (5 हः हर कं 
मध्वाचाय का परिचय 


इनका जीवनचरित श्रीनारायणरचित “संध्वाचाय विजय! 
ओर 'मणिमंजरी' में वर्शित है। इनका जन्म दक्षिणभारत के 
तुलुबदेश के बेलिग्राम में मध्यगेह भट्ट नामक एक वेद्वेदाज्गग- 
पारंगत ब्राह्मण के घर सन्‌ ११६६ ई० में आश्विन शुक्षा दशमी 
( विजयाइशमी )- को हुआ थां। इनकी. साता..का नाम 
'वेदवती” था। इनके बाल्पन का नाम वासुदेव था। आरंभ से 
ही वराग्यसंपन्न होने के कारण इन्होंने १९ वष.के उम्र में ही 


१ सम्प्रदायविद्ीना ये मन्त्रास्ते विफेल्ला मंताः। 
अ्रतः कल्ली भविष्यन्ति चत्वारू सम्प्रदायिन; || 
श्री-अह्म-रुद्रगसनका वैष्णवाः क्तितिपावनाः | 
चत्वारस्ते कल्नों भाव्या ब्युत्कले पुरुषोत्तमात्‌ ॥ 

' --पप्मपुराण 

२ रामानुजं श्री: स्वीचके मध्वाचाय चतुसुंखः | 
श्रीविष्णुत्वामिनं रुद्रो निम्बादित्य॑ चतुश्सनः ॥ 

“-प्रमेयरत्नावत्ञी पु० ध् 


२२२ भागवत संप्रदाय 


अद्तवादी आचाय अच्युतपक्ष (या अच्युतप्रत्ञ ) से संन्यास 
ग्रहण किया | अब इनका नाम रखा गया प'पूर्णोप्रश्'। वेदांत में 
पारंगत द्वोने पर गुरु ने इन्हें आनंदती्थ” नाम देकर मठाधीश 
बना दिया । सन्‌ १२२८ ई० में इन्होंने अपने गुरु के साथ 
दक्षिण भारत के विजय के लिये प्रधान किया ओर इस यात्रा 
में दक्षिण के मंगलौर, विष्ण मंगलम्‌, त्रिवेन्द्रम्‌, रामेश्वरम , 
श्रीरंगम्‌ आदि स्थानों पर अद् ती आचार्यों से शाल्रार्थ करते हुए 
ये 'डद्ीपि? नामक स्थान पर पहुँचे | यहीं पर इन्होंने गीता पर 
अपने सतानुसारी भाष्य की रचना की | कहते हैं. कि गीताआाष्य 
की रचना के अनंतर ये उत्तरी भारत की यात्रा करते हुए . 
बद्रिकाश्रम गये और यहीं वेदव्यास को अपना भाष्य दिखला कर 
उनकी विशेष अनुकम्पा प्राप्त की । सुनते हें कि वेदव्यास ने 
प्रसन्न होकर शालिग्राम को तीन मूत्ियाँ दीं जिन्हें इन्होंने 
सुब्रह्मएयम्‌, उदीपि तथा मध्यतत्न नामक स्थानों पर प्रतिष्ठित 
किया । समुद्रतत्त से निकाली गयी ऋष्णमूर्ति की स्थापना आचाय 
चरण ने उदीपि में की । तभी से यह स्थान माध्वमतानुयायियों के 
लिए विशिष्ट तीर्थ माना जाता है। यहीं अपने शिष्यों की 
सुविधा के लिए आचाय ने और भी आठ मंद्रि निर्मित किये 
जिनमें श्री सीता-राम, लक्ष्मण-सीता, द्विभुज कालियद्मन, 
चतुर्भुज कालियद्सन, विट्वल आदि आठ मूर्तियों की स्था- 
पना को । 

आाचाय ने यज्ञ में पशुहिंसा का निवारण किया | उनका कोमल 
हृदय यज्ञ में निरीह-पशुओंकी हिंसा नहीं सह सकता था, इसीलिए . 
उन्होंने (पिष्ट पशु” ( आठे के बने हुए पशु ) का विधान अपने 
मतानुयायियों के लिए किया है। जिस प्रकार श्री वंष्णबमत 
में शंख चक्रादिकी तप्त मुद्रा धारण का विधान है, बेसा दी विधान 


दक्षिण के संग्रदाय २२३ 


माध्वमत में भी है । मध्वाचाय के शिष्यों में पंडित त्रिविक्रम बड़े 
ही विख्यात हुए इन्हीं के पुत्र नारायण पंडित ने मध्व आचाये के 
जीवनचरित के विषय में मध्यविज्ञय तथा मणिमंजरी नामक 
विख्यात ग्रथ लिखे हैं। आचाये ने अपने मत के प्रचार में लग- 
भग अस्सी बष बिताये ओर इस हिसाब से इनकी मृत्यु १३०३ 
ई० में मानी जाती है 

आनंदतीर्थ बड़े कमनिश्च आचाये थे | इनकी कर्मण्यता तथा 
अध्यवसाय का परिचय इसी बात से मित्ल सकता है कि इन्होंने 
प्रायः तीस श्रथों की रचना को थी । इसमें गीतासाष्य, ब्रह्मसूत्र 
भाष्य, अनुभाष्य, अनुव्याख्यात, दशोपनिषद्‌ भाष्य, गीता- 
तात्पय-निर्यय, भागवत-तात्पय-निर्शय,. सहाभारत-तात्पर्य- 
निर्णय आदि ग्रथ मुख्य हैं। इन मंडनात्मक ग्रथों के अति- 
रिक्त इन्होंने अनेक खंडनात्मक ग्रथों की भी रचना की है 
जिनमें अद्ठ तबाद के सिद्धांतों का, विशेषतः मायावाद का, 
विशिष्ट खंडन है। ऐसे श्रथों में डपाधि-खंडन, सायावाद- 
खंडन, प्रपंच-मिथ्यात्व-खंडन आदि की गणना की जा 
सकती है। 


( २ ) सिद्धंंत 


मध्वाचाय का मत द्व तवाद के ऊपर प्रतिष्ठित है। वे अद्वैत- 
वांद के पक्के विरोधी ओर बविदूषक हैं । इनके मत का संक्षेप 
इस प्रसिद्ध पद्म में दिया गया है। 


श्री मनन्‍्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत तत्त्वतो। 
सेदो जीवगणा इरेरुचरा नीचोच्चभार॑ गताः ॥ 


२२४ भागवत संप्रदाय 


मुक्तिनेंजसुखानुभूतिसला. अक्तिश्व_तत्‌ साधन । 
का न, + 4 ही 
झत्तादित्रितयं प्रमाणमखिलाम्नायकवेद्यो. हरि; ॥ 


इस पद्म में नो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है-- 

(१) हरिः पर-२र:--श्री विष्णु ही सर्वोच्च तत्त्व हैं। 
परमात्मा अनंतगुणों से परिपूर्ण हैं। भगवान्‌ के गुण अनंत हें 
ओर प्रत्येक गुण निरवधिक और निरतिशय है। उत्पत्ति, स्थिति, 
संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बंध ओर मोक्ष-इन आठों के 
कर्ता भगवान्‌ ही हैं। वे जड़ प्रकृति तथा चेतन जीव से स्वेथा 
विलक्षण हैं। चेतन दो प्रकार के होते हैं--जीब और ईश्वर । 
दोनों का स्वरूप है सबच्चिदानंदात्मक; परंतु जीव मायामोहित 
होने के कारण अनादि काल से बद्ध हे तथा अज्ञत्व अगुत्व 
आदि नाना धर्मों का आश्रय है। ईश्वर इससे नितांत विल्नक्षण 
है। वह सर्वज्ञत्व, अनंतशक्तिमत्व आदि अपरिमित अप्राकृत 
गुणों का निधान है। इस प्रकार विष्णु (जो परमात्मा की ही 
दूसरी संज्ञा है ) परम वत्त्व है । 

(२) सत्य जगत्‌-जगत्‌ सत्य है। अद्ग त वेदांत के अनु- 
सार जगत्‌ मायाजन्य होने के कारण रज्जुसप के समान 
मिथ्या है, परतु हंत मत के अनुसार यह मत ठीक नहीं है । 
स्वत+प्रमाण वेद ईश्वर को “सत्य-संकल्प' कहते हैं। भगवान्‌ 
की कोई भी कल्पना, इच्छा मिथ्या नहीं होती । ऐसी दशा में 
सत्यसंकल्प के द्वारा निर्मित जगत्‌ क्या अखत्य हो सकता है ? 

(३) तत्तततों भेदः--भेद वास्तविक है। भेद पाँच प्रकार 
का होता है--( क ) ईश्वर का जीव से भेद, (ख ) ईश्वर का 
जड़ से भेद, (ग) जीव का जड़ से भेद, (घ ) एक जीव का 
दूसरे जीव से भेद तथा ( ढः ) एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ 


दक्तिण के संप्रदाय २५५ 


यदार्थ से भेद । इन पंचविध भेदों का परिज्ञान मुक्ति में साधक 
होता है। 

(४ ) जीवगणा हरेस्नुचराः--समस्त जीव हरि के अनु- 
चर हैं अर्थात जीवों का सकल सामथ्य भगवद्धीन है। जीव 
स्वभावतः अल्पशक्ति और अल्प-ज्ञान-संपन्‍न है। उससें 
भगवान्‌ को छोड़ कर स्वतः काय-संपादन की क्षमता नहीं है । 
अल्पज्ञष जीव सर्वक्ष विष्णु के अधीन रहकर ही अपना नाना 
कार्य किया करता है । 


( ४ ) नीचोच्चभावं॑ गंता:--जीवों में तारतम्य रहता है। 
साध्व-संप्रदाय का यह विशिष्ट मत है कि जीव संसारिदशा में ही 
अपनी कमंभिन्‍नता के कारण ऊचा नीचा नहीं है, प्रत्युत 
मोक्ष-दशा में भी जीवों में तारतम्य विद्यमान रहता है। जीब 
अज्ञान मोह आदि नाना दोषों से मुक्त तथा संसारशील होते 
हैं। इनमें मुखयतया तीन भेद दोत्ते हें--( क) मुक्ति-योग्य, 
( ख ) नित्य संखारी, ( ग) तमोयोग्य । अथवा ( क) उत्तम 
सानुष, ( ख ) मध्यम मानुष, ( ग) अधम मानुष । इन तीनों 
में अंतिम दो म्रकारों की कभी मुक्ति नहीं होती । मुक्तियोग 
व्यक्तियों में देव, ऋषि, पिठ, चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य रूप 
से पाँच भेद द्वोते हैं। मुक्त दशा में भी ये जीव गुणों की 
भिन्‍नता के कारण परस्पर भिन्न होते हैं । 


(६ ) मुक्तिनंज-सुखाजुभूतिः--अपने वास्तव सुख की 
अनुभूति द्वी मुक्ति है। इस दशा में कुछ दाशनिक लोग केवत् 
दुःख का क्षय ह्वी स्वीकार करते हैं, परंतु वेष्णब मत में मुक्ति में 
आनंद का उदय दोता है और वह परमानंद-स्वरूपा है। मोक्ष 
चार श्रकार का होता है--कमन्षय, उत्क्रांति, अचिरादि भागे 

१८ 


२२६ भागवत संप्रदाय 


ओर भोग । अंतिम प्रकार भोग भी सालोक्य, सामीप्य, साहप्य 
तथा सायुज्य भेद से चार प्रकार का माना गया है जिनमें सायुज्य 
मुक्ति ही सवश्र छ भानी गई है। सायुज्य मुक्ति है क्या ? भग- 
वान्‌ में प्रवेश कर उन्हीं के शरीर से आनंद भोग करना (सायुब्य॑ 
नाम भगवन्तं प्रविश्य तच्छुरीरेण भोग: ) | मुक्ति के अनुभवकर्ता 
मुक्त जीवों में भी आनंद का तारतम्य साना जाता है। माध्यमत 
का विशिष्ट सिद्धांत है कि मुक्तावस्था में जीवों में जो आनंद 
उद्त होता है उसमें भी नाना प्रकार होते हैं--मुक्त जीवों में 
आनंद का तारतम्य मानना इस दशन की विशिष्टता है । 


(७ ) अमला भक्तिः--इस मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है-- 
अमला अक्ति, मत्रहित निर्दोष भक्ति। भक्ति में स्वाथ की भावना 
ही सबसे बड़ा दोष है। भगवान्‌ में हम तभी भक्ति करते हैं जब 
कभी कोई देतु--कारण उत्पन्न होता है, परंतु इस हैतुकी भक्ति 
का स्थान बहुत ही नीचा है। अह्ैतुकी भक्ति! ही उच्चतम 
उपाय है| इसी का दूसरा नाम है अनन्या-सक्ति जिसे 
भगवद्ठीता में मुक्ति का सवश्र प्ठ साधन स्वीकार किया गया है | 
गीता के ११ वें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अनन्या भ्रक्ति की 
महिमा इस प्रकार प्रतिपादित की है-- 


ग्रि कक 
भकत्या व्वचन्यया शक्य अहमेवबंबिधोज्जुन । 


ज्ञातु द्रष्टू च तत्वेन अवेष् च परंतप ॥ 
( ११५४ » 


( ८) अच्ञादिप्रमाण-त्रितयम--माध्वमत में तीन ही प्रमाण 
हें--प्रत्यज्, अनुमान और शब्द ओर इन्हीं तीनों प्रमाणों के 
आधार पर उसके समग्र प्रमेयों की सिद्धि द्वीती दै। ताकिक 
विषयों में भी मध्वमत के अनेक विशिष्ट सिद्धांत हैं. जिनका 


दक्षिण के संप्रदाय २२७ 


प्रतिपादन अनेक माध्व लेखकों ने अपने प्रामाणिक ग्र थों में किया 
है। इस विषय का परिचय प्रमाण चंद्रिकाः ( शत्नारि शेषाचाय 
रचित ) से भली भाँति किया जा सकता है। 


( ६ ) आम्नायवेदयो हरिः--वेद का समस्त तात्पय विध्गु 
ही हैं । वेद अपने अंगों तथा उपांगों के द्वारा उसी हरि का नाना 
प्रकार से वन करता है। वेदों के प्रतिपाद्य विषय आपाततः 
बहुत प्रतीत होते हैं, तथापि साज्ञात्‌ तथा परंपरया वेदों का 

तात्पय प्रधानतया भगवत्तत्त्व के प्रतिपादन में ही है । इसी लिए 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सवत्र गीयते? का स्पष्ट प्रतिपादन 
अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। वेद में नाना देवताओं की 
स्तुतियाँ उपलब्ध होती हैं, परंतु ये नाना देवता भी उसी परत्रह्म 
हरि के ह्वी अ्वस्थानुसारी रूप हें। वह्दी विष्णु विभिन्न 
परिस्थितियों में तथा भिन्न भिन्न कार्यों के संपादन के लिए नाना 
रूपों को घारण किया करता है । इंद्र, बरुण. सूर्य, सविता, उषा 
आदि वेद्प्रतिपादित देव ओर देवी उसी की शक्ति के विज्लास- 
मात्र हैं। यास्क ने भी यद्दी प्रतिपादित किया है--माहाभाग्यात्‌ 
देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनो5न्ये देवाः 
प्रत्यड्रानि मवन्ति ( निरुक्त ७।४८-६ )। सध्वाचाय के मत में 
यह महाभाग्यशाली देवता “विष्णु? ही हें । 


माध्वमत को गुरुपरंपरा 


इस माध्व सम्प्रदाय का विशेष प्रचार तथा प्रचलन दक्षिण 
भारत में, विशेषत: कनोटक तथा मद्दाराष्ट्र प्रांतों में, आज भी 
उपत्वब्ध होता है | इस मत के आचाय प्रायः उसी देश से संबद्ध 
थे। अतः उनके उपदेशों तथा शिक्षाओं का प्रचलन उस देश 
में होना स्वाभाविक ही है | परन्तु कई शताब्दियों के अनंतर 


श्श्ध् भागवत संप्रदाय 


इसका प्रचार उत्तर भारत में, विशेषतः बंगाल में, हुआ और 
इसी गौड़ीय वेष्णव संप्रदाय के केंद्रस्थल होने के कारण ब्रज- 
मंडल, प्रधानतया वृंदावन, को ईतना गौरव प्राप्त हुआ है। मूत्र 
माध्वमत से गोडीय वेष्णव मत का संबंध दिखलाने के लिए 
साध्वगुरु-परंपरा की मीमांसा अपेक्षित है । 

बलदेव विद्याभूषण रचित 'प्रमेय रत्नावल्ी? में उद्धत माध्व- 
सत की गुरुपरंपरा इस प्रकार है--- 


१ मध्व 

२ पद्मनाभ 
३ नरहरि 
४ माघव _ 
४ अत्तोभ्य 
६ जय 
७ कान 
ष्र दयानिधि 
& विद्यानिधि 
१० राजे 
११ जयधम 


१२ पुरुषोत्तम 


दक्षिण के संप्रदाय २२६ 


| 
१३ ब्रह्मए॒य 
१७ व्यासतीर्थ 
१४ लक्ष्मीपति 


१६ माधवंद्र 
| [ 


१७ ईश्वर केशवभारती अद्वत नित्यानंद 


3 अमनरकी जा मशकविनोमकल (आओ ना ब्शरककक 
४.40 


| 
१८ श्री चेतन्य 


'ररााग4०००० '.: जमादताधकाकी 





थी 
श्रीमध्चाचाय 


(५) 


रामावत संप्रदाय 


(१ ) भक्ति का तृतीय उत्थान 

(२ ) उत्तरी भारत सें भक्तिआंदोलन 
(३) स्वामी राघवानंद 

(४ ) स्वामी रासानंद 

€ पर ) संप्रदाय के सिद्धांत 

(६ ) रामानंद के शिष्य 

(७ ) प्रसंग-पारिज्ञात 


३० चिन्मये5स्मिन महाविष्णौ जाते दशर्थे हरो | 

रघोः कुलेडखिलं राति राजते यो महीस्थितः ॥ 

स राम इति लोकेषु विददद्धिः प्रकटीकृतः ॥ 
--रामपूवतापनीय १११ 


9 भक्ति का द॒तीय उत्थान ( १४०० ई०---१६०० ई० ) 


भक्ति-आंदोलन का तृतीय उत्थान उत्तर भारत में १५वां 
शती के आरंभ में होता है। यह एकांत जनान्दोलन के रूप में 
पूर्णरूप से अपनी अभिव्यक्ति करता है । यह केवल शाख्र- 
चिंतक विद्वानों को ही स्पश नहीं करता, प्रत्युत जनता को पूर्ण 
रूप से आन्दोलित करता है। इस युग की दो शाखायें मुख्य 
हैं-- यमशाखा तथा कृष्ण शाख्रा । रामशाखा के उदय का 
स्थान है काशी, जहाँ स्वामी रामानंद जी इसके प्रवतन का मद्द- 
नीय कार्य संपन्न कर भारतीय समाज में एक महती धार्मिक 
क्रांति उत्पन्न कर देते हैं । वे भक्ति का भव्य द्वार समस्त मानवों 
के लिए--वह निम्न से भी निम्न श्रेणी का क्‍यों न हो--सबंदा 
के लिए खोल देते हैं और मुसलमानों के भीषण अपत्याचारों से 
कराहने वाली हिंदू जनता के उद्धार का मांग प्रशस्त कर देते 
हैं । उन्हीं से निगुंण तथा सगुण भक्ति की घारायें प्रवाहित होती 
हैं जिसमें प्रथम के सबसे बड़े प्रचारक हैं कबीरदास तथा 
द्वितीय के प्रतिनिधि हैं गोस्वामी तुलसीदास । 


कृष्णुधारा का उद्गमस्थान है वृंदागवन जहाँ रसिकशिरोमणि श्री 
राधारमण ऋृष्णचंद्र ने अपनी अलोकिक रसमयी लीजलाशों का 
बिस्तार किया था । यहाँ चार संप्रदाय काज्नक्रम से उत्पन्न होकर 
अभ्युदय-संपन्न हुए--( १ ) निंबाक, (२ ) वल्लभ, ( ३ ) चैतन्य 
मत (४ ) राधा-वल्लभीय । निबाक बड़े प्राचीन आचाये 


२३४ भागवत संप्रदाय 


हो गये हैं ज्ञिनके आविर्मावकाल का यथार्थ निशंय अभी तक 
प्रमाणों के अभाव में नहीं हो सका है। लेखक की दृष्टि में वे 
वष्णव संप्रदाय के प्रवतंक आचार्यों में निःसंदेह प्राचीनतम 
हैं। वललभ तथा चैतन्य समकालीन थे। इन तीनों आधचार्यों 
को अपने विभिन्‍न मतों के विकास तथा स्थापन के निमित्त श्री- 
मद्भागवत से विशेष स्फूर्ति तथा विपुल प्ररणा प्राप्त हुई। तथ्य 
यह है कि ये समस्त संप्रदाय भागवत की ही देन हैं और इसी 
लिये ये भागवत को प्रध्थानत्रयी के समान ही या उससे भी बढ़ 
कर प्रमाण ग्रथ मानते हैं । 

इस युग की अन्य विशेषता है. वैष्णव काव्य का उदय । 
इन उपदेशकों ने जनता के हृदय को स्पश करने के लिए प्रांतीय 
भाषाओं को अपने उपदेशों का माध्यम बनाया। पृबवर्ती 
आचाय सस्कृत भाषा के द्वारा ही अपनी शिक्षा देते थे तथा ग्र थों 
का प्रणयन करते ये, परंतु इस उत्थान में इसमें विशेष परिवतंन 
हुआ | भव्ति-आंदोलन अब जनता का आंदोलन बन गया। 
पठान बादशाहों की रोमाश्वक्रारी यंत्रणाओं से पीड़ित हिंदू 
जनता अपने रक्षक की खोज्ञ में व्याकुज्ञ बनी बेठी थी | देवयोग 
से इन आचार्यों की वाणी ने भगवान्‌ की ओर उन्हें उन्मुख कर 
उनके हृदय पर शांति का लेप लगाया, कानों में मंजुल लीला की 
वीणा सुनाई। ऐहिक तथा पारलौकिक अभ्युदय का सांग 
बताकर इन उपदेशकों ने जनता के शाश्वत कल्याण का मांग 
बतत्ाया। रामानंदी वष्णवों में महात्मा तुल्लसीदास को 
काव्यकल्ञा सबसे अधिक चमकी । उनका रामचरितमानस 
हिंदू जनता के हृदय को शांत बनाने वाला अलौकिक मानस 
है। ऋष्णधारा के कवियों ने त्रजभाषा को अपना कर मधुरकाब्य 
की रचना प्रारंभ को जो मध्ययुगीय हिंदी साहित्य की सबसे 


रामावत संप्रदाय श्३५ 


प्रौह्द तथा प्राव्जज् विशेषता है । हिंदी के अष्टल्लाप कबि-- 
सूरदास, नंददास, परमानंददास, कुंभनदास आदि--का उदय 
आचाये वल्लम की अजुकंपा तथा प्रसाद का परिणत फल्न है| 
बिहारी, आनंद्धन, रसिक गोविंद, हित हरिवंश, स्वामी 
हरिदास--आदि रसिक कवियों की कल्पना को अग्रसर करने में 
निंबाकाचाय के संप्रदाय का विशेष द्वाथ है। इस में मथुरा की 
त्रजभाषा (ज्ञो ब्रजबूली के नाम से बंगाल में विख्यात है) समस्त 
वष्ण॒व संप्रदायों को एकता के सूत्र में निबद्ध करनेवाली राष्ट्रभाषा 
थी | चेतन्यमत के बंगाली तथा मेथिल पदकारों ने इस बत्रजबूलियें 
अपने अमर काउ्यों की रचना कर बंगला साहित्य के गौरब तथा 
प्रतिष्ठा को बढ़ाया है । आसामी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, 
मतल्याज़्मस तथा तमिल्न भाषाओं में वष्ण॒ुव काब्यों की रचना 
को प्ररणा इसी जनान्दोलन से प्राप्त हुई जिससे ये समृद्ध तथा 
संपन्न बन गये | इस प्रकार वेष्णबता के सावबंत्रिक प्रवाह के 
कारण १४ वीं शती भारत के धार्मिक इतिहास में सबंदा के लिए 
चिरस्मरणीय रहेगी । इसने उत्तर तथा दक्षिण भारत में सबत्र 
वेष्णवता की धारा प्रवाहित कर देश को घमम तथा साहित्य के 
द्वारा एकता के सूत्र में बाँधने का प्रशंसनीय सफल्न प्रयास किया । 

साहित्य के विकाप्त के साथ साथ लल्लित कल्नाओं की भी 
विशेष उन्नति हुई, विशेष कर चित्रकला की। कला-विशारद 
राजस्थानी तथा पददाड़ी शेज्ी (हिमाचल चित्रशेज्ञी ) के नाम 
से जिस चित्रविद्या के प्रकार को जानते हैं तथा रीमते हैं वह 
वस्तुतः वेष्णबधम की ही देन है। इस युग के राधाकृष्ण के 
नाना चित्रों का अंकन किस सहृदय के हृदय में आनंद की 
सरिता नहीं बहाता ? किसका मनो-सयूर आनंद-विभोर बनकर 
नहीं नाच उठता 


२३६ भागवत संप्रदाय 


आज कल विदेशी शासन तथा घधमम से प्रभावित जनता को 
पुनः अपने धर्म की ओर रुचि तथा प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले 
जो नाना प्रकार धार्मिक आन्दोलन चल रहे हैं उन सब को 
स्फूर्ति तथा प्ररणा, बल तथा प्रतिष्ठा, प्राप्त करने में यही 
आन्दोलन आज भी समर्थ है तथा अपना प्रभाव प्रदर्शित 
कर रहा है। 


७७ &#]| आया. ऋमकरमक, 


२--उत्तरी भारत में भक्ति-आंदोलन 


दक्षिण भारत में वष्णव धर्म का आंदोलन उतना सफल 
दथा प्रभावशाली नहीं बन सका जितना उत्तर भारत में । दक्षिण 
में शेव धर्म की प्रबल बाढ़ ने वष्णव घर के प्रचार तथा भ्रसार के 
ऊपर पानी फेर दिया। द्रविडदेश शेव धर्म का प्रधान ज्ोत्र 
अत्यंत प्राचीन काल से बना हुआ था जहाँ के शासकों ने अपना 
वरद हस्त तथा शीतल आश्रय प्रदान कर इसको अभिवृद्धि में 
विशेष योग दान दिया। दक्षिण भारत में बेष्णबों को शवों के 
साथ लोहा लेना पड़ता था और इस संघ के कारण वष्णव 
धर्म का प्रचार अबाधगति से दक्षिणदेश में हो नहीं सका। 
परंतु उत्तर भारत में विष्णु-सक्ति के आन्दोलन से लोहा लेने 
की क्षमता किसी धर्म में नहीं थी। इसके लिए तत्कालीन 
सामाजिक तथा घामिक परिस्थिति का स्वरूप जानना नितांत 
आवश्यक है। 


रामावत संप्रदाय श्३७ 


4 
सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति 


महाराज प्रथ्वीराज की मृत्यु के साथ ही साथ हिंदुओं का 
सौभाग्य-पूय अनेक शताब्दियों के ल्षिए अस्ताचल के शिखर का 
अतिथि बन गया भारतीय इतिहास का मध्ययुग मुसलमान 
पठान बादशाहों के धार्मिक उन्‍्माद, अत्याचार तथा उमग्राचार का 
व्वलंत उदाहरण है। काफिरों को दीन इसलाम के पवित्र पानी 
से पवित्र करना ही उनकी नीति थी। जो कोई शुद्ध धर्माचार का 
तनिक भी विरोध करता, वह तत्नवार के घाट उतारा जाता। 
मुसलमानी भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार की डक्ति को 
इस प्रसंग में उद्घृत करना असामयिक न होगा? । उनका कहना 
है कि भारतवष में इसलाम धम का प्रचार उसके सरल सिद्धांतों 
के कारण नहीं हुआ, प्रत्युत वह राजशक्ति का धरम था जो कभी 
कभी विजित प्रजा में तल्वार तथा दंडद्वारा बलपूवक प्रसारित 
किया जाता था । यह सत्य है कि हिंदुओं में स्वयं दुर्बलता का 
जोर.था, परंतु पदगश्राप्ति के लोभ ने तथा राज्य की ओर से 
आर्थिक पुरस्कार ने दिदुओं की उस वर्ग के प्रति कसकभरी 
शन्रुभावनाको दबानेमें कभी सफलता नहीं प्राप्त की जिसने उनकी 
स्वतंत्रता छीनी थी तथा जो उनके धरम को घृणा की दृष्टि से 
देखते थे | मूर्तियों का खंडन करना, विपरीत विश्वासों का हनन 
करना तथा काफिरों को मुसलमान बनाना--ये कृत्य एक आदशे 
मुसलमान शासकके पवित्र कतंठ्य समझे जाते थे। सिकंदर लोदी 


१ डा० ईश्वरीप्रसाद--8007"ए ० श७तां०फक ॥7वा8, 
पघृ० ४६४--४७० 


श्श्द भागवत संप्रदाय 


(सन्‌ १४८६--१४१७ ई०) के समय में तो हिंदुओं पर श्रत्याचार 
करने का एक आंदोलन सा चल पड़ा था । बलपूवक मुसल्लमान 
बनाना तो साधारण बात थी। हिंदुओं के ऊपर आर्थिक प्रति- 
बंधों की कमी न थी | कुरानकी आज्ञा में कहीं विधान न होने पर 
भी हिंदुओं से 'जजिया” नामक कर वसूत्न किया जाता था। 
बेचारे हिंदुओं को नि्धंनता, ह्वीनता तथा कठिनता का जीवन 
बिताना पड़ता था। उनकी आय उनके परिवार के लिए कठिनता 
से पर्याप्त होती थी । विजित प्रज्ञा में रहन-सहन की दशा बहुत 
ही निम्न श्रणी की थी । राजकीय कर का भार उन्हीं के ऊपर 
विशेष रूप से पड़ता था | ऐसी दुदंशा के कारण बेचारे हिंदुओं 
को राजनीति के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखलाने का अवसर ही 
नहीं मिक्नता था । 

श्री बल्लमाचाय जी के 'कष्णाश्रय”ः काव्य द्वारा तत्कात्नीन 
राजनैतिक स्थिति का परिचय हमें भमलीभाँति मिलता है। उनके 
मार्मिक शब्द हैं--देश म्लेच्छों से ( मुसलमानों से ) आक्रांत 
है; म्लेच्छों से दबाया गया देश पाप का आल्लयय बन गया है; 
सत्पुरुष पीड़ा तथा अत्याचार का पात्र बन गया है। तीर्थों की 
दशा क्या कही जाय ? गंगा आदि समस्त उत्तम तीथ यबनों के 
आक्रमणों से पीड़ित हो रहे हैं। इन अत्याचारों के कारण 
इन तीर्थों का आधिदेविक रूप ही नष्ट हो गया है। अशिक्षा तथा 
अज्ञान के कारण अथ न जानने से वेदों के मंत्र नष्ट हो रहे 
हैं। लोग त्रह्मचय आदि ब्तों से मुंह मोड़ रहे हैं। वेद का अर्थ 
संतत नष्ट हो रहा है ॥ ऐसी दशा में कृष्ण ही हमारे केवल 
आश्रय हें।-- 

स्लेच्छाक्रान्तीषु. देशेषु पापेकनिल्येघु च। 
सत्पीडा-व्यग्रल्लोकेषु कृष्ण एवं गतिमम ॥ २॥ 


रामावत संप्रदाय २३६ 


गंगादि-तोथ वर्यघु. दुश्रेवाबुतेष्विह । 

तिरोहिताधिदेवेष कृष्ण एवं गतिमम ॥ ३ ॥ 

अपरिज्ञान - नष्टेघु सन्त्रेष्वच्रतयोगिषु । 

तिरोहितार्थ - वेदेघु कृष्ण एव गतिमेम ॥ ५ ॥ 
“--कृष्णाश्रय ( षोडश ग्रंथ ) 


मुसत्षमानों के इन उम्र अत्याचारों के कारण हिंदुओं के 
हृदय में भीतर ही भीतर आग सुज्ञग रह्दी थी। भौतिक जीवन 
में असफलता का थपेड़ा खाकर वे धार्मिक जीवन के सुधार की 
ओर अग्रसर हुए | परंतु उन्हें ईप्सित चिरशांति प्राप्त न हो 
सकी | श्रीशंकराचाय के द्वारा उपदिष्ट ज्ञानमाग तथा निवृत्ति 
पंथ का प्रचुर प्रचार देश में था, परंतु ज्ञानमार्ग रूक्षता तथा 
कठिनता के हेतु जनता को अपनी ओर आकृष्ट न कर सका | 
आचाये कुमारिल के द्वारा उपदिष्ट कममाग तथा ग्रवृत्तिपंथ में भी 
जनता के आकषण का मोहन मंत्र विद्यमान न था। योगमार्गं 
का भी प्रचार धार्मिक क्षेत्र में कम न था, परंतु बह भी जनता 
के बीच उत्साह तथा स्फूर्ति भरने में सामथ्य की सीमा तक नहीं 
पहुँच सका | धर्म ल्ञोकधर्म का रूप छोड़कर व्यक्तिगत घर का 
जामा पहनकर ही सचलता दीख पड़ता था। चारों ओर 
धार्मिक क्षेत्र में जनता को आकषण करनेवाले, भगवान्‌ के 
शील, सौंदर्य तथा शक्ति के परिचायक घर्म का सबंथा टोटा 
था जिसे अपना कर जनसाधारण शांति का अनुभव कर अपने 
जीवन को सफल बनाता । लोगों को उल्लनटी-सीधी आध्यात्मिक 
बातें बतल्ना कर ठगनेवाले दांभिकों की कमी देश में नहीं थी । 
धामिक ज्षेत्र में मनमानी स्वेच्छाचारिता के पोषक नाना वादों 
का बोलबाला था। पाषण्ड की प्रचुरता थी तथा शुद्ध धर्म के 


२४० मागवत संप्रदाय 


रूप का ज्ञान अबोध लोगों की बुद्धि से दूर चला गया था। 
श्रीवल्लभाचाय जी के शब्दों में -- 


नानावादविनष्टेषु स्वकम-मतादिषु | 
पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिमेस ॥ 


नास्तिकों के नाना वादों ने हिंदुओं के सब कम तथा ब्रतों 
को नष्ट कर डाला था तथा धमन्ेत्र में सबका प्रयत्न पाषंड के 
पोषण की ओर ही था। ऐसी दशा में जनता उन्मागगामिनी 
न बनकर सनन्‍्मागंगामिनी कैसे बनती ? परमानंददास जी ने 
भी बड़ी मार्मिक वेदनाभरी वाणी में बड़ा ही स्पष्ट कहा है कि 
अगर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वृन्दावन लीलाए तथा तत्मतिपादक 
श्रीमद्भागवत पुराण नहीं होता, तो सकल भारतवष ओघड़ 
पंथ का पथिक बन जाता। पाषंड तथा दम्भ की वृद्धि के इस 
युग में साक्तिविक श्रद्धा तथा धर्म कहीं सिसकते पड़े अपने जीवन 
की अंतिम घड़ियाँ गिन रहे हैं। वेद का अध्ययनशीत्र ब्राह्मण 
भी अपने माग से विचलित होकर उनमाग का राही बन गया 
है।तो ओऔरों की तो कथा ही न्यारी है ? तब किस पर रोष 
किया ज्ञाय ? तत्कालीन घार्मिक स्थिति का परिचायक यह पद 
ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े ही महत्त्व का है -- 


माधो, या घर बहुत घरी ॥ 
कहन सुनन को लीला कीन्‍्हीं, मर्यादा न टरी । 
जो गोपिन के प्रेम न हो तो, अरु भागवत पुरान | 
तो सब औघड़ पन्थिदि हो तो, कथत गमेया ज्ञान ॥ 
बारह बरस को भ्यो दिगम्बर ज्ञानहीन संन्‍्यासी | 
पान खान घर घर सबहिन के, भसम लगाय उदासी ॥ 


रामावत संप्रदाय २४१ 


७. कं ५ 
पाखण्ड दम्म बढयो कलियुगर्मे, श्रद्धा धरम सयो छोप | 
परमानन्द वेद पढ़ि बिगरयो, का पर कीजे कोप ॥ 


-- परमानन्द दास | 


ऐसे ही उथल्न पुथल के युग में, नाना वादों के विषम दांभिक 
वातावरण में ओर ज्ञान तथा कम मार्ग की व्यामोहक परिस्थिति 
में वेष्णवभक्ति का कमनीय कल्पद्ुम उत्तर भारत को केंद्रस्थल्वी 
काशी में सवंप्रथम रोपा गया था | हिंदू जनता भगवान्‌ की भ्रव्य 
मांकी प्रस्तुत करने वाले घ्म के लिए लालायित थी । वह उस 
अआदश के लिए प्यासी थी जिसमें रसिकशिरोमणि के शील 
तथा शक्ति का समन्वय सोंदय के साथ संपन्न होता है। वह घट 
के भीतर ज्योति का प्रकाश दिखलाने वाले घम की योग गाथा 
सुनने के लिए उत्सुक नहीं थी ओर न ज्ञानमाग के द्वारा किसी 
निगु ण तथा अव्यक्त के रूप-इशंन के निमिक्ष लाल्ायित थी। 
वह लोक के भीतर तिस्तार पाने वाली मंगल्मय भगवान की 
लोक-कल्याण-सयी क्ञीलाओं का अवलोकन करना चाहती थी। 
लोकानुरंजन की कथाओं से वह अपने जीवन को अनुरंजित, - 
रसस्निग्ध तथा रुचिर बनाने की कामना रखती | ऐसी ही दशा -.. 
में वह अपने को वेष्णव भक्ति की कल्पवेलि की शीतल छाया... 
में आश्रित पाकर उल्लसित हो उठी। उसका जीवन स्निग्ध हो 
उठा । बाह्य असफलता से प्रताडित जनता आंतारिक शांति का 
संदेश पाकर कृतकृत्य हो उठी । यावत्री आक्रमंणों से उसे किसी - 
अंश में त्राण तथा रक्षा प्राप्त हुईं। जनता के इस नवीन शांतिदूंत 
का नाम है स्वामी रामानंद तथा उनका संदेश है--भगवान्‌ 
करुणा-वरुणालय की प्रममयी रागात्मिका भक्ति। 

१६ 


. श४२ भागवत संग्रदाय 


र्‌ 


दक्षिण भारत में आलवारों तथा आचार्यों के द्वारा बेष्णव 

धर्म के प्रचार की गाथा विगत परिच्छेद में हम सुना चुके हैं । 

विक्रम की १५ शती में इस वष्णव भक्ति को उत्तर भारत में लाने 
वाले महापुरुष स्वामी रामानंद जी माने जाते हैं। उत्तर भारत 
में विष्णु भक्ति के श्रचार के दो केंद्र इस युग में जागरूक थे-- 
६ १) काशी तथा ( २) मथुरा । काशी रामभक्ति के प्रचार का 
अबल केंद्र था तथा मथुरा-बृंदावत्र ऋष्ण-भक्ति के प्रचार का। 
इन दोनों केंद्रों में ऐेतिहासिक दृष्टि से काशी ही प्रथम केंद्र प्रतीत 
'होता है जहाँ से भक्ति का प्रचार-मन्त्र सब-प्रथम उच्चारित 
“किया गया था। विक्रम की १४ शती के मध्यभाग में काशी में इस 
लवीन धार्मिक जागृति का सूत्रपात हो चुका था। ब्रज्ञमण्डल् 
में ऊष्णभक्ति के प्रचार का उद्योग संभवतः कुछ पीछे प्रतीत 
होता है। निंबाक मत का प्रचार ब्रजमण्डल में कब आरंभ 
हुआ ? इसे हम भलीभाँति नहीं जानते, परंतु विक्रम की १६ 
शती के मध्य के आसपास चेतन्यमत तथा बल्ल्ञभ संप्रदाय का 
प्रवेश ब्रज्ममण्डल् की पवित्र भूमि मे निश्चित रूप से हो गया था। 
थद्द ऐतिहासिक तथ्य है कि संवत्‌ १५४६ बि० (१४६२ ई० ) 
में बल्लभाचाय ने त्रज की पहिली बार यात्रा की थी तथा इसके 

लगभग आठ वष के अनंत्तर १४५६ विक्रमी ( १५०० ई० ) के 

आसपास अक्षय तृतीया को नवनिर्मित मंदिर में श्रीगोवधेननाथ 

( श्रोनाथ जी ) की मूर्ति की स्थापना हुई थी" । चेतन्य महा- 

प्रभु ने भी अपने प्रिय शिष्य लोकनाथ आचाय को त्जमण्डल्न 

के तीर्थों के उद्धार के लिए ल्लगभग १४१० ई० में मथुरा भेजा था 


१ द्रष्टव्य वल्लम दि्ग्विजय पृ० ५७० 


रामावत संप्रदाय २४३ 


तथा आचाय जीने ब्रज्ममाहात्म्य तथा पुराणों की सहायता से ब्रज 
के यावनी आक्रमणों के कारण लुप्तमाय तीर्थोंका उद्धार बड़ी 
ही तत्परता तथा मनोयोग के साथ किया था। अतः विक्रम की 
१६ शती के मध्यमाग में तथा ईसस्‍्वी सन्‌ की १४ वीं शती के 
अंतिम भाग में ब्रजमण्डल में क्रष्णभक्ति के प्रचार के जीवित 
कंद्र स्थापित द्वो चुके थे; यद्ध निःखदेह कद्द सकते हैं । 


छः 
_अकन्‍-रकपमक-ाक हर _2वकआल्‍यअनकनकक,:. 


३--स्वामी राघवानंद 


दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में विधष्णुवभक्ति के 
प्रधान प्रचारक स्वामी रामानंद ज्ञी माने जाते हैं, परंतु मेरी 
दृष्टि में यह गौरव इनके गुरु स्वामी राघवानंद जी को ही देना 
सर्वथा उचित है । राघवानंद जी ही दक्षिण तथा उत्तर भारत 
के भक्ति-आंदोलनों के संयोज्चक व्यक्ति हैं | मध्यकालीन धार्मिक 
आन्दोलन के इतिहास का परिचय स्वामी राघवानंदजी के परिचय 
के बिना कथमपि पूरा नहीं हो सकता। इनकी जानकारी सामग्री 
के अभाव में नहों के बराबर है। ये रामानुजजी संप्रदाय के 
महात्मा तथा योगविद्या के पारंगत पंडित माने जाते थे | किंवदंती 
है कि इन्होंने अपने प्रिय शिष्य रामानंद स्वामी को मृत्युयोग 
से योगविद्या के बल पर बचाया था। नाभाजी के कथनानुसार 
ये रामानुजमत के महात्मा थे तथा भक्तिआंदोलन के बड़े 
भारी नेता थे। इन्होंने भक्त को मान दिया, चारों वर्णों तथा 
चारों आश्रमों में भक्ति को दृढ़ किया और समग्र प्रथ्वी को हिला- 
कर ( पत्रावलंबित कर ) वे स्थायी रूप से काशी में बस गए | 
नाभाजी का कथन दै-- 


२४४ क्‍ मागवत संप्रदाय 


देवाचारज दुतिय महामहिसा हरियानंद | , 
तस्य राघवानंद भये भक्तन को मानद ॥ 
पत्रावलम्ब पुथिवी करी बस कासी स्थाई ! 
चारि बरन आ्राश्रम सबहीं को भक्ति इढ़ाई ॥ 
तिनके रामानंद प्रगट विश्वमंगृल जिन वपु घरयौ | 
रामाजुज-पद्धति प्रताप अवनी अमृत हे अजुसर॒यो ॥ 
. ( भक्तमाल, छुप्पय ३० ) 
ये हर्याचाय के शिष्य तथा रासानंद जी के गुरू बतलाये 
गये हैं । यह बात तो सवथा सिद्ध है, परंतु हमारे पूर्वोक्त मत 
का पोषक 'हरिभक्ति सिंधुबेल्ञा! ग्रंथ. का, जिसके कर्ता 
अनंत स्वामी बताये जाते हैं, यह श्लोक है जिसमें उनका दक्षिण 
भारत से आकर उत्तर भारत में राममंत्र के प्रचार करने की बात 
कही गई है-- 
. बन्दे श्रीराघवाचाय रामानुजकुलोद्भवर् | 
याय्यादुत्तरमागत्य. रामसन्त्रश्नचारकम्‌ ।॥ 
( मंत्र अकरण, चोथी तरंग) 


इस पद्म के साक््य के ऊपर तथा भक्तमाल के पत्नालंब 
प्रथिवी करि? वाक्य से हम यही निष्कष निकालते हें कि उत्तर 
भारत के विष्णुभक्ति के ज़नान्दोत्नन के वास्तव नेता तथा राममसंत्र 
के प्रचारक स्वामी राधवानंद जी ही थे, परंतु इनके पद्ठशिष्य 
तमानंद स्वासी के विशाल व्यक्तित्व तथा कार्यावल्ी ने इनके 
बास्तव गौरव को इतना आवृत कर दिया कि इनका महत्त्व दी 
लुप्त हो गया । क्‍ । 

उनकी जीवनी अभी तक अंधकारपूर्ण द्वी है | हम इतना 
ही जानते हैं कि ये काशी के पंचगंगा पर निवास करते थे तथा: 


रामावत संप्रदाय २४५ 


यहीं इन्होंने रामाचंद स्वामी को अपना मंत्रशिष्य बनाया था। 
चगंगा घाट पर राघवानंद के नाम से एक प्राचीन मढ़ी अबतक' 
विद्यमान रही, परंतु गतबष की गंगा की बाढ़ने उसे एकदम 
छिन्नभिन्न कर दिया, परंतु मढ़ी के ध्वंसावशेष आज भी. देखने 
को मित्न सकते हें । 
रचना 


स्वामी राघवानंदर जी की किसी विशिष्ट रचना का पता नहीं 
चलता जिससे उनके मान्य सिद्धांतों की समीक्षा की जञाय। 
सोभाग्यवश काशी नागरीप्रचारिणी सभा के हस्तलिखित संग्रह 
में एक छोटी पुस्तिका संग्रहीत है जिसका नाम है--सिद्धांत 
तन्मात्रा | इसके रचयिता राघवानंद बतल्ाये गये हैं और अन्तः- 
साक्ष्य से ये रामानंद जी के गुरुसे अभिन्न व्यक्ति ठहरते हें । 
इस पुस्तिका के अनुशील्न से स्पष्ट प्रतीत होता है कि राघवानंद 
की साधना योग और भक्ति का समन्वित रूप है। योग के 
पारिभाषिक शब्दों तथा विषयों का संकेत इस पुस्तिका में पर्याप्त 
रूपेएः है। योग शब्दावली जेसे सुन, गगन, शब्द, मनकार 
( अनाइत नाद ) आदि की दी उपलब्धि यहाँ नहीं होती; ग्रत्युत 
योग-प्रक्रिया के विधिविधानों तथा योगियों की वेश-भूषा का 
भी डल्लेख यहाँ बड़े आदर तथा आम्रह से किया गया है । योगी 
के सन को छढकाग्र करने के लिए घेय तथा ब्रह्मचय की आवश्य- 
कता बतल्ााई गई हैं१..इंद्रियज्मय के निमित्त नासाग्र-दृष्टि छा 
विधान किया गया हे-- 


जीह मारी द्ोदी ( ही ) कल जीतो जोगो राषो हाथ । 
नन॒ ( नैेन ) नासिका येक हो द्वाथ 
देख्या चाह जग व्योहार ( १, पंक्ति ७-९ ) 


२४६ भागवत संप्रदाय 


इस क्रिया के अध्यास से जगत्‌ का प्रत्यक्ष रूप दीख पड़ता है 
कि यह संसार वास्तव रूप से कभी सत्य नहीं है। प्राणायाम से 
शुक्र ( पानी ) को स्थिर कर योगी लोग ऊध्वे रेता बन कर काल्न- 
वंचना किया करते हैं, इस प्रसिद्ध बात का हल्लेख यहाँ आदर 
पूवक किया गया है-- 


पवन पानी घरे सो जुग जुग जोव जोगी आस | 


हठयोग का अंतिम लक्ष्य है चंद्र-चूय का समागम, प्राणा- 
पान या इडापिंगला नाड़ियों का संमिनज्षन जिससे समाधि दशा में 
पहुँच कर योगी नाद, शब्द तथा ज्योति का अनुभव करता है । 
इस पुरितका के शब्द हैं-- 


चंद्रसुरज जमी असमान तारा मण्डल भये प्रकास 
झावुन जोगी यह ऋनकार 

सुन गगन मह ध्वजा फराई पुछो सबद भयो प्रकासा 
सुन लो सीधो सबद का बासा || 


यह तो हुआ योग की प्रक्रिया का निदंश | वष्णव धर्म संबंधी 
बातों का भी इसमें पूरा उल्लेख है। यहाँ द्वादश ( द्वादशाक्षर 
मंत्र-ओं नमो भगवते वासुदेवाय ), तिलक, तुलसीं की माला 
तथा सुमिरनी का आदर के साथ उल्लेख किया गया है तथा 
ध्यव धर्म के मान्य सिद्धांतों का भी पर्याप्त उल्लेख है । वेष्णव 
धरम के गुरु-माहात्म्य का सुदर परंतु संज्षिप्त वर्सन यहाँ मिल्नता 
है । अथकार का कहना है कि गुरु से दीक्षा पाने वाला व्यक्ति 
साधनामार्ग में जितनी सफलता प्राप्त कर सकता है उतनी पाथी 
पत्रों को पढ़ने वाला नहीं । सौ दिन का पंडित एक दिन के 
मुण्डित-दीक्षाप्राप्त-के बराबर होता हैः-- 


रामाबत संप्रदाय २४७ 


सो दीन का पीडन्त एक दी का झुडत । 
पार न पाय योगेश्वर घर का॥ 


सच्चे शिष्य का लक्षण यही है कि वह गुरु के शब्दों का, 
उपदेशों का, आदर करता है | परंतु जो गुरु के बचनों पर रोंद 
कर चलता है वह “निगुरा? कहलाता है और साधनामाग में 
कभी सफल्नता नहीं प्राप्त कर सकता । ॥ 


सुगुरा होय तो सबदक्‌ माने 
नुगुरा होय तो ऊपर चाल 
चल्रतो षट दरसन में मो काल 

( छू० ७, पं० ११-१३ » 


इस प्रकार इस पुस्तिका के अनुशीलन से हम इस निष्कष 
पर पहुँचते हैं. कि उत्तर भारत के इस भक्ति आंदोलन में योग 
तथा भक्ति का पूर्ण सामजस्थ था; बहुत संभव है कि वेष्णव 
पंथ ने मध्यकालीन योग-उपासकों को भी अपने में संमित्नित 
कर अपने संप्रदाय को अधिक लोकप्रिय तथा व्यापक बनाया । 
राघवानंद अवधूतवेश वाले बतलाये गये हैं। अवधूत' से 
अभिप्राय है दत्तात्रेय के उपासक से, जो योगमार्ग के अनुयायी 
भी थे | इस प्रकार राघवानंद का सिद्धांत हठयोग यथा वष्णव 
भक्ति के पूर्ण सामंजस्य तथा संमेलन का प्रतीक है* । | 


मजीलन ,,, जिम िलीलन 





१ सिद्धांत तन्‍्मात्राँ का मुल पाठ प्रकाशित है| द्रष्टव्य डा० पीतां- 
बरदत्त बड़थ्वाल-योगप्रवाह पृ० १८-२२; प्रकाशक काशी विद्यापीठ, 
बनारस, सं० २००३ | 


श्ड्८ भागवत संप्रदाय 
४--स्वामी रामानंद 


रामानंद का आविभावकाल 


स्वामी रामानंद जी का आविभाव किस शताब्दी में हुआ 
था ? इंस समस्या का उचित समाधान नितांत आवश्यक है। 
स्वामी जी की दो प्रस्यात रचनायें आजकल्न प्रसिद्ध हैं | ये दोनों 
संस्कृत में ही है। प्रथम का नाम है--वैष्णव-मताष्ज-भास्कर 
जिसका स्वामी जी ने अपने शिष्य सुरसुरानंद के प्रश्नों के उत्तर 
रूप में निर्माण किया है | इसमें १६२ पद्य हैं और बेष्णव सिद्धांतों 
तथा आचारों का विस्तृत विवरण है। दूसरी का नाम है-- 
रामाचन पद्धति) । यह संस्कृत में गद्यपद्मात्मक रूप में लिखी 
गई है और रामचंद्र के पूजन-प्रकार का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत 
करती है। रामाचन-पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु 
परंपरा का उल्लेख इस प्रकार किया है*--- 


रामचंद्र-- > सीता जी-- >> विष्वक्सेन-- > शठकोप 
सामी-- 2 श्री नाथमुन्ि-- > पुरडरीकाजक्ष आचाय«+- > 
राममिश्र-- > यामुनाचाय-- > महापूर्णा चाय-- > श्री. रासा- 
नुज-- > कूरेश-- > मसाधवाचाय-- > वोपदेवाचाय-- >> देवा- 


१ इन दोनों ग्रथों का संस्कृत टीका तथा हिंदी व्याख्या के साथ 
प्रामाणिक संस्करण बल्वभद्रदास के संपादकत्व में जयपुर से प्रकाशित 
हुआ है ( सं० १६८८ ) । इस संस्करण में “प्रस्तुत प्रसंग? में संपादक ने 
अनेक महत्त्वपूर्ण साप्रदायिक बातों का संकल्नन किया है जो वैष्णव धम 
के जिज्ञास॒श्रों के लिए नितांत उपादेय है । 

२ रामाचन पद्धति श्लोक ३--५ । 


गमावत संप्रदाय >0॥:प 


धिप--> पुरुषोत्तम--> गंगाधर--> रामेश्वर-- > द्वारानंद 
--> देवानंद-- > श्रीयानंद-- >> हरियानंद-- > राघवानंद-- > 
रामानंद 


इस सच्ची परंपरा के अनुसार श्री रामानुज के १७ वीं पीढ़ी 
में रामानंदजी का आविर्भाव हुआ। यदि एक पीढ़ी के लिए 
४२५ वध का समय माना जाय तो दोनों के बीच में. 
साढ़े तीन सौ वध का अंतर सानना उचित होगा। श्रीरामानुज 
का तिरोधान ११३६ ई० में माना जाता है। तदनुसार रामानंद 
जी का तिराघधान १४८६ ई० अथोौत्‌ १५ वीं शी का अंतिम 
आग सें सानना कथमपि अन्याय न होगा । 


रामानंद जी की यही गुरुपरंपरा सवंथा मान्य तथा 
प्रामाणिक है। इसके अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
नाभा जी दास के द्वारा निर्दिष्ट परंपरा ( जिसके अनुमार 
रामानंद श्रीरामानुज की पाँचवी पीढ़ी में विद्यमान बतल्ाये 
जाते हैं ) एकदम अधूरी है। इसमें कतिपय मान्य आचार्यों के 
ही नाम निदिष्ट किये गये हैं। नाभा जी का वह छप्पय पीछे 
निर्दिष्ट है | 


इसमें देवाचाय-- > हरियानंद-- > राधवानंद-- > रामानंद 
की अंतिम छोर तो प्रायः ठीक सी है, परंतु रामानुज तथा 
देवाचाय के बीच में आचार्यों के अस्तित्व का वर्णन इसमे नहीं 
है। अत: उन लोगों का मत जो रामानंद तथा राम्रानुज़ के 
बीच में केवल सो-सवा सौ वर्षा का व्यवधान मानते हैं ( जो 
& पीढ़ी के ल्षिए उचित है ), रामानंद जी के स्वतः उल्लेख से 
एक-दम प्रमाणद्दीन प्रतीत होता है। 


२५४० | भागवत संप्रदाय 


समय-निरूपण के साधन 

(१ ) रामानंद के समय-निरूपण के लिए आवश्यक उप- 
करणों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह सबत्र प्रसिद्ध है कि 
व्वामी रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय 
में विद्यमान थे । यह बादशाह बहलोल लोदी का पुत्र तथा उत्तरा- 
घिकारी था । उसका पहला नाम था निज्ञाम खाँ; गही पर बेठने 
पर उसका नाम हुआ सिकंदर | उसने सन्‌ १४८६ से लेकर सन्‌ 
१५१७ तक रे८ वर्षों तक राज्य किया । वह इस्लाम धर्म का बड़ा 
ही उन्नायक, प्रभावशाली तथा असहिष्णु शासक था। उसके 
समय में हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण का एक बड़ा तूफान तथा 
बवण्डर आया था जिसके कारण अनेक हिंदू साधु-संतों को 
भीषण अत्याचारों का शिकार बनना पड़ा था। उसके समय में 
मानिकपुर के प्रसिद्ध पीर शंख तकी विद्यमान माने जाते हैं। 
कतिपय विद्वान्‌ शेख तकी को बादशाह सिकंदर लोदी का गुरु 
मानते हैं । 

(२) कबीर के बीजक से भी शेख तकी तथा कबीर की 
समकालीनता का परिचय मिल्ञता है-- 

मानिकपुरदहिं कबीर बसेरी। महद॒ति सुनी सेख तकि केरी ॥ 

( बीजक, ४८ रमेनी ) 


घट घट है अविनासी सुनो तकी तुम सेख । 


कहते हैं कि इन्हीं शेख तको ने सिकंदर लोदी से कबीर की 
शिकायत की थी छि वे इसल्नाम धम को निंदा करते हैं तथा 
मुसलमान होकर भी हिंदू धर्म की संबधना करते हैं। इस पर 
बादशाह ने कबीर साहब को जंजीर में बंँधवा कर गगाजी में 
डलवा दिया था | परंतु भगवत्कृपा से जंजीर की कड़ियाँ अपने 


रामावत संप्रदाय २५१ 


आप बिखर गई और वे वादशाह को ललकारते हुए बाहर निकल 
आये थे | इस घटना का उल्लेख कबीर के प्रधान शिष्य ध्मंदास 
जी ने किया है-- 


शाह सिकन्दर जल में बोरे बहुरि अ्रग्नि पर जारे। 
बेगम हाथी आन झुकाये सिंहरूप दिखराये ॥ 
निरगुण कयें अभयपद गाव जीवन को समुझाये। 
काजी पंडित सभी हराये पार कोड नहीं पाये ॥ 


इस घटना का उल्लेख संत-साहित्य में विशेष रूप से मिलता 
है । महात्मा गरीबदास जी ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 

हा जड़े तोक बेड़ी गले में जंजीर । 
लोदी सिकन्दर दई हेजु पीर ॥ 
डारे गंगा बीच हुये खड़े। 
राखे समथ तोक बेड़ो भड़े ॥ 


नाभा जी के टीकाकार प्रियादास भी इस वर्णन की पुष्टि 
करते हैं। अतः कबीर तथा सिकंदर लोदी दोनों समकालीन 
माने जाते हैं। कबीरदास रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं । 
अतः रामानंद तथा सिकंदर लोदी की बहुत कुछ समसामयि- 
कता अनिवाय है। 

(३ ) स्वामी रामानंद जी के शिष्यों में अन्यतम शिष्य थे-- 
सेन भगत ये रीवॉनरेश के नापित रूप से प्रसिद्ध हैं | नाभा जी 
के कथनानुसार जब सेन भगत साधु संतों की सेवा में संत्नग्न 
थे, तब भगवान्‌ ने राजा की सेवा में उपस्थित होकर स्वयं नापित 
का कार्य संपादन किया था। नाभा जी का यह विवरणात्मक- 
छुप्पय इस प्रकार है-- 


२५२ भागवत संप्रदाय 


प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो | 

छिप्र छुरहरी गह्ी पानि दपन तहेँ ल्ीनो 
तादशह्े तिहि काल भूप को तेल लगायो । 
उल्लटि राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायौ ॥ 
श्याम रहत सन्मुख खदा, ज्यों बछुरा हित घेन के। : 
विदित बात जग जानिये, हरि भये सहायक सेन के ॥ 


इस छुप्पय में निर्दिष्ट राजा बांधवगढ़ के नरेश थे; इसका 
परिचय प्रियादास की टीका से लगता है-- 


बाँधोगढ़ वास, हरि साधु सेवा आस लागी, 
पगो मति अति प्रभु॒परचो दिखायो है। 
करि नित नेम चल्यो भूप को लगाऊ तेल, 
भयो मग मेल सन्त, फिरि घर श्रायो है। 


टहल बनायो करी, नूप कीन शंक घेरी, 
धरि उर स्थाम जाय भूपति रिक्कायो दे । 


पाछे सेन गयो, पूछे, हियरंग छुयो 
भयो अचरज राजा बचन सुनायो है ॥ 


रीवाँ के महाराजा श्रीरघुराज सिंह ने अपने 'भक्तमाल-राम- 
रसकावल्ी' में इस महाराजा का नाम राजाराम बतलाया है-- 


बॉधवगढ़ पूरव सो गायो। सेन नाम्त नापित तह जायो ॥ 
ताकी रहे सदा यह रीता | करत रहे साधुन सा श्रीती ॥ 
तह को राज्ञाराम बघेला | बरन्यो जेहि कबीर को चेला ॥,. 
करे सदा तिनकी सेवकाई | मुकर देखावैे तेल लगाई 0 


रामावत संप्रदाय २५३ 


, बांधवगढ़ (रीवाँ ) के राजा राजाराम का दूसरा नाम 
रामचंद्र बतलाया जाता है। ये राजा वीरभानु के पुत्र थे । इनका 
राज्यसमय १४५४ ईस्वी से लेकर १५६१ ६० तक था। इनसे 
संबद्ध सन नापित का आविभाव काल १६ वीं शती का उत्तराध 
है। यदि इनफ्रे समय से स्वामी जी का तिरोधान पचास वर्ष 
पहिले माना जाय, तो इनका अंतिम समय १६ वीं शती का 
आरंभिफ वर्ष माना जा सकता है। 


स्वामीजी की जीवनी से संबद्ध ऊपर तीन घटनाओं का हमने 

उल्लेख किया है जो इनके काल के विषय में निशणायक मानी जा 
सकती हैं--( १) स्वामी जी की सिकंदर लोदी के समय 
( १४८६-१०१७ ई० ) में विद्यमानता; (२) कबीरदास का 
सिकंदर ल्ोदी से प्रोढ़ावस्था में भेंट होना; (३) स्वामी जी के 
अन्यतस शिष्य सेनभक्त की बांधवगढ़ नरेश राजाराम ( सन्‌ 
१४४४-१४५६१ ) के समय में विद्यमानता। स्वामी जी की उम्र 
सो वष के ऊपर मानी जाती है। इन समस्त घटनाओं के 
तारतम्य से हम इस्री निष्कष पर पहुँचते हैं कि स्वामी रामानंद्‌ 
जी का आविभांव काल १४ वीं शती ( १७१० हैं० १५१० ई० ) 
है। इस प्रासाण्य पर अगस्त्यसंहिता के भविष्योत्तर खंड में 
स्वामी जी का जो अविभाव-काल संवत्‌ १३५६ विक्रमी 
( १३०० ई० ) दिया गया है*वह प्रामाशिक कथमपि नहीं हो 
सकता क्यों कि ऊपर निर्दिष्ट घटनाओं का मेल्न इस समय से 
ठीक नहीं बंठता। स्वामी जी के जीवनचरित से संबद्ध 
घटनाओं तथा शिष्यों के काजल के कारण इनका आचाय-काल 
पंद्रहर्वे शतक ( १४४० ई० ) के मध्यभाग के पीछे ही सिद्ध 
होता हे । 


२५४ भागवत संप्रदाय 
जीवनचरित 


स्वामी रामानंद के जीवनचरित की विशिष्ट घटनाओं का 
ही उल्लेख मित्रता है; उनके महृ््वपूण जीवन की समग्र घट- 
नाओं का परिचय हमें प्राप्त नहीं है। इधर उनके दिग्विजय के 
वर्णन वाले काउ्यों की रचना की गई है, परंतु इस प्रयत्न को * 
विज्ञ आलोचक सांप्रदायिक ग्ररणा का ही फल्न मानते हैं 
विशुद्ध ऐतिहासिक पद्धति से मीमांसा तथा छानबीन की इसमें 
नितांत कमी है। इतना तो निश्चित है कि स्वामी रामानंद 
उत्तर भारत की आध्यात्मिकता तथा तपश्नचयां के ज्वल्लंत 
प्रतीक हैं । 

कहते हैं कि इनका जन्म प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल 
में हुआ था। पिता का नाम था 'पुरय सदन” तथा माता का 
सुशीला देवी । आरंभिक शिक्षा-दीक्षा वहीं हुई। जगत्‌ के प्रप॑च 
से वेराग्य ने इनके विशुद्ध हृदय को बाल्यकाल में ही अपना 
निकेतन बनाया । फल्ततः ये काशी आये और तत्कालीन प्रख्यात 
महात्मा राघवानंद जी के शिष्य बन गए । स्वामीजी काशी के पंच- 
गंगा घाट पर निवास करते थे । वे स्वयं वृद्ध हो चले थे ओर स्वयं 
ही किसी योग्य शिष्य के अनुसंधान में थे। रामानंद जैसे योग्य 
व्यक्ति को अपना शिष्य बना कर उन्होंने अपने जीवन के महनीय 
डह श्य को सफल माना। आजकल रामानंद जी के जीवन से 
संबद्ध अनेक संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, परंतु उनमें प्रामाणिकता 
का अभाव होने से वे ऐतिहासिक शोध के उपयुक्त नहीं हैं। एक 
मुसल्लमानी फकीर का कथन उनकी महत्ता का पर्याप्र सूचक है | 


 श्रीभगवत्पादाचाय के सामयिक मोलाना रशीदुद्दीन नामक 
एक फकीर काशी में हो गये हैँ। उन्होंने “तज़कीर तुक फुकरा” 


रामावत संप्रदाय श्प्प्‌ 


संज़्क एक पुस्तक लिखी है जिसमें मुसलमान संतों 
की कथायें हैं । उसमें श्रीरामानंद स्वामी जी की भी कुछ चर्चा 
उन्‍होंने की है । उसका हिंदी भाषांतर नीचे डद्घृत किया 
जाता है':-- 


इसी पुरी (काशी ) में पद्चगड्ाघाट पर एक प्रसिद्ध 
महात्मा रहते हैं | तेज: पञ्ध ओर पूर्ण योगेश्वर हैं । बष्णवों के 
सवंमान्य आचाय हैं । सदाचार और त्रह्मनिष्ठत्व के स्वरूप द्वी 
हैं। परमात्मतत्व रहस्य के पूर्ण ज्ञाता हैं। सच्चे भगवस्यधरम्रियों 
एवं ब्रद्मविदों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं। अपि तु, 
घर्माधिकारमें वे हिंदुओंके घम-कर्म के सम्राद्‌ हैं| केवल ब्रह्मवेला 
में अपनी पुनीत गुफा से गंगा स्नान के लिये बाहर निकलते हें । 
उन पवित्र आत्मा को रवामी रामानंद कहते हैं। उनके शिष्यों 
की संख्या पांच सौ से अधिक है । उस शिष्यसमूह में द्वादश 
गुरु के विशेष ऋपापात्र हैं कबीर, पीपा और रेदास आदि। 
भागवतों के समुदाय का नाम “विरागी” है। जो ज्ञोक-परलोक 
की इच्छाओं का त्याग करता है, उसे ब्राह्मणों की भाषा में 
“वरागी” कहते हैं । कहते हैं कि इस संप्रदायकी प्रवर्तिका (ऋषि) 
जगल्नननी ( श्री ) सीता जी हैं । उन्होंने प्रथमतः अपने सविशेष 
सेवक पाषदरूप ( श्री ) हनुमान ( जी ) को डपदेश किया और 
उन ऋषि ( आचाय॑ ) के द्वारा संसार में उस रहस्य ( मंत्र ) का 
प्रकाश हुआ | इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री-संप्रदाय 
है । और उसके मुख्य मंत्र को “रामतारक” कह्दते हैं। और 
यह कि उस पवित्र मंत्र को गुरु शिष्य के कान में दीक्षा देते हैं । 
ओर ऊध्वपुंड्र तिलक लाम व मीम के आकार का ल्त्ञाट तथा 


१ कल्याण के संतांक में उद्घृत 


२५६ भागवत संप्रदाय 


अन्य ग्यारह स्थलों पर लगाते हैं। तुलसी का “हीरा” जनेऊ 
में गूंथ कर शिष्य के गले में पहनाते हें। उनकी जिह्मा जप में 
ओर सन सच्चे प्रियवम के दशनानुसंधान में रहा करता है। 
पूर्णतया भजन में ही इस संप्रदाय की रीति है । अधिकांश संत 
आत्मारामी अथवा परमहंसी जीवन निर्वादह्द करते हैं| . 


स्वासी रामानंदजी के जीवनचरित की सामग्री के अभाव 
में उनका अलोकिक व्यक्तित्व हमारे नेत्रों के सामने पूर्णतया 
अभी आया ही नहीं है। अयोध्याजी में रामानंदी वेष्णवों का 
एक ऐसा दल है जो नये नये प्रंथों की रचना कर उन्हें स्वामी 
जी की मौलिक रचना घोषित करने में तनिक भी नहीं चुहुता | 
इस दल का उद् श्य है रामानंदी संप्रदाय को एक स्वतंत्र वेष्णव 
संप्रदाय सिद्ध करना तथा रामानंद जी को उसका प्रवतेक मूल् 
आचाये बतल्ाना, परंतु यह बात पूर्वोक्त ऐतिहासिक तथ्य से 
नितांत विरुद्ध है। रामानंद जी आचाय रामानुज की ही पद्धति 
तथा परंपरा में थे; यह बात उन्हीं की सच्ची रचना 'रामाचन- 
चंद्रिका' से सप्रमाण सिद्ध होती है । | 


इस उह श्य की सिद्धि के निमित्त विरचित रचनाओं से हमें 
सावधान होने की आवश्यकता है। अभी हाल में ही एक 
विचित्र ग्रंथ का परिचय मिला है जो अभी तक हस्तल्लिखित रूप 
में है। इसका नाम है-प्रसंग पारिज्ञात। इसके लेखक कोई 
चेतनदास वेष्णव हैं जिन्होंने संवत्‌ १५१७ में इस विचित्र ग्रंथकी 
रचना की । यह ग्रंथ भाषा की दृष्टि से एक विचित्र अ्रज्ञायबधर 
है | यह 'देववाडी प्राकृत” में लिखा गया है जिसमें पेशाची भाषा 
के शब्दों का भी पुरा प्रयोग किया गया है । ग्रंथ के ऊपर वते* 
मान खड़ी बोली में लिखित एक टीका है जिसकी सहायता से भी 


रामावत संप्रदाय २५७ 


इस दुर्भद्य प्राकृत-दुर्ग में प्रवेश पाना दूभर है । इस नाम को 
न तो प्राकृत भाषा का द्वी पता भाषावेत्ताओं को है ओर न प्रसिद्ध 
पेशाची भाषा के नियमित शब्दों का ही यहाँ प्रयोग है। जान 
पड़ता है किसी बेरागी वेष्णव ने इस विलक्षण ग्रन्थ को हाल में 
ही लिख कर प्रसिद्ध कर दिया है। ऐतिहासिक प्रसिद्ध पुरुषों 
का भी स्वामी जी के साथ भेंट होने का उल्लेख किया गया है, 
परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से ये घटनाये सम्भव नहीं प्रतीत होतीं ॥ 
प्रन्थकारका मुख्य प्रयोजन यही प्रवीव होता है कि स्वामी जी 
अन्त्यजों की शुद्धि के पक्तपाती थे तथा मुसलमानों के संपक से 
दूषित मुसलमान बन जाने वाले हिन्दुओं को पुनः हिन्दू धमम में 
लेने के भी प्रमी थे। भविष्यवाणी के रूप में गान्धीजी तथा 
उनके विख्यात काय का भी उल्लेख किया गया है। चरखा के 
प्रचारक तथा रामनाम के प्रसारक महात्मा गान्धी सन्त 
कबीरदास के अवतार बतल्ञाये गये हैं। ग्रंथ की भाषा, 
भाव, भविष्य वाणी आदि सभी बातें इसे अप्रामाणिक 
सिद्ध कर रही हैं। स्वामी जी का परिज्ञात चरित्र भी 
अवश्यमेव विद्यमान है, परंतु अन्य बातें विचित्र कल्पना की 
प्रसूति प्रतीत होती हैं । ह 


प्रसंगपरिजात में कुल १०८ अष्टपदियाँ हैं. और प्रत्येक अष्ठ- 
पदी में ८ पद हैं। ग्रंथ की अंतिम अष्टपदी से इसका रचना-काल 
१५१७ विक्रमी ( १४६० ई० ) दिया गया है। गत शताब्दी 
के चतुर्थ चरण में गोरखपुर के मौनी बाबा ने अपना मौन ब्रत 
समाप्त होने पर स्थानीय स्कूल के एक विद्यार्थी को हिंदी टीका 
के साथ इसे लिखवाया था। अंतिम अटष्टपदी भाषा की दृष्टि से 
अध्ययन के लिए यहाँ उद्धृत की जाती है। 

श्ऊ 


श्प््द भागवत संप्रदाय 


थधिप जिम चुणाचू पेम घुर। 

णिप हामु चेतणदास खुर ॥ 

वित्तान्त वारिष लेष उर। 

ढिग मरसिया ले पम्महुर ॥ 
वसुवीर किम्मरंस भुके। 
पविवेहु खुर भामत रुके ॥ 
उचहाँ. चुरुण  जांखुके । 
दिचहुर हिमरथाझुं पुके ॥ 


पलु पंमिर सपचा लुली। 
मछुवेहरा गिय वाकुली ॥ 
अमणें बुअर्र छामुली। 
मकुमिद्द कुपाटह धामुलो ॥ 


अंजाम भरूणवासी  लुपू। 
देशवाड़ि प्राकृत सुभतुपू ॥ 
पेशानि छुबदा चिथु छुपू। 
(जैंदास अदणा लिख्ुण॒ुप्‌ ॥ 

वासपटि सिव आसखसिणवुगी 

दिति औरसा हिम मिहचुगी 

छुप सग॒ पारी जातुगी 

हिहरेपु रामचु.. पातुगी । 


अथोत्‌ू--( १ ) उस महती समागम में बुद्धि विवेक से ही 
इस चेतन दास को आज्ञा हुई कि संघ में रहकर जो वृत्तांत का 
समूह चयन किया है, उसे सुनाऊं सो सुन कर सब परमानंद 
को प्राप्त हुए-यह आश्चय । 


रामावत संप्रदाय २५६ 


(२) जब संतों की आज्ञा हुई कि इन गुप्त प्रकट वृत्तांतों 
को लिखा जाय, विचित्र छंद ओर विचित्र भाषा में, जिसे बिना 
समभाये कोई समर्कौन सके, सिद्ध जानुक द्वारा रक्षित रहे । 

(३ ) क्योंकि उसमें कुछ वृचांत ऐसे हैं, ज़िनकों उच समय 
तक छिपाना है, जब तक बह घटना घटित न हो जाय | उसका 
निरचय तत्कालीन सिद्ध ही करेगा। 

( ४) उसी विचार से यह वृत्तांतमाला देशवाड़ी प्राकृत में 
पिशाच भाषा के सांकेतिक शब्दों के योग से, अदना छुंद में, 
संग्रथित की गई । 

(५) ज्ञानभूमि का चंद शिवम्रत सब्चिदानंद अर्थात्‌ 
१५१७ गुरु जन्म दिन माघ क्षष्णा सप्तमी श्रुगुवार को यद्व 
प्रसंग-पारिजञात? रामनास लेकर समाप्र हुआ! । 

५--सिद्धांत 

वष्णव-सतावज-भारकर” ही स्वामी रामानंद जी के सिद्धांतों 
का विवेचक एकमात्र महनीय अंथ है । इसका अनुशीलन इनके 
सिद्धांतों को विशिष्टाह्न तसम्मत सिद्ध कर रहा है। श्री रामानुजा- 
चाय के द्वारा व्याख्यात विशिष्टाद्ग तसिद्धांत ही रामानंदजी को 
सवंथा मान्य है। अंतर इतना ही है कि श्री वष्णवोंके द्वादशाक्षर 
मंत्र के स्थान पर रासमानंदी वेष्ण॒वों को रामषडक्तर मंत्र ( <राँ 


रामाय नमः ) द्वी अभीष्ट हे । इसी पाथक्य के कारण रामानंदी 
वष्णव अपने को 'वरागी? वेष्णब के नाम से अभिद्दित करते 





१ विशाल भारत नवंबर १६३२ प्रृ० ३६ पर श्री शंकरदयालु 
श्रीवास्तव एम०८० के लेख में उद्घृत मूल अंथ की अष्टपदी तया टीका । 


२६० भागवत संप्रदाय 


हैं। स्वामी रामानंदजी वर्णाश्रम-घर्म के पोषक आचारवान्‌ 
आाचाय थे | अतः यह साधारणतया प्रचलित विश्वास किदे 
जात पाँत के माननेवाले नध्थे तथा वर्णाश्रम की मर्यादा के 
रक्षक न थे निराधार तथा सवथा भ्रांत है । इस विषय में उत्तर 
भारत की स्थिति दक्षिण भारत की अपेक्षा नितांत भिन्न है । 
दक्षिण भारत में दो ही वर्णों की प्रमुख सत्ता है--बराह्मणों की 
तथा तदितर अब्राह्मणों की या शुद्रों को । अतः ब्राह्मणों को 
अपने भोजन-छाजन के विषय में शूद्रों से विशेष बचकर रहने 
की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपनी घार्मिक निष्ठा तथा 
आचार की रक्षा के निमित्त रामानुजी आचायगण तथा उनके 
अनुयायी ब्राह्मण लोग कट्टरता की मर्ति माने जाते हैं । परंतु 
उत्तर भारत में ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय तथा वश्य वर्णा की 
सत्ता रवतः सिद्ध है ओर ये तीनों वर्ण वेदाध्ययन के 
अधिकारी होने के कारण 'द्विज” नाम से पुकारे जाते हैं। फल्नतः 
उत्तर भारत के वेष्णव ब्राह्मणों को भोजन-छाजन के विषय में 
विशेष जागरूक होने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। इसी 
लिए यह प्रवाद खड़ा हो गया है कि रामानंद स्वामी ने दक्षिण 
भारतीय श्रीवष्ण॒बों की कद्दरता से तंग आकर अपने अनुयायियों 
के आचार-बंधन की शिथित्षता स्वीकार कर ली थी । परंतु यह 
प्रवाद ही है, इसमें ऐतिहासिक तथ्य नहीं है । 


तंचत्रय 


आचाय के अन्यतम शिष्य सुरसुरानंद जी ने श्री रामानंदजो 
से तत्त्व, श्रष्ठ जप, उत्तम ध्यान, मुक्ति-साधन, श्रेष्ठ धमं, वष्णव 
लक्षण तथा प्रकार, वष्णवों के निवास-स्थल्ल, कालक्षेप के प्रकार 


रामावत संप्रदाय २६१ 


तथा प्राप्य वस्तु की जिज्ञासा के लिए दृश प्रश्न किए थे ओर इन्हीं 
प्रश्नों के उत्तर के अवसर पर ग्रंथ-रक्न की रचना हुई। रामानंद जी को 
श्रीवेष्ण॒वों का तक्त्वच्रय सवंथा मान्य है। तत्त्व तो चिद्चिद्‌ विशिष्ट- 
रूप से एक द्वी है, परंतु नाम तथा पदाथ भेद से वह तीन प्रकार का 
होता है--(१) चित्‌ (चेतन), (२) अचित्‌ (अचेतन) (३) ईश्वर । 
चित्त्‌ तथा अचित्‌ से विशिष्ट होने के कारण ईश्वर ही 'चिद्चिदू- 
विशिष्ट” माना गया है। ईश्वर के लिए चित्‌ तथा अचितू प्रथक 
अस्तित्व रखने वाले विशेष नहीं हैं ( प्थक सिद्धानह विशेषण ) 
अर्थात्‌ चित्‌ तथा अचित्‌ की सत्ता ईश्वर से भिन्न किसी भी 
स्थान पर सिद्ध नहीं हो सकती | चित्‌ से विशिष्ट ईश्वर तथा 
अचित्‌ से विशिष्ट ईश्वर एक ही है । ईश्वर ही जगत्‌ का कारण 
भी है तथा काय भी है। अंतर केवल स्थूल तथा सूचम रूप का 
ही होता है। स्थूल्न चित्‌ - अचितू से विशिष्ट ईश्वर जगत्‌ का 
कारण द्वोता है। अतः दोनों दशाओं में भी उसके स्वरूप का 
व्याधात नहीं होता । रहता है सदा वह विशिष्ट रूप से एक ही 
अत: वह “विशिष्टाद्न तः कदृत्लाता है। ये तीनों तत्व ही नित्य हैं । 
तीनों तर्वत्नय के नाम से अभिहित किये जाते हैं। 


रामानंदजी ने भगवान्‌ श्री रामचंद्र को परम पुरुष सानकर 
उनकी उपासना का प्रवतेन बड़े ही आग्रह तथा निष्ठा के साथ 
किया और इसीलिए उन्तके अनुयायी वेष्णबगण रामावत 
संप्रदाय के अंतगत माने जाते हैं। राम की उपासना श्रीवेष्णवों 
में प्राचीन काल में भी प्रचलित थी; परंतु उसका प्रचलन जनता 
में उतना नहीं था जितना होना चाहिए। शठकोपाचाय राम के 
विशिष्ट उपासक माने जाते हैं ।* प्रसिद्धि यह है कि राजा कुल्न- 





१ दुःखमात्रोत्तादक॑ सदसत्‌-कमंभूत॑ तद्रह्ितम्‌ उच्चैः ह्थितमेक 


२६२ भागवत संप्रदाय 


शेखर को रामायण की खर दृषण कथा सुनते समय इतनी तन्म- 
यता हो गई कि उन्होंने अपने सेना नायक को समग्र सेना लेकर 
राम की सहायता के लिए हुकुम दिया तथा वे स्वयं धनुष बाण 
लेकर युद्धभूमि में उतर पड़े थे।' रामानुजाचाय ने भी अपने 
गद्यात्मक स्तोत्रों में श्री रामचंद्र की काकुत्स्थ रूप से स्तुति की 
है। अतः आलतवारों में रामोपासना की कमी न थी, परंतु उसे 
जनता में प्रचार करने का महनीय काय श्री रामानंद स्वामी के 
उद्योग तथा अध्यवसाय का परिणत परिणाम है। वेदों में भी 
रास की महिमा अज्ञात नहीं है। महामारत के टीकाकार नीलकंठ 
चतुधेर ने वेद के मंत्रों का एकत्रकर 'मंत्र रामायण” नामक सुप्रसिद्ध 
ग्रथ का निर्माण आज से चार सो वर्ष पहिले किया था। इसका 
अनुशीलन राम उपासना की प्राचीनता दिखल्ाने के लिए पर्याप्त 
माना जा सकता है। 


श्ह्स्यत्रय 
मूल मंत्र, द्वयमंत्र तथा चरम मंत्र इन तीनों को रहस्यत्रय 
की संज्ञा है। इनका निर्देश तथा विवेचन इस्र ग्रन्थ में ( १० 
एल्लोक ४३ श्लोक ) विस्तार के साथ किया गया है-- 
(क) मूल्मंत्र--श्रीराम षडढक्षरमंत्र 5 श्री राँ रामाय नमः । 
( ख ) इ्यमंत्र--पंचविशत्यक्षरमंत्र ८ श्रीसद्रामचन्द्रचरणो 
शरण प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः । 





ज्योतिः ल्लोकान्‌ सप्त निगीयोंदीणंवन्त॑ मोहहेत्वाकर्षणक्तृ यम मटानां 
ऋरतिषमच्युतं दशरथत्य सुतं त॑ विनाउन्यशरणवान्‌ नास्मि 
सहसगीतिः । श।६।८ 
१ द्रष्टव्य इसी ग्रन्थ का पृष्ठ १६२--१६ ३ 


रामावत संप्रदाय श्ध्रे 


(ग) चरममंत्र--सक्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभय सवभूतेभ्यों ददाम्येतद्‌ त्रतं सम ॥ 
इस 'रहस्यत्रयः की सूचना इस पद्म में दी गई है-- 
जाप्यस्तत्‌ तारकाख्यो सनुवरमखिलेवहिबीज यदादो 
रामो हे प्रत्ययान्तो रसमितशुभदस्त्वक्षरः स्यान्नमोडन्तः । 
मन्त्रो रामद्याख्य: सकृदिति चरमप्रान्वितो युद्यगुद्यो 
भूताचयुत्संस्यवर्णः सुकृतिमिरनिशं मोक्षकामेर्निषेव्यः ॥| 
( बैे० म० भा०, १० श्लोक ) 
ध्याव 
रामानंदजी ने सीता तथा लक्ष्मण से युक्त श्रीरामचंद्रजी 
के ध्यान का आदेश अपने अनुयायियों को दिया है। इस त्रिमूति 
की अर्चा का विधान स्वामीजी के विशिष्टाह्ेतमत की ओर ही पक्त- 
पात सूचित कर रहा है। यह त्रिमृर्ति तत्त्वत्रय का ही बाह्य विग्रदद 
है। श्रीसीताजी प्रकृतिस्थानीया है । लक्ष्मणजी जीवस्थानीय है 
तथा भगवान्‌ श्रीराम ईश्वरतक्ष्व के द्योतक हैं | इसी लिए प्राचीन 
रामानंदी मदिरों में इस सिद्धांत) के अनुसार त्रिमूर्ति की स्थापना 
की जाती थी तथा आज्ञ भी कई स्थानों में इसी मूर्ति की अर्चा 
का विधान सम्पन्न किया जाता है। इस ग्रथ के अनुसार 
श्रीसीताराम जी ( श्री युगल सरकार ) को मूर्ति पधराने की 
व्यवस्था उतनी शाखसम्मत नहीं प्रतीत होती । 
मुक्ति का साधन 
मुक्ति का साधन एक ही परम पदाथ है भक्ति। जिस प्रकार 
तेल् की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती है उसी भ्रकार 





१ प्रसनल्ावण्यसुभन्पुखाम्जुजं नर शरण्यं शरणं नरोत्तमम्‌ । 
सहानुजं दाशरथि महोत्सवं स्मरामि राम॑ं सह सोतया सदा ॥ 
--बै० म० भा०, श्लोक ५८ | 


२६४ भागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ श्री रामचन्द्र में नित्य स्मरणपूवथक परम अनुराग का 
नाम भक्ति है। स्मरण की धारा में न किस्री प्रकार की न्लुटि 
होनी चाहिए और न किसी प्रकार का व्यवधान; प्रत्युत बह 
तेलधघारा के समान, समान-गति से प्रवाहित होनी चाहिए। इस 
भक्ति के जनक सात उपाय हैं--१ विवेक, २ विमोक, ३ अभ्यास, 
४ क्रिया, £ कल्याण, ६ अनवसाद, ७ अनुद्धप । तथा उसके 
बोधक यम नियमादि आठ अंग हे। विवेकादि के विधान 
बिना भक्ति का उदय नहीं दो सकता। दुष्ट आहार से साक्षविक 
आहद्वार का विवेचन 'विवेक' कहलाता है। विमोक का अथ 
है काम में अनासक्ति ( विमोकः कामानभिष्वद्ध०) अर्थात्‌ 
विषय के सन्निधान होने पर चित्त में विकार का अभाव। 
इस अखिल ब्रह्मांड के आरंभकर्ता श्री भगवान्‌ रामचंद्र का 
संतत शीज्ञन कहलाता है अभ्यास ( आरंभ संशीलन पुनः 
पुनरभ्यासः )। पंच महायज्ञों का अनुष्लान क्रिया के अंतर्गत 
आता है तथा सत्य, आजव, दान दया आदि की गणना 
कल्याण” के भीतर स्वीकृत की गयी है। अध्यात्ममाग के 
पथिक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा उत्साहसंपन्न होना 
चाहिए ( अनवसाद ) | सांसारिक अभिलाषाओं की पूति से 
उत्पन्न पुत्रदारादि पदार्थों में उत्पन्न उत्कृष्ट ह५ष को कहते हैं. उद्धप 
ओर इससे विपरीत होता है अनुद्धष । इन सातों साधनों के 
अनुशीलन से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। योग के अष्टांगों 
के द्वारा उद्बुद्ध किया गया यही परम अनुराग भक्ति का 
स्वरूप है। भक्ति ही मुक्ति की एकमात्र साधिका है। आचाय 
का यही मान्य मत हे-- 
सा वेलधारा-समनित्य-संस्मृति- 
सन्तानरूपेशि... पसनुरक्तिः । 


रामावत संप्रदाय , २६५ 


भक्तिर्विवेका | दिकसघ्त-जन्‍्या 
तथा यमाद्चष्ट-सुबोधकाज्ञा ॥ 
( वें० म० भा० , श्लोक ६५ ) 


आप्य वस्तु 


वेष्णवों के आचार, पूजा विधान तथा काह्क्षेप के लिए 
अनेक साधनों का वर्सन यहाँ किया गया है! अंत में मोक्ष के 
द्वारा प्राप्य वस्तु की भी मार्मिक मीसांसा है। भगवान्‌ राम- 
चंद्र ही वेष्णवों के लिए परस प्राप्य वस्तु हैं। वे एक हैं, चेतनों 
के भी चेतन, संसार के भरणा-कर्ता, स्वतंत्र, वशी, अशेष दिव्य 
गुणों के सागर--उपनिषदों में प्रतिपाथ, शरण्य तथा प्रभु है? । 
ऐसे भगवान्‌ की प्राप्ति के निमित्त, बेष्णब को समस्त संशयों के 
छेदक गुरु की शरण में ज्ञाना अनिवाय है। गुरु के उपरेशों के 
प्रभाव से भक्त बेष्णव अपने इष्ट देवता के चरणों में समग्र कर्मों 
का न्यास कर कमबंधन से सवथा मुक्त हो जाता है। और मृत्यु 
के अनंतर वद्द अर्चिरादि मार्ग का पथिक बन कर एक से एक 
ऊध्व स्थान को प्राप्त द्ोता है तथा अंत में वेकुण्ठरूपी श्री 
अयोध्यापुरी में जा बविराज़ता है। प्रकृतिमण्डल की सीमा जो 
“विरज्ञा! नामक नदी है उसमें वध्णव स्नान करके डस लोक में 
प्रवेश करता दे ओर परत्रह्म श्रीराम की निहतु की दया का 
भाजन बन कर उनका दुशंन पाता है और वहीं श्री अयोध्या 





१ विवेकादि सप्त साधनों के रूप तथा लक्षण के लिए देखिए--- 
वेष्णव-मताब्ज-भास्कर की अर्थंप्रकाशिका टीका, पृ० १ए८-१३४ 
( संस्करण वही ) 

२ बै० म० भा०, श्लोक १७६ तथा श्८० । 


२६६ मागवत संप्रदाय 


पुरी में वह सदा के लिए निवास करता है--वहाँ से उसका 
पुनरावतेन नहीं होता । यही वेष्णवों की परमानंदमयी 
मुक्ति है-- 

सीमान्त-सिन्ध्वाप्लुत एव. धन्यो 

गत्वा परब्रह्म-सुवीक्षितोईनिशम ॥ 

प्राप्प महाननद-महाब्विमग्नो 

नावतते जातु ततः पुनः सः ॥ 

वै० म० भा०, श्लोक १८७ 


पूर्वोक्त मत-समीक्षा से स्पष्ट है कि रामानन्दजी का सिद्धांत 
पूर्णतया विशिष्टाद्वेतवादी है; उन्हें तर्वत्नय--ईश्वर, चित्‌, 
अचित्‌-सवतो भावेन मान्य हैं तथा विशुद्ध भक्ति ही भगवान्‌ की 
प्राप्ति का एकमात्र सुलभ उपाय है। उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है । शअ्रत्एव उन्हीं के 
पढ़कर मन्त्र की दीक्षा तथा जप का विधान अपने सम्प्रदाय में 
प्रचलित किया । इसी लिए उत्तरी भारत में रासावत सम्प्रदाय 
के आद्य प्रवततक श्रीरामानन्द स्वामी ही हैं। 


संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर स्वामी जी का यही दाशनिक 
सिद्धांत है, परन्तु हिन्दी में उपलब्ध कतिपय पदों तथा रचनाश्रों 
के अध्ययन से उनके सिद्धांत की एक दूसरी ही दिशा लक्षित 
होती है । हिन्दी में उनके कतिपय पद तथा एक छोटा 'रामरक्षा! 
नामक ग्रन्थ उपलब्ध है जिनके नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्त 
कालय में हस्तलेख सुरक्षित हैं। रामानंद जी रचित हनुमानजी 
की एक प्रशस्त स्तुति मित्ती है-- 
आरति कीजे हनुमान लला की । दुष्ट-दलन रघुनाथ कल्ला की | 
जाके बल-भर ते महि काँपे। रोग सोग जाको सिसा न चाँपे ॥ 


रामावत संप्रदाय २६७ 


अजनी - सुत महाबल दायक । साधु संत पर सदा सहायक ॥ 
बाएँ भुजा सब असुर संहारी | दहिन भ्रुजा सब संत डबारी ॥ 
लद्धिमन धरति में मूर्छि पन्‍्यो | पेठि पताल जमकातर तोन्यो ॥ 
आनि सजीवन प्रान जउबाय्यो । सही सबन ये भ्ुजा उपाय्यों ॥ 
गाढ़ परे कपि सुमिरों तोहीं | होहु दयाल देहु जस मोहीं ॥ 
लंका कोट समुंदर खाई । जात पवन सुत बार न लाई॥ 
लंक प्रजारि असुर सब माय्यो | राजाराम के काज संवान्यों ॥ 
- घंटा ताल मालरी . बाजें। जगमग जोति अवधपुर छाजें | 
जो हनुमानजी की आरति गावे | बसि बेकुठ परम पद पावे ॥ 
लंक विधंस कियौ. रघुराई । रामांद आरती. गाई ॥ 
सुर नर सुनि सब करहिं आरती । जे जे जे हनुमान लाल की ॥ 


६--रामानंद के शिष्य 


स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा से बारह माने जाते हैं 
जिनमें से पाँच अथाौत्‌ सेन नायी, कबीर साहब, पीपा जी, रमा- 
दास (रेदास ) एवं घन्ना भगत के साथ पद्मावती नामक एक 
शिष्या को भी संसित्षित कर रहम्यन्नयी के टीकाकार ने उन्हें 
छः माना है ओर जितेंद्रिय भी कहा है। आनंदनामधारी इनके 
अन्य सात शिष्य थे--( १) अनंतानंद (२) सुरसुरानंद ( ३ ) 
नरहरियानन्द (४) योगानंद (५) सुवानंद (६) भवानंद 
( ७ ) गात्नवानंद । इस प्रकार वस्तुत: तेरह जान पड़ने वाले 
व्यक्तियों को 'साध द्वादश शिष्या:? कहा गया है" । स्वामी रामा- 





१२ राघवानंद एतस्थ रामानंदस्ततोीउमवत्‌ । सादं-द्वादश शिष्या३ 
स्थुः रामानंदस्थ सदगुरो: | द्वादशादित्य संकाशाः संसार-तिमिरापहटाः | श्री 
मदनंतानंदस्तु सुरसुरानंदस्तथा ॥१६|॥ नरहरियानंदस्तु योगानंदस्तयैवन्र | 


श्ध्ष्ध भागवत संप्रदाय 


नंद जी के इन शिष्यों की नामावली में बहुधा मतभेद भी पाया 
जाता है। सबंसंमत नामों में सेननायी आदि के उत्त पाँच के 
अतिरिक्त केबल भवानंद, सुरसुरानंद एवं सुखानंद के ही नाम 
लिये जाते हैं । अन्य चार नाम भिन्न मिन्न दीख पड़ते हैं। इन 
समग्र संतों की एककात्नीनता का निर्णय न होने के कारण उक्त 
मत को सवमान्य नहीं मान सकते। इस विषय का अभी तक 
ठीक ठीक निणोय नहीं हो सका है। सुरसुरानंद को स्वामी 
रामानंद जी ने अपने सिद्धांतों की शिक्षा स्वयं दी थी, इस बात 
का निर्णय वेष्णव-मताब्जभास्कर से स्वतः चलता है। आरंभ 
के पाँच शिष्यों के ग्रथों के अध्ययन से आजकल आल्ोचक इस 
निष्कष पर पहुँचते हैं कि इनमें से किसी ने भी स्पष्ट शब्दों में 
स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार नहीं क्रिया है और 
उनमें से सब लोगों ने उनका नाम तक नहीं लिया है। कम से 
कम पीपाजञी ने अपने को कबीर साहब द्वारा तथा घन्ना ने 
नामदेव, कबीर, रेदास तथा सेननायी की कथाओं के द्वारा प्रभा- 
वित होना स्वीकार किया है | अतः विद्वानों को सेन नाई आदि 
प्रथम निद्िष्ट पाँचों व्यक्तियों के रामानंद जी के निश्चित शिष्य 
होने में बढ़ा संदेह बना हुआ है! । 


'दातम्फा>धांभा कैम, (4 | डरे. ऋणाअभ, 





सुखा भाशगालव॑ च सप्तेते नाम नन्दनाः॥ १७॥ कबीरश्व रमादासः 
सेना पीपा घनास्तथा | पद्मावती तदद्ध श्र षडेते च जितेन्द्रिया: ॥ १८ ॥ 
भत्तिसुधाबिन्दुस्वाद! ( रूपकला जी, प० २६४ पर उद्घृत ) | 

१. द्रष्टन्य परशुराम चठु॒वंदी--उत्तरी भारत की संतपरंपरा, पृ० 
२२३-२२७ | 


दक्षिण के संप्रदाय २६६ 
शिष्यों का संक्षिप्त परिचय 


(१ ) सेन नाई--इनके विषय में दो भिन्न भिन्न सत प्रचलित 
हैं । एक के अनुसार ये बीदर के राजा की सेवा में नियुक्त थे तथा 
संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। इनके अनेक मराठी अभंग 
आदि भी प्रचलित हैं जिनमें भगवान्‌ के प्रति इनकी एकांत 
निष्ठा तथा प्रगाह भक्ति सत्र लक्षित होती है। दूसरा मत 
सेननाई को बांधवगढ़ नरेश( रीबाँ के राजा ) का सेवक होना 
बतलाता है तथा इन्हें स्वामी रामानंद का शिष्य भी मानता है| 
नाभादास जी ने इनके विषय में अपने एक छंप्पय मे भगवान्‌ 
के द्वारा सेन के स्थान पर थाई का रूप धारण करने, राज्ञा का 
तैलमदन करने तथा राजा का इनका शिष्य बन जाने का उल्लेख 
किया है। धन्ना भगत ने भी सेन के लिए भगवान द्वारा रूप- 
धारण करने की कथा को अपने समय में घर घर प्रसिद्ध होना 
बतलाया दहै। नहीं कहा जा सकता कि वारकरी भक्त सेन तथा 
रामानंदी सेन एक ही अभिन्न व्यक्ति थे या भिन्न भिन्न | गुरु- 
प्रथ साहब में सेननाई का भी पद आता है जिसमें इन्होंने 
स्वार्मी रामानंद का नाम दिया है और उन्हें राम-भक्ति का 
ममज्ञ तथा पूछ परमानंद का व्याख्याता कद्दा है। यदि ये दोनों 
मत एक द्वी व्यक्ति को लक्ष्य कर हो, तो संभव है कि सेन पहले 
महाराष्ट्र में रहते थे तथा वारकरी संप्रदाय के अनुयायी थे और 
पीछे उत्तर भारत में आ कर स्वासी रामानंद का शिष्यत्व स्वीकार 
किया होगा । दक्षिण भारत के संतों का इस प्रकार उत्तर भारत 
में रमने का दृष्टांत अन्यत्र भी मित्नता है। संत नामदेव ने जिस 
प्रकार मराठी अभंगों के साथ साथ हिंदी पदों की रचना की 
थी, उसी प्रकार इन्होंने भी किया होगा । इनका समय चौद॒हवीं 


२७० द भागवत संप्रदाय 


विक्रमी शताब्दी का उत्तराद्ध तथा पंद्रहरवीं का पूर्वाद्ध माना जा 
सकता है। इनके नाम से सेनपंथ नामक कोई बेष्णव मत भी 
प्रचलित था पर उसका विशेष वर्णन नहीं मित्नता । 

(२) पीपा जी--ये राजपूताना के किसी रियासत के 
सुप्रसिद्ध महाराजा थे । कहा जाता है कि इनके बड़े भाई राजा 
अचलदास खीची के साथ राणा कुभा (सं० १४७४-१४२४ ) 
की बहन का व्याह हुआ था ओर यह उनकी पहली रानी थी । 
इस प्रकार पीपा जी का भी समय पंद्रहर्बी शताब्दी का उत्तराद्ध 
माना जा सकता है। ये पहले भवानी के उपासक थे, परंतु 
स्वामी रामानंद जी के सम्पर्क में आकर ये वेष्णव साधु बन 
गये । सुनते हैं कि पीपा जी ने अपनी रानी सीता देवी के साथ 
द्वारिका की यात्रा की और अपने परिचित किसी भक्त मित्र के 
लिए गाने बजाने का भी काम करके धन संग्रह किया। इसी 
यात्रा के स्मारक रूप में पीपामठ नामक बुहत्‌ मठ आज भी 
विद्यमान है | 

ये अंत समय में द्वारिकापुरी में रहते थे । इनके रहने की 
एक कोई गुफा भी बतलाई जाती है जो इतनी भयानक हे कि 
उसमें प्रवेश करने का किसी को साहस नहीं होता | प्रसिद्ध है कि 
पीपा और उनकी रानी भगवान्‌ के दशन के लिए लालायित हो 
कर एक बार भावावेश में आकर समुद्र में कूद पड़े थे। इन्हें 
वहाँ भगवान्‌ के दशन हुए और इस घटना का चिह्न-स्वरूप 
अपने शरीर के ऊपर छाप लगा कर ये बाहर निकले थे। आज 
भी द्वारिकापुरी के यात्री को ऐसी ही छाप दी जाती है।गग्रथ 
साहब में इनका भी एक पद संगृहीत है जिसमें पिंड ओर ब्रह्मांड 
की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन है। इनकी कोई बानी अभी 
तक प्रकाशित नहीं है । 


रामावत संप्रदाय २७१ 


(३ ) संत रैदास--इनका जन्म काशी में ही किसी चमार 
के घर हुआ था । इस बात का उल्लेख इन्होंने स्वयं किया है कि 
नीच जाति में जन्म लेने पर भी भगवान्‌ की रूपा से ये ऐसे 
सिद्ध पुरुष हो गए कि ब्राह्मण लोग भी इन्हें प्रणाम करते थे? । 
ये संभवत: काशी में ही रहा करते थे और बारह वष की 
अवस्था से ही संतों की संगति में आकर मिट्टी की बनी राम- 
जानकी की मूर्ति को पूजने क्गे थे। स्वभाव से अत्यंत निरप्रह 
तथा संतोषी थे और अपने हाथ के बने हुए जूतों को सन्‍्तों को 
पहनाया करते थे । इनके फुटकर पद्‌ बहुत से मिलते हैं । गुरु 
ग्रथ साहब में भी इनके बहुत से पद्‌ आए हैं जिसकी भाषा 
बेलबेडियर प्रेस से प्रकाशित 'रैदास जी की बानी” नामक अंथ की 
भाषा से बिल्कुल भिन्न है। इनके सिद्धांत बड़े ऊँचे दज के हैं । 
मीराबाई के पदों में क्रिसी रेदास संत का नाम बड़े आदर के 
साथ लिया गया है जिसके आधार पर कुछ लोग रेदास को 
मीरा का दुीक्षागुरु मानते हें। परंतु मीरा की पदावली के 
अध्ययन से दोनों की एककालीनता सिद्ध नहीं होती । जिस घन्ना 
भगत ने रेदास को अपना एक आदश माना है उन्हीं का उल्लेख 
मीराबाई ने किसी प्राचीन पौराणिक भक्त की भाँति छिया है। 
अतः यही प्रतीत दोवा है कि मीरा ने इन पदों में किसी रेदासी 
महात्मा की आर संकेत किया है। इनके नाम से रेदासी संप्रदाय 
का प्रचलन बतलाया जाता है, परंतु ऐसे किसी व्यवस्थित पंथ 
का परिचय नहीं मल्नता । 


१ मेरी जाति कुय्वां ढत्ना ढोर ठोबंता नितहि बानारसी आसपासा। 
अब बिप्र प्रधान तिहि करहि डंडउति, तेरे नाम सरणाई रविदासुदासा ॥ 
“(रथ साहब पद १, रागु मत्ार 


२७९२ भागवत संप्रदाय 


रेदास ने बड़े सीधे साथे शब्दों में अपनी भक्ति तथा साधना 

का वर्णन किया हैं । इस पद के द्वारा वे साधु को भगवान्‌ का 
सच्चा भक्त बनने तथा उसके असली रहस्य जानने का उपदेश दे 
रहे हैं। फकीर का वेश तो बना लिया, पर असली भेद तक नहीं 
पहुँच सका | अमृत ले ता लिया, परंतु प्रेम बिषयों के विष में 
ही पड़ा रहा-- 

मेष लियो पे भेद न जान्यो, 

अस्त लेइ, विषे सो मान्‍्यो | 

काम-क्रोध में जनम गँवायो, 

साधु-संगति मित्नि राम न गायो | 

तिलक दियो, पे तपनि न जाई, 

माला पहिरे घनेरी लाई । 

कह 'रैदास” मरम जो पाऊंँ; 

देव निरंजन सत करि ध्याऊं। 


( ४ ) कबीर:--रामानंद जी के शिष्यों में कबीरदास ही 
स्वतंत्र मत के प्रतिष्ठापक हैं जिनका प्रभाव उत्तर भारत के 
संतों के ऊपर बहुत ही अधिक पड़ा दै । कबीर का जन्म विक्रम 
संवत्‌ १४४६ ज्येष्ठ पूर्णिमा को तथा इनका झत्युकाल संवत्‌ू १५७५ 
को माना जाता है । इस प्रकार इनकी आयु १२० वर्ष ठद्दरती है। 
ये काशी के ही अली या नीरू नामक जुलाहा की संतान माने 
जाते हैं| शमानंद जी के प्रभाव में आकर ये उनके शिष्य बने थे । 
इनके मुसलमान भंक्तों का कददता है कि ये प्रसिद्ध सूफी विद्वान 





१ 'शुरु मिलया रेदास जी दीन्ही ग्यान को गुटकी? 'रैदास संत 
मिले मोहि सतगुरु, दीन्हा सुरत सहदानीः--'मीराबाई की परदावली”-पद्‌ 
२४, १५६ ( साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) 





रामावत संप्रदाय २७३ 


शेखतकी के शिष्य थे। इनकी बानी का संग्रह बीजक के नाम 
से प्रसिद्ध है जिनके तीन भाग किये गये हैं--रमैनी, सबद, ओर 
साखी | इनकी सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश 
साखतरी के भीतर हैं जो दोहों में हैं । पूरच के होने पर भी इनकी 
पदों की भाषा राजस्थानी और पंजाबी से मिली खड़ी 
बोली है' । 
इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन एक विचित्र ढंग से 
किया है जो ऊपर से देखने पर तो बड़ा ही अटपटा मालूम 
पड़ता है परंतु उसके सम के सममने पर अत्यंत सुगढ़ और 
व्यवस्थित प्रतीत होता है। कबीरदास अपने अक्खड़पने के: 
लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने दी अपने उल्नटवांसियों के लिए भीं 
विख्यात हैं । इसमें संदेह नहीं कि कबीरदास बड़े ही प्रतिभा- 
शाल्ी व्यक्ति थे जिनका प्रभाव एक प्रकार से समप्त संत- 
साहित्य के ऊपर पड़ा है। 
कबीर की कुछ प्रचलित साखियाँ भी इस परंपरा का समर्थन 
करती हैं कि रामानंद स्वामी उनके गुरु थे-- 
( १ ) भक्ति द्वाविड़ ऊपजो, लाए रामानंद | 
कबीर ने परगट करो, सात दीप नवखंड ॥ 
( साखी अंथ, ए० १०७ दो० १ ) 
( २ ) सतगणुर के परतापते, मिटि गए सब दुख द्वंद। 
कहे कबीर दुविधा मिटी, जब ( गुरु ) मिलिया रामानंद ॥ 


( दो० ९ ) 





१--कपीर के भाषा के लिए विशेष रूप से द्रष्टव्य पुरुषोत्तम 
लाल श्रीवास्तव--“कबीर साहित्य का श्रध्ययन?, पृ० ८७-१२२ 
श्प 


२७४ भागवत संप्रदाय 


(२ ) कबीर रामानंद का, सतगुर मिले सहाय | 
जग में जुगति अनूप है सोई दई बताय ॥ ( दो० ६ ) 
बीजक में भी एक बार रामानंद का नाम आया हैः-- 
रामानंद राम रस माते कहहिं कबीर हम कहि कहि याके। 
( बीजक ७७ ) 


यदि हम टीकाकारों का मत सान कर रामानंद का अर्थ 
गुरु रामानंद न मान कर केवल 'राम नास के उपासक रामानद 
जन! मान लें, तो कहना पड़ेगा कि तीनों ग्रथों में 
रामानंद का संकेत कहीं नहीं मिज्ता। परंतु इन प्र थों में 
रामानंद के उल्लेख का अभाव उन्हें कबीर का गुरु मानने में 
कथमपि बाधक नहीं हो सकता। जब कबीर ने अपने माता 
पिता कुन्न आदि के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा 
हैतो गुरु के नांम का उल्लेख न होना कोई आश्चय की 
बात नहीं है। कबीर साधन तथा संस्कार से सोलहो आने हिंदू 
हैं । मुसलमान कुल में पल्त कर भी किसी हिंदू गुरु के द्वारा 
प्रभावित होने से द्वी यह काय संभव हो सकता है। ऐसी दशा 
में प्राचीन काल से चल्ली आने वाली गुरुविषयक परंपरा के 
तिरस्कार करने का कोई उचित कारण नहीं प्रतीव होता, विशेष 
कर जब तत्कालीन मुसलमान लेखक ने इस घटना का उल्लेख 
अपने ग्रथ में निश्चित रूप से किया है। रामानंद के समकालीन 
मौलाना रशीदुद्दीन नामक फकीर ने अपने तजकीरतुल फुकरा' 
नामक ग्रंथ में स्वामी जी के बारह शिष्यों में कबीरदास को 
ही पट्टशिष्य के रूप में निर्दिष्ट किया है । समकालीन दोने से 
इस पक्षपातद्दीन कथन का ऐतिहासिक सहस््व बहुत ही 
अधिक है। 


रामावत संप्रदात २७५ 
वैरागी संग्रदाय 


नाभादास जी ने स्वामी रामानंद जी के १२ शिष्यों के नाम 
तथा काम का विशेष वर्णन किया है। इन शिष्यों के नाम पू्वंवर्णन 
से भिन्न हैं--अनंतानंद, ( २ ) सुखानंद, (३) सुरसुरानंद, (४ ) 
नरहर्यानंद, (५ ) भावानद, (६) पीपा, (७) कवीर, ( ८) सेन, 
(६ ) धना, (१०) रेदास, (११) पद्मावती ओर (१२) 
सुरसुरी ( सुरसुरानंद की घरमंपत्नी )। इन शिष्यों में से कबीर 
न अपना स्वतंत्र निगुण पंथ ही चलाया जिनके पंथ की कहानी 
निगु ण॒ भक्ति-संप्रदाय के इतिहास में अपना विशेष महत्त्व 
रखती है, परंतु सगुण भक्ति के प्रचारक शिष्यों में अनंतानंद्‌ जी 
सवंथा अग्रगण्य है। 

अनंतानंद जी अपनी एकांत-निष्ठा तथा विमल प्रम के कारण 
अत्यन्त विख्यात थे। भक्तकाल ( छप्पय १५३ ) ने इनके ७ 
शिष्यों के नाम बतलाये हैं. ज्ञिनमें ऋृष्णुदास पयहारी जी मुख्य 
थे।, रसिकप्रिया जी ने अपने रसिक भ्क्तकाल” में अनंतानंद 
जी की यह भ्रशस्त स्तुति लिखी है-- 


रामानंद स्वामी जू के शिष्य श्री अनंतानंद, 

शीतल सुचदरन से भक्तन अनंद कर। 
संतन के मानद परानंद सगन मन, 

समानसी सरूप छुवि सरसि मराल चर 
जनक ललो को कृपापात्र चारुशिला अली, 

रूप में अभिन्न भुरज्जे रंगभूमि लोला पर। 
ऊपर समाधि उर अमित अगाधघ नेन, 

असुबा खबत उमगत मानो सुधासर। 


२७६ भागवत संप्रदाय 


कृष्णदास पयहारी--बे रागी संप्रदाय के इतिहास में इनका 

नाम विशेष उल्लेखनीय इस कारण है कि इन्होंने 'गत्नता? 
( जयपुर रियासत ) में रामानंदी संप्रदाय की सानन्‍्य गद्दी स्थापित 
की | रामानुज संप्रदाय में जो मद्दत्त्व तोताद्रि? को प्राप्त है, 
वही महत्त्व इस वेरागी रूप्रदाय में गलता? को श्राप्त हुआ। 
इसी से यह “उत्तर तोताद्रि! के नाम से विख्यात है। भक्तमाल 
€ छुप्पय नां० ३३ ) में इन की कीर्ति का विशेष वर्णन किया 
गया है? । ये थे राजपुताने में प्रसिद्ध दाधीच ब्राह्मण और इसी 
लिए नाभादास जी ने इनके काय की तुलना दधीच ऋषि के 
कार्य से की है। राजपुताना बहुत दिनों से नाथपंथी कनफटे 
योगियों का प्रधान अखाड़ा रहा है। अतः भक्ति के प्रभाव के 
प्रसार होने से ये साधु लोग इस नवीन पंथ की ओर  श्रत्यंत* 
घृणा करने लगे । सुनते हैं कि जब कृष्णदास जी गल्नता में 
. धूनी रसाकर रहने लगे, तब नाथपंथियों ने उन्हें वहाँ से उठा 
दिया । तब इन्हों ने धूनी की आग एक कपड़े में रखकर अन्यत्र 
अपनी धूनी रमाई । इस चमत्कार को तिरस्कृत करने के लिए 


काका एप पर लल मिस आा इस कं 2२ अं डक कर पाअुा5 २७44८ थार ाआाआााआ्ंंमाश 4७ ॥७७७४७७७४४७७४७७स्‍न्‍क्र८७७2#८ल्‍न्‍आ#ऋआथआथ ार८ूणआआा ७७७७७ ७७७८७ ्ााऋ कां 


१ जाके सिर कर घरथो तासु कर तर नहिं अब्यो। 
श्रप्यों पद निर्वान सोक निभय करि छुल्बों। 
तेजपुंज' बल्लू॒ भजन महाम॒नि ऊरघरेता। 
सेवत चरन सरोज राय राना भ्रवि जेता ॥ 
दाहिमा वंश दिनकर उदय, 

सन्‍त कमल हित सुख दियो। 
निवंद अवधि कलि कृष्णदास 
अन  परिहरि प्रयपान कियो | 
“भक्तमात्न ( छु० ३३ ) 


रामावत संप्रदाय २७७ 


कनफटों का महंथ बाघ बनकर “इनकी ओर भपटा। पयहारी 
जी कट बोल उठे--तू केसा गद॒द्दा है। फल्ततः महंथ जी गद॒हा 
बन गये | ओर आमेर के राजा प्रश्वीराज के बहुत प्राथना करने 
पर फिर आदमी बनाया गया. | उसा समय वह राजा पयहारा 
जी का शिष्य बन गया और गल्नता? में रामानंदी वष्णवों की 
मुख्य गद्दी स्थापित हुई । यह महत्त्व उसे आज्ञ भी प्राप्त है । 
कृष्णदासजी के २४ शिष्यों में से दो प्रधान शिष्य हुए* 

अग्रदास तथा कील्हदास | इनमें (१) अग्रदास ने अनेक प्रन्थों 
की रचना कर इस मार्ग को भअतिप्ठित बनाने में सहायता पहुंचाई । 
इनके ग्रंथों मे मुख्य ग्रंथ हैं--ध्यानमञ्लरी, अष्टयाम, कुएडलिया 
तथा पदावली आदि । भक्तों में अग्रअल्लो के नाम से विख्यात 
हैँ । ये १६३२ सं० के आसपास विद्यमान थे। आमेर के राजा 
मानसिंह आप पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और स्वयं इनसे भेंट 
करने के लिए इनके स्थान पर गये थे, इस घटना का उल्लेख 
भक्तमाल्न में किया-गया है। मानसी उपासना के प्रवीण तपस्वी 
थे। इन्हीं के आदेश से इनके प्रिय शिष्य नाभादास जो ने 
“भक्तमाल्! की रचना की है जिसका ऐतिहासिक महत्व आज 
भी उसी प्रकार अक्ुण्ण बना हुआ है। अग्रदास जी बगीचा 
लगाने के बड़े शोकीन थे। एक ओर तो अपने हाथ से पेड़ 
रोपते जाते थे ओर दूसरी ओर उनकी जीभ रामनाम की वर्षा 
करती जाती थी-- 


ब्ल््ंिि”णथतनहहक्‍लक्‍लकलक्‍लललल-ड:सअइक्‍इीा3: :5सकउसस्ंस-5555सससससफ5सपफफसस: कस ननननतीतनत-+सनन--नल+लनलननन-ननननननाननजनननननननननाननननननननननन नमन «++-+भननन-म-«भ++ क>+-नन-++ मम. 





१ श्री मक्तमाल्न सटीक-श्रीसीताराम शरण भगवान्‌ प्रसाद की टीका 
के साथ; पृ० ४४५ ( भाग ३ ) 

२ भक्तमाल छुप्पय ३४ में इन २४ शिष्यों के नाम दिये गये हैं। 
द्रष्टडय ४६० ४०९०-४० | 


श्ष्ष भागवत संप्रदाय 


प्रसिध बाग सो प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर । 
रसना निर्मल नाम मनहूँ बषत घाराधर ॥ 
( छुप्पय ३६ ) 
अपने गुरु के अनंतर ये गलता की गद्दी पर बेठे थे । 


(२) कील्हदास के पिता भक्तमाल के अनुसार श्री सुमेरदेव जी 
स्वयं एक सिद्ध पुरुष थे | गुजरात के किसी सूबे के वे सूबेदार थे | 
ऐसे पद पर रहते हुए भी इनकी निष्ठा तथा तपस्या उच्च कोटि 
की थी | कील्हदास जी बड़े भारी योगी थे। नाभादास जी ने 
इनकी ससता इच्छासत्यु भीष्म पितामह जी से दी है। लिखा 
है कि भगवान्‌ की पूजा के निमित्त फूल चुनते समय काल 
सप ने इन्हें तीन बार काटा। झत्यु की तो कथा अलग रही, 
किख्िन्मात्र विष भी नहीं चढ़ा" । ब्रह्मरंध्र भेद कर प्राण छोड़ने 
की घटना इन्हें विशिष्ट योगी सिद्ध कर रही है । नाभादास जी 
ने इस घटना का उल्लेख इस छुप्पय प्रें किया है-- 


रामचरन चिंतवनि, रहति निसि दिन लो लागी। 
सर्व भूत सिर नमित सूर भजनानेंद भागी ॥ 
सांख्य योग मत सुदद कियो अनुभव हस्तामल । 
ब्रद्मंत्र करि गोन भसये हरि तन करनी बल ॥ 
सुमेरदेव सुत जग विदित भूविस्तार॒ुयो बिसल जस | 
गांगेय रूत्यु गंज्यो नहीं त्यों कील्हू करन नहि. काल्ववस ॥ 

( छुप्पय ३४ ) 


इससे सिद्ध है कि कील्हदास जी की उपासनामप्रवृत्ति अग्र- 
दास जी से भिन्न प्रकार की थी। उस समय के धार्मिक वाता- 





२ द्रश्व्य भक्तमात् प० '४१२-४१५३. 


रामावत संप्रदाय २७६ 


वरण में योग-साधना की पर्याप्त बहुलता थी | फलतः इन्होंने 
अपनी उपासना में योग साधना को भी स्थान दिया ओर इस 
प्रकार रामानंदी वेष्णवों की एक शाखा योगसाधना के कारण 
अपना वेशिष्व्य लेकर भूल शाखा से प्रथक्‌ होकर चली । इस 
शाखा का नाम है 'तपसी शाखत्राः! । अनेक आलोचकों का मत हे 
कि इसी शाखा वाले वेष्णवों ने अपनी प्राचीनता तथा प्रामाणि- 
कता सिद्ध करने के लिए अनेक योगपरक सिद्धांतों के प्रतिपादक 
ग्रथों की रचनाकर स्वामी रामानंदजी के नाम से प्रचलित 
किया ।* कुछ लोगों में यद्द प्रसिद्धि है कि रवामी जी ने गिरनार 
पवत पर बारद्द वर्षा तक योग की साधना को थो । इस्र कथा का 
प्रचार भी तपसी शाखा वाले वष्णवों की सूक बतलाई 
जाती है।* 


व्वामीजी के हिन्दी यंथ 


हिंदी मथों की खोज में स्वामी रामानंदजी के नाम से 
अनेक प्रथ भिले हैं जिनमें दो प्रथों पर इमारी आस्था बनी 
हुई है। इनमें एक है ज्ञान तिलक जिसमें ज्ञान की बातों का 
वर्णन है ओर दूसरा है रामरत्ता जिसे वरागी-समाज रामानंद 
स्वामी जी की मौलिक रचना मानता आया है। इसमें योग 
साधना के साथ निगुण भक्ति की बात स्पष्टतः प्रमाशित होती है । 

हे जी के नाम से मिले परंतु संदिग्ध ग्रंथ नीचे लिखे 
हुए ह-- 


१ आचार्य गमचंद्र शुक्र-हिंदी साहित्य का इतिहास ए० १२२ 
( नवीन संस्करण ) 
२ के « वेही पृ० १२० 


रश्८० . भागवत संप्रदाय 


(१ ) राममंत्र जोग ग्रंथ--२१ दोद्दा चौपाइयों का एक छोटा 
सा पद है जिसमें राममंत्र के श्रवण तथा जप का सुंदर विधान 
बतत्नाया गया है। इसके अंत में कहा गया है-- 


जेसे पाणी लूंग मिलावा 


असी धुनि में सुरति समावा ।१९ 
राम मंत्र अ्रेसी विधि पोजे 
 श जिद । 
जो कोई षोज राम 
सतगुरु के परताप तें, 
रामानंदजी हम पाया विसराम ॥२० 


[ यह 'सेवादास की बानी! में संग्रहीत है, नं० ८७३, 
पू० ६३३, सं० १६५६ | 


(२ ) राम अष्टक--यहाँ शब्दसागर? श्र॑थ में ( हस्तत्लेख 
से ६५१, लिपिकाल १८६७, नागरीप्रचारिणी सभा का संग्रह ) 
संगृहीत हे । इसमें ८ छुंढों में श्री रामचंद्रजी की प्रशस्त स्तुति 
की गई है, प्रत्येक छंद के अंत में आता है--श्रीराम जीव पूरन 
ब्रह्म है? । उदाहरण के लिए पद्म-- 


भाल तिलक विशाल लोचन, आनंद-कंद श्रीराम है 
स्थामली सूरति मधुर मुरति श्रीराम पूरन ब्रह्म है ॥ 


अंतिम पद्म-- 


राम अष्टक पढ़त निसुदिन 
सत्य. ज्ञोक सोग . छोीत॑ 
रामानंद अवतार अवबधु 
श्रीग़ाम जीव पुरन ब्ह्म है । 


रामावत संप्रदाय र्८१ 


(३ ) ग्यानलीला--१८ छुंदों के इस पद में स्वामी जी ने 
भगवान्‌ के गुन गाने तथा भक्ति करन का विशेष उपदेश दिया 
है । अंतिम दो छंद-- द 

है हरि बिना कूंणा रखवारो। चित दें सुमिरो सिरजन हारों ॥ 

संकट ते हरि लेत उबारी ! निसदिन सुमिरों नाम मझुरारी ॥१२ 

नांव न केवल सबसे न्‍्यारा। रटत अघट घट होइ उजारा । 

रामानंद यूं कहे समुकाई | हर सुमर॒या जमलोक न जाई ॥१३ 

( हस्तलेख नं० ७४६, सभा-संग्रह ) 


ज्ञानतिलक--सन्‌ १६३१ की स्वोज में प्राप्त ग्रंथ सख्या १५६ 
वाला ग्रथ है जिसका उल्लेख दिल्ली रिपोर्ट में किया गया है! 
रामरक्ता--रामरक्षा की प्राप्ति अनेक स्थल्नों से अनेक वर्षो 
में हुई है | यह लघुकाय होने पर सिद्धांतों की दृष्टि से 
अत्यंत महत्त्वशाली है। इस ग्रंथ में गद्य पद्म का विचित्र 
मिश्रण है। कह्दा नहीं जा सकता कि यह पूरे गद्य में है या पद्म 
में या दोनों का मिश्रण है। साधु संतों की चलती आाषा में 
पंजाबी के पुट से युक्त इस प्रथ का निर्माण किया गया है| इसका 
अनुशीलन हमें इस निष्कष पर पहुँचाता है कि रामानंद जी 
के उपदेश हठयोग के ऊपर आश्रित थे, क्‍योंकि हृठयोग के 
अख्यात सिद्धांतों का उल्लेख यहाँ विशेषतः उपलब्ध होता है। 
हठयोगियों की ज्योति के भह्ममज्ञाने तथा अनाहत नाद 
६ भनकार ) के सुनने का वशुन इस प्रकार है-- 
अब न देना दसंनु लिया 
दिष्ट अरु मुष्ट मिज्न भया मेला । 
झलमली ज्योति कनकार ऋनकत रहे- 
नाद अस बिंदु मिल्र भया रंग रेला । 


श्र भागवत संप्रदाय 


सुन की नेहरा सुन्य सुनता रहे 
शब्द रूँ शब्द बोल्य निरत सू निरत लगी रहे । 


अजपा जाप, उन्मनी दृष्टि, शून्य, चंद्रतूय नाड़ी आदि हठ- 
योगियों के समस्त पारिभाषिक शब्दों को सत्ता यहाँ विद्यमान 
है। नदी में उलटी नाव के चलने तथा चंद्र-पूर्य नाड़ियों का 
ल्लोप कर मध्य नाड़ी के अनुगमन की चची यहाँ स्पष्ट रूप से 
की गई है-- ह 


जेसे चित्त सो चित्त मिलि चेतन भया 

उनमनी दृष्टि ये भाव देखा। 
मिटि गया घोर अधियार तिहुंलोक में 

स्‍्वेत फटकार मनिहरि बेध्या | 
उल्तरत नेया नाड चरंत चना 

चंद और सूर्य लोपि रण राखिये। 


उल्नट कर अमी रस का पान ( खेचरी मुद्रा ), मँवर गुजार, 
आदि शब्द भी इसी सिद्धांत के द्योतक हैं कि रामानंद जी का 
सिद्धांत पूणतया हठयोग पर आश्रित है. तथा निर्गुण ज्ञान का 
प्रतिपादक है । 

इस प्रकार संस्कृत ग्रथों के आधार पर निर्दिष्ट मत तथा 
हिंदी रचनाओं में उल्लिखित सिद्धांत में इतना अधिक पार्थक्य है 
कि दोनों एक द्वी अभिन्न रामानंद जी के मत हैं; यह हम सहसा 
विश्वास नहीं कर सकते। तो क्या वस्तुतः दो रामानंद हुए-- 
एक तो विशिष्टाद्वेतवादी तथा दूसरे हृठयोग से मिश्रित निगु ण 
भक्ति के प्रचारक ? कबीर के गुरु होने की योग्यता प्रथम 
रामानंद में प्रतीत नहीं होती । द्वितीय रामानंद के सिद्धांत में 


रामावत संप्रदाय श्ध्यरे 


उन बातों का स्पष्ट बीज है जिसका उनन्‍मीलन तथा उन्सेष कबीर 
के सिद्धांतों में हमें उपलब्ध होता है। 
इस मत की परीक्षा करने पर हम इसी निष्कष पर पहुँचते 
हैं कि एक ही स्वामी रामानंद जी ने जनता की रुचि तथा देश- 
काल की परिस्थिति देखकर दो प्रकार की शिक्षा देने का श्लाघनीय 
उद्योग किया । निगुण संप्रदाय के प्रवतंक कबीर दास के शुरु दवोने 
के कारण यह बात अनुमान सिद्ध होती है कि उनकी शिक्षा में 
योगसाघना तथा निगुंण भक्ति की भी बात अवश्यमेव विद्यमान 
थी। सच तो यही जान पड़ता है कि स्वामी जी सशगुण-भक्ति- 
घारा तथा निगु ण-मक्ति-घारा उभय अक्ति-घाराओं के केंद्र बिंदु 
हैं जिनसे एक ओर तो तुलसीदास आदि राम-भक्तों के द्वारा 
सगुण-भक्ति का प्रचार भारतभूमि में हुआ तथा दूसरी ओर 
कबीर आदि निगुनिया संतों के द्वारा निगुण भक्ति का भी 
प्रचार जनता के बीच किया गया । तत्कालीन धार्मिक वायुमण्डल 
में योग साधना की विपुल्तता थी | अतः जनता की रुचि का ध्यान 
रखते हुए यदि स्वामी जी ने योग के कतिपय- सिद्धांतों को भी 
अपनी शिक्षा में स्थान दिया, तो कुछ अनुचित नहीं जान पड़ता । 
इसी लिए सिखों के प्रथ-साहब में स्वामी रामानंद जी के नाम 
से यह निगुनिया पद मिल्ञता है-- 
कहाँ जाइए हो घरि ल्ाग्यो रंग । मेरो चित चंचल मन भयो अपंग । 
जहाँ जाइए तहँ जल पषान | पूरि रहे हरि सब समान । 
वेद स्टति सब मेल्हे जोइ। उहाँ जाइए हरि इहाँ न होइ। 
एक बार मन भयो उमंग । घसि चोका चंदन चारि अंग ॥ 
पूजता चाली ठाईं ठाई । सो ब्रह्य बतायो गुरु आप साईं। 
सतगुर में बलिहारी तोर | सकल विकल्ल अ्रम जारे मोर। 
रामानंद! रसे एक ब्रह्म | गुरु के एक सबद काटे कोटि क्रम्म । 


श्८ड क्‍ भागवत संप्रदाय 


इस पद में चोवा चंदन घस कर पूजा की सामग्री लेकर 
साधक की बाह्य पूजा का प्रथम संकेत है। जब गुरु उसे बत- 
लाता है कि ब्रह्म तो तुम में ही निवास करता है, तब शिष्य 
का संदेह दूर हट जाता है ओर वह सवब्यापक ब्रह्म को पह- 
चान लेता है। इस पद में ऐसी कोई बात नहीं है जो वष्णव 
. भक्त रामानंद के मत से विरुद्ध पड़े। यह सच है कि रामानंद 
जी खुले हुए विश्व के बीच भगवान्‌ की कल्ला की भावना करने 
वाले विशुद्ध वेष्णब भक्तिमा्ग के अनुयायी थे और इसी में 
जनता का कल्याण मानने वाले आचाय थे। परंतु फिर भी 
यदि उन्‍्दोंने कहीं कहीं निशु ण॒ ब्रह्म की चर्चा तथा योग-साधना 
की प्रक्रिया का निर्देश किया है तो यह उत्तमा्ग से नितांत विरुद्ध 
नहीं पड़ता । रामानंद का भारतीय इतिहास्र में यही एक विलक्षण 
वेशिष्टथ है। 


श्रीविष्णव तथा रामानेद्‌ 


स्वामी रामानंद के निजी ग्रंथ 'बष्णवमतावज भास्कर! के 
अनुशीलन से किसी भी आल्नोचक को संदेह नहीं रह सकता कि 
उनके सिद्धांतों के ऊपर रासानुज़् मत का ही विशेष प्रभाव पड़ा 
है। दोनों के सिद्धांतों में ऐकमत्य है । अंतर यदि है तो इतना ही 
है कि श्री वेष्ण्वों के आराध्य लद्दमीनारायण के स्थान पर रामा- 
नंद स्वामी ने सीताराम को अपना इष्ट देव स्वीकार किया है। 
इस परिवतन के कारण रामावत संप्रदाय में वयापकता तथा लोक- 
प्रियता अधिक आ गई है। श्री वष्णवों के लद््मीनारायण क्षौर 
सागर में शेषशय्या पर शयन करने वाज्ते देवता हैं. जिसे मानव 
अपनी पहुँच से बहुत दूर पाकर अपनी श्रद्धा , दिखलाने में हो 
अवृत्त होता है। इसके विपरीत मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र का 


रामावत संप्रदाय स्ध्प्‌ 


लोकरंजक रूप शील, शक्ति तथा सादय का मधुर निद्केतन बन 
कर मानवों के हृदय को ही आक्ृष्ट नहीं करता, प्रत्युत मानव 
समाज के लिए अनुकरणीय तथा आदरणीय आदर्शों को भी 
उपस्थित करता है। इस प्रकार राम को इष्टदेवता मानने से 
रामावत संप्रदाय की लोकप्रियता विशेष हुईं। यही कारण है 
कि श्रीसंप्रदाय के नियमों में जहाँ विधि-विधानों का बाहुल्‍य है, 
वहाँ रामावत संप्रदाय के अनुसार भक्त का दृदय बाह्य विधानों 
के अक्तरशः पालन पर आग्रह न करता हुआ अपने इश्टदेव के 
भजन तथा ग़ुणगान में विशेष तृप्त होता हे। श्रीवष्णव लोग 
जहाँ वर्णाश्रम के नियमों तथा विधानों पर विशेष आग्रह तथा 
संघर्ष करते दिखलाई पड़ते हैं, वहाँ रामानंद वेष्णब लोग उदार- 
हृदयता का परिचय देते हुए, अपनी धर्म-क्षत्र को विस्तृत करते 
हैं और प्रत्येक हरिमक्त को अपने में संमिल्षित करने की उदारता 
दिखलाते हैं । रामावत संप्रदाय का श्री वेष्ण्वों से एक भेद यह 
भी है कि जहाँ श्रीवंष्णवों के आचायगण संस्कृत को ही अपने 
उपदेश का माध्यम बनाते हैं. वहाँ रासानंद स्वामी ने हिंदी को 
ही अपने उपदेश का माध्यम बनाकर जनसाधारण के हृदय 
अपनी ओर विशेष रूप से आक्षष्ट किया है। इसी धार्मिक उदा- 
रता तथा सहृदयता के कारण रामावत संप्रदाय का प्रचार 
उत्तर भारत के कोने कोने में हुआ। हिंदी कों धमंभाषा 
मानने से रासानंदी वष्णवों ने जन-साधारण तक ही 
अपने उपदेशों को नहीं पहुँचाया प्रत्युत उसे भारतवष की 
सावभोम तथा सर्वेजनीन भाषा भी बसाया। रामानंदी वेष्णव 
लोग तीर्थयात्रा के प्रसंग में समग्र भारतवष में घूमते थे। जहाँ 
कहीं वे जाते थे वहीं अपने भजनों तथा उपदेशों के द्वारा हिंदी 
भाषा का प्रचार करते थे | सच्ची बात तो यह है कि इन्हीं वष्णवों 


श्द्६ भागवत संप्रदाय 


की कृपा से बिना किसी परिश्रम के दी हिंदी भाषा मध्यकालीन 
धार्मिक क्रांति तथा आंदोलन की माध्यम होने से धार्मिक जगत्‌ 
में सबत्र समभावेन आहत तथा सत्क्ृत हुई । 


व्यक्तित्व 


स्वामी रामानंदजी का व्यक्तित्व अलौकिक था । वेष्णवधर्म 
स्वतः उदार है, परंतु स्वामी जी की दृष्टि और भी उदार तथा 
व्यापक थी। वे वर्साश्रम धर्म में पूणए आस्थावान्‌ आचाय थे 
परंतु भक्तिराज्य में प्रवेश करने के लिए इन्होंने अपने मत का 
द्वार सब प्राणियों के लिए समानभाव से उन्मुक्त कर दिया। 
इनके शिष्यों में ब्राह्मण द्वी न थे, प्रत्युत नाऊ तथा चमार जैपे 
अधम अन्त्यजों का भी प्रवेश था । कबीर जैसे विधर्मी मुसलमान 
भी थे। पुरुषों के समान स्लियों को भो अधिकार इन्होंने भगवत्‌- 
पूजन नथा भगवद्भक्ति के लिए दे रखा था। इनकी सबसे बढ़ी 
विशेषता थी--समौज का उत्थान | ये उन आचार्यों में से नहीं 
थे जो केवल व्यक्तिगत कल्याण को द्दी अपनी तपरया का केवल 
फल सममभते थे । समस्त हिंदू समाज का अभ्युत्थान स्वामी जी 
के उपदेशों का [परिनिष्ठित फन्न था। समाज के पद्स्थानीय 
अन्त्यजों के उद्धार के ओर भी इनकी दृष्टि थी। तभी तो रेदास 
जैसे अन्त्यज को अपना शिष्य बनाने में तथा उसे राममंत्र की 
शिक्षा देने में उन्हें तनिक भी हिचक नहीं हुईं। जनता के हृदय 
को स्पश करने के लिए स्वामी जी के शिष्यों ने देशभाषा के द्वारा 
उपदेश देना आरंभ किया ओर इस प्रकार हिंदी भाषा के उत्थान 
तथा प्रसार में भी स्वामी जी से कम प्ररणा तथा स्फूर्ति नहीं 
मिलती दे। हिंदूसमाज में इस प्रकार एकत्व की भावना दी नहीं 


रामावत संप्रदाय श्द्छ 


प्रत्युत पूर्ण एकत्व स्थापित करने में स्वामी जी का बढ़ा हाथ था। 
यदि स्वासी जी का संप्रदाय इस भारतमही पर नहीं होता, तो 
यवनों के विकट आक्रमणों के कारण हिंदू समाज के ह्ास की 
सीमा क्या होती ? यह दम नहीं कह सकते। धर्मान्ध मुसलमानों की 
तलवारों के सामने फारस से लेकर काबुल तक की संस्कृति तथा 
सभ्यता ध्वस्त होकर परिवर्तित हो गई थी। केवल भारत की 
संस्कृति ने हीं उसका मुकाबिला किया और सफल मुकाबिला 
किया । इस प्रकार हिंदू समाज की एकता स्थापित करने में, 
धार्मिक संगठन करने में ठदथा अपनी संस्क्ृति बचाये रखने में 
स्वामी रामानंदजी ने जो पवित्र फाय किया है उसकी सफलता 
भारतवष का अवांतरकालीन इतिद्दास उच्चस्वर से घोषित कर 
रहा है। स्वामीजी एक युगप्रवतक महापुरुष थे, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं हे । इसीलिए नाभादासजी ने कल्िकाल के मानवों 
को विपत्तिसमुद्र से पार जाने के लिए सेतु की रचना करनेवाले 
रामानंदजी की तुलना स्वयं रघुनाथजी से दी है-- 
श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगवरन कियौ ॥ 
पे “+888«-« 


तुलसीदास 


श्री रामानन्द स्वामी के शिष्यों द्वारा देश के बड़े भाग में 
राम-भक्तिकी पुष्टि होती आ रहो थी, परन्तु हिंदी साहित्य के क्षेत्र 
में इस भक्ति का परमोज्ज्वल् प्रकाश विक्रम की १७ वीं शताब्दी 
के पूर्वाद्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी के द्वारा स्फुरित 

२५ बे 

हुआ | गोसाइंजी निःसन्देह उच्चकोटि के वेष्णव भक्त थे, 
परन्तु रामानन्दजी की शिष्यपरपरा में कहीं भी इनका नामो- 
ल्लेख नहीं है। रामानन्दजी के साथ इनके सम्बन्ध जोड़ने का 


्् 


श्ह्णः भागवत संप्रदाय 


उद्योग किया गया है, परंतु उचित प्रमाणों के अभाव में यह 
: ग्रयास सफल्न नहीं कहा जा सकता । अतः तुलसीदासजी स्मात 
बेष्णव श्रतीत होते हें--ऐसे वष्ण॒व, जिन्हें विष्णु के अतिरिक्त 
शिव आदि अन्य देवताओं में भी पूर्ण आस्था तथा विश्वास है। 

तुलसीदासजी का 'रामचरित मानस! वष्ण॒व भावना से 
प्रेरित उच्चकोटि का प्रबंध काव्य है। मर्योदा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
के शील, सोंद्य तथा शक्ति का चित्रण कर गोसाई' जी ने राम 
का जो लोकरंजक तथा लोकसग्रही रूप प्रस्तुत किया है वह 
वस्तुतः श्लाघनीय है। भक्ति के निर्मल रूप जानने के लिए 
रामायण कल्पततरु है। भगवान का द्व्य मनोहर रूप, उनका 
भक्तवत्सज्ञ तथा आर्तिहर स्वभाव, दीनों के ऊपर स्वतः दया 
बरसानेवाला मानस-आदि भक्तिशासत्रीय सिद्धांतों की जानकारी 
के लिए रामायण एक अतुलनीय निधि है। वाल्मीकीय रामायण 
तथा अध्यात्म रामायण--दोनों प्रसिद्ध रामायणों से तुलसी के 
रामचरित मानस की अपनी विशिष्टता है जिसके कारण यह 
आज़ हमारे लिए वेदों के समान पवित्र तथा उपादेय है। 
इन दोनों रामायणों से तुलना करने पर “मानस?” "का वंशिष्ट्य 
स्पष्ट मालूम पड़ता है। 


वाल्मीकिरामायण 


वाल्मीकिरामायण महर्षि वाल्मीकिजी की पुण्यमयी रचना 
है, जिसमें लगभम २४ हजार श्लोक हैं। वाल्मीकि ने श्रीराम- 
चन्द्र का चरित्र आदश पुरुष के रूप में अंकित किया है। मर्यादा 
की रक्षा करनेवाला महान पुरुष जीवन की भिन्न-भिन्न परिस्थि- 
तियों में किस प्रकार का आचरण करेगा ? इसका सच्चा स्वाभाविक 


रामावत संप्रदाय श्ध्य्£्‌ 


वर्गोन वाल्मीकीय रामायण में विद्यमान है। यह कमंग्रधान 
महाकाव्य है--ऐसा महाकाव्य है जिसमें प्रत्येक पात्र के कार्यो 
को विस्तृतरूप से, याथावथ्य प्रकार से, दिखलाया गया है। इस 
कारण इस रामायण में वर्णित पात्रों का ठीक-ठीक रूप, जेसा 
चाहिये बसा हमारे सामने उपस्थित हो जाता है । श्रीरामचन्द्र जी 
के प्रातःस्मरणीय और ख्छाघनीय चरित्र की उदात्तता का जेसा 
नैसर्गिक चित्र वाल्मीकिजी ने खींचा है वेसा किसी भी रामायण 
में नहीं मिल सकता । अन्य पात्रों के चरित्र को भी यही दशा 
है। वाल्मीकिरामायण के अध्ययन करने पर ही हम उनके 
महत्त्व को भल्ती भाँति समझ सकते हैं। उदाहरण के लिये 
सुंदरकाड में वर्णित हनुमानजी के चरित्र को लीजिये। मेरा तो 
कहना है कि सुन्दरकाण्ड का बिना अध्ययन किये हम हनुमानजी 
के अदम्य उत्साह, अलौकिक बल, असाधारण घैय ओर प्रखर 
बुद्धिवेभमव को समझ ही नहीं सकते। समुद्र को पार करना 
कितना विकट काय था, यह वाल्मीकिजी ही ने दर्शाया है। 
जब हनुमानजी ने महेंद्र पवंत कों आकाश में उड़ने के पू्ज 
अपने चरणों से दबाया, तब मतवाले हाथी के कपोलों के 
तरह उससे जल की धारा अकस्मात्‌ फूट निकली । जीवों ने भय- 
संचार के कारण इतना हल्ला मचाया कि जान पड़ता था कि 
पृरथिवी, दिशाएँ, बन ओर उपवन सब प्रचण्ड नाद से व्याप्त 
हो गये द्वों; विद्याधरों को जान पड़ा कि यह पहाड़ फट रहा है, 
इसलिये उन्होंने सोने के बरतनों में रक्खे हुए स्वाहु भोजनों को 
छोड़ दिया ओर अपनी स्त्रियों के साथ डर के मारे आकाश में चले 
गये हनुमानजी के इस विकराल रूप ओर प्रभाव की ब्यंजना 
अन्यत्र कहाँ मिलेगी ? लंका विशाल दुर्गंम दुर्गों की रचना के 
कारण सवंथा अगम्य थी, फिर भी इस लंका में प्रवेश कर और 
१६ 


२६० भागवत संप्रदाय 


किक 


तक-वितक कर सीताजी की टोह लगाने में मारुति ने जिस 
चातुय और व्युत्पन्न बुद्धि का परिचय दिया है वह क्‍या कहीं 
अन्यत्र उपलब्ध हो सकता है ? तुलसीदासजी ने तो मानस में 
हनुमानजी का लंका में प्रवेश करा कर विभीषणजी से भेंट करा 
दी है ओर उन्हीं के द्वारा हन्लुमानज्ञी को सीता के निवास का 
पता दिलवा दिया है-- 


पुनि सब कथा विभीषन कही | जेहि विधि जनकसुता तह रही ॥ 


पर वाल्मीकि ने हनुमानजी को अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर 
सीता का पता लगाते दिखलाया है। अशोकवाटिका में राम- 
चरित का कीर्तन कर अपना परिचय देने में स्वाभाविकता, पकड़े 
जाने. पर रावण की सभा में अपने काय की सूचना देने में 
'निर्भीकता, शत्रुओं से घिरे रहने पर भी निश्चिन्तता धारण करने 
में नैसर्गिक धीरता, रावण से बातचीत करने में वाकचतुरता, 
लौटने पर वानरों के सामने सीताजी की कुछ गोपनीय बातों को 
छिपाने में राजनीतिज्ञता--आदि जिन गुणों का वर्णन वाल्मीकि 
ने नितांत स्वाभाविक ढंग से किया है बेंसा वर्रान अन्यत्र कहीं 
हैं ही नहीं; यह हम बिना किसी संदेह के कह सकते हैं । 
यही प्रकार प्रत्येक पात्र के चरित्र के विषय में समभना 
चाहिये। रावण सीताजी से अपना प्रेम जतला रहा है, उस 
समय जनकनंदिनी ने केवल एक बात कह कर जिस प्रकार 
उसका अनादर किया है ओर अपने पवित्र पातित्रतधम के पालन 
की सूचना दी है वह नितांत उदात्त और महत्त्वपूर्ण है। 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेयं निशाचरमस्‌ ॥ 
रावणं कि पुनरहं कामयेयं विगहितस्‌ ॥ 
( सुंद्ककाण्ड २६ । १० ) 


रामावत संप्रदाय श्६्‌श्‌ 


“इस निंदनीय निशाचर रावण को में बायें चरण से भी छू 
नहीं सकती; भला उससे में किसी प्रकार प्रेम कर सकती हूँ । 

जानकीजी का सदस्तनों निशाचरियों की क्र भत्सना सुनते 
हुए यह वचन कितना महत्त्वपूर्ण है, इसे पाठक सहज ही में 


समम सकते हैं। वियोगविधुरा सीता के वशन में वाल्मीकि ने 
उपमाओं की लड़ी रच दी है | उसके देखने से हमें वाल्मीकि की 


प्रतिभा के साथ -साथ खीदाजी की पवित्रता का भी पता 
चलता है-- 


संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसो: ॥३२॥ 
तां स्मघतिमिव संदिग्धासद्धि निपतितामिव | 
विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिंव ॥३३१॥ 
सोपसग्ा यथा सिद्धि बुद्धि सकलषामिव । 
अभूतेनापवादेन कोति निपतितामिव ॥३४॥ 
आम्नायानामयोगेन विद्यां अशिथिल्लामिव ॥३८॥ 

( सु० क ० १५ ) 


चरित्र-चित्रणके अतिरिक्त स्थान स्थान पर अनेक श्राध्यात्मिक 
चातों का भी सन्निवेश किया गया है । समुद्र पार करते 
समय हनुमानजी ने प्राशों का अवरोध कर लिया था ओर उस 
पार पहुँचने पर उन्होंने तनिक भी निःरवास नहीं लिया-- 


अनिःश्वसन्‌ कपिस्तन्न न ग्लानिमधिगच्छुति । 


ये सूचनाएँ वाल्मीकि के गहरे ज्ञान की बोधिका हैं। इस 
प्रकार वाल्मीकीय रामायण रामचरित की विशात्नता, उदात्तता 
तथा महत्ता को पर्याप्त मात्रा ने बतलानेवाला अलोकिक काव्य- 
माधुरी से संपन्न मद्काव्य है, जिसका अध्ययन प्रत्येक भारतीय 


श्ह२्‌ भागवत संप्रदाय 


फ् 


को अपने प्राचीन गौरव और संस्कृति को समभने के लिये 
करता नितांत आवश्यक है। 
4 है 4 ३६ 


अव्यात्मरामायरसु 


इसके नाम से ही इसके वर्णन की सूचना मिलता है। इसमें 
श्रीरामचंद्र का चरित्र अध्यात्मज्ञान के आधार पर वर्शित किया 
गया है। इसमें रामजी: अयोध्या के अधीशरूप में वर्णित नहीं 
किये गये हैं ओर न जानकी जी केवल उदात्तचरित्र जनक की 
नंदिनीमानत्र हैं; उनके इस रूप की ओर रचयिता का कुछ भी 
ध्यान नहीं है। उनका समग्र ध्यान राम-सीता के आध्यात्मिक 
रूप के प्रद्शन में लगा हुआ है। राम पुरुष हैं, सीता प्रकृति 
हैं ; राम परमत्रह्म हैं और सीता उनकी अनिवबचनीया माया 
हैं। इन्हीं की लीज्ा का विकास संपूर्ण विश्व है। ब्रह्म और 
माया ने ही देवताओं के द्वारा प्रथ्वी के महान्‌ भार को उतारने 
की प्राथना किये जाने पर इस संसार में आकर अपनी लीजता 
का विस्तार दिखलाया है । पूरा रामचरित इस्री ब्रह्म-माया की. 
अनोखी विचित्र चरितावत्नी का मनुष्य समाज के उपकार के 
- लिये किया गया पावन चित्रण है ; इसकी सूचना प्र थारंभ के 
मंगलश्ज्ञोक से स्पष्टतः हो जाती है-- 

यः प्ृथ्वीभमरवारणाय दिविजेः संप्राथितश्निन्मयः 

सब्जातः प्थिवीतले रविकुले मायामनुष्यो5व्ययः । 
निश्चक्क हतराक्षसः पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमा्य स्थिरां 
कीर्ति पापहरां विधाय जगतां त॑ जानकीशं भजे ॥ 

आगे चल कर उत्तरकांड के सुप्रसिद्ध 'रामगीता! में तो 

' अद्वत-वेदांत की प्रस्यात पद्धति से 'वतः और व? पदार्थों के 


रामावत संप्रदाय २६३ 


परिशोधन और ज्ञान का वर्णन बड़ी विशुद्धता ओर विशद॒ता 
के साथ किया गया है। इस प्रकार अध्यात्म-रामायण ने ज्ञान 
को मूलभित्ति मान कर रामचंद्र के चरित्र का वर्णन किया है। 
इस रामायण की यही अपनी विशेषता है । 


रामचरितमानस 


इन दोनों देववाणी में लिखे गये रामायणों की विशेषता पर 
ध्यान देने से मानस की महत्ता सहज ही में मानी जा सकती है । 
तुलसीदास ने मानस्र में राम के चरित्र का वन करने के लिये 
भक्तिपक्ष का आश्रय लिया है। भक्ति की मूलभित्ति पर 
रामचरित को ,खड़ा किया है। श्रीरामचंद्र के विषय में 
तुलसीदास की कोन-सी भावना थी ? इसे उन्होंने अपने ग्र थ में 
अनेक स्थानों में स्पष्टरूप से प्रदर्शित किया है। श्रीरामजी स्वयं 
भगवान्‌ के रूप हैं और श्रीजानकीजी साक्षात्‌ शक्तिरूपा है। 
राम से ही क्‍यों ! राम के रोम-रोस से करोड़ों विध्ु-अ्रह्मा और 
शिव की उत्पत्ति होती रहती हे; उसी प्रकार श्रीसीताजी के 
शरीर से करोड़ों उम्र, रमा और त्रह्माणी का आविर्भाव हुआ 
करता है। ये दोनों साक्षात्‌ भगवान्‌ ओर भगवती के आकार 
हैं; दो शरीर होनेपर भी उनमें नेसर्गिक एकता बनी हुई है। 
सीताराम की परिदृश्यमान अनेकता में मी अंतरक्ल एकता का 
वर्णन तुलसीदासजी ने बड़ी मार्मिकता के साथ किया है-- 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहिश्रत भिन्न न॒समिन्न । 
बंद्ड खीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 


जिस प्रकार वाणी और अथ में एकता बनी हुई है और 
जल तथा वीचि ( लहरी ) में एकता बनी हुई है, यद्यपि ये 


२६४ भागवत संप्रदाय 


दोनों देखने में भिन्न-भिन्न प्रतीत हो रही हैं, उसी प्रकार 

सीता ओर राम में भी बाह्य भिन्नता को बाधित करती हुई 

अभिन्नता विद्यमान है | सीता-राम का अभेद दिखलाते समय 
छु ्‌ नल 

गोसाइजी ने इस तरह दो डउदाहरणों को रक्‍खा है। इनके 

रखने में सोसाई जी ने अपने हृदय की बात व्यक्त कर दी है। 

पहली बार गिरा-अथ का दृशंत है, जो महाकवि कालिदास के-- 


वागर्थाविव सम्पक्तो वागथंप्रतिपत्तये | 
जगतः पितरौो वन्‍न्दे पावतीपरमेश्वरो ॥ 


--पद्च में दिये गये दृश्ांत से मेल खाता है। वाणी और 
अथ की अभिन्नता को समझना सवसाधारण का काम नहीं है, 
प्रत्युत शब्दशाखत्र के तत्त्व को समभने वाल्ले विद्वानों का काम है। 
अतएव सवसाधारण की प्रतीति के लिये उन्होंने सबंत्र दृश्यमान 
ओर सहज में बोधगम्य जलतरंग की अभिन्‍नता का उदाहरण 
पेश किया है। इस प्रकार सूद्तम से स्थूल पर आते समय भी 
गोसाइंजी ने शब्दयोजना की विशेषता के कारण एक चमत्कार 
पैदा कर दिया है। पह््ली बार खञ्लीलिड्डद्योतक उपमान पहले 
रकक्‍खा गया है ओर दूसरी बार पीछे । शक्ति के उपासकों के लिये 
शक्ति की प्रधानता है, शक्तिभान्‌ की गौणता। पर शक्तिमान्‌ 
( भगवान्‌ ) के उपासक के लिये शक्तिमान्‌ की ही प्रधोनता है 
शक्ति की गोणता। इस प्रकार दो प्रकार के उदाहरणों को रखते 
समय गोसाइजी ने इन्हें सबेसाधारण के लिये बोधगम्य द्वी नहीं 
बनाया है, प्रत्युत शक्तिछपिणी सीता ओर शक्तिमान्स्वरूपी राम 
के द्विविध उपासकों को प्रथक्‌ रूप से पर्याप्त मात्रा में संतुष्ट कर 
दिया है। इस तरह युगल सरकार की मनोरम जोड़ी की वास्त- 
बिक एकता को गोसाइजी ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। 


रामावत संप्रदाय ह २६४, 


यही कारण है कि रामचरित का वर्सन करते समय तुलसी- 
दासज्ञी ने उनके वास्तविक रूप को कहीं भी नहीं भुलाया है, 
बल्कि पाठकों को बारंबार याद दिलाया है कि केवल नर-लीला 
करने के विचार से ही सरकार ऐसा चरित कर रहे हैं। अन्यथा 
वेतो साक्षात्‌ परमात्मा ठहरे, उनको किसी प्रकार का ज्ञोभ 
नहीं, किसी पर क्रोध नहीं; सुवर्रोमग पर भी किसी प्रकार का 
ज्ञोभ नहीं, इत्यादि | मायास्ग के पीछे मनुष्यलीला करने के 
लिये जो दौड़े चले जा रहे हैं वे वही हैं जिनके विषय में श्रुति 
नेति-नेति कह कर पुकार रही है और शिवजी भी जिनको ध्यान 
में नहीं पाते -- 


निगम नेति सिर ध्यान न पावा। 
मायासृग. पाछे सो धावा ॥ 


ऐसे प्रसज्नों की बहुलता को देख कर कुछ आलोचक गोसाई' 
जी पर तरह-तरह का आक्षेप किया करते हैं। उनसे मेरा यही 
कहना दे कि उन लोगों ने तुलसीदास के दृष्टिकोण को भल्लीभाँति 
परखा द्वी नहीं; यदि उन्होंने उनकी श्रीरामविषयक भावना का 
का ऊद्दापोह किया ह्वोता, तो वे श्स प्रकार की अनगंल आलोचना 
करने का दुःसाहस नहीं करते | व्यापक दृष्टि से देखने पर मानस 
में कोई भी प्रसद्भ आक्षेप करने के लायक नहीं है। 

गोसाइं जी ने उत्तरकाण्ड में ज्ञान और भक्ति के विषय में 
अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बड़ी खूबी के साथ दिखलाया है। 
उस भ्रसंग के अवल्लोकन करने से भक्ति की प्रधानता स्पष्ट ही 
प्रतीत होती है । 'ज्ञानदीपक? के देखने से ज्ञान को दुरूहता का 
पता भलीभाँति लग जाता है। ज्ञान के जिस दीपक के जलाने 
के लिये इतने परिश्रम और भ्रयास करने पढ़ते हैं. बह थोड़ी दी 


२६६ भागवत संप्रदाय 


विध्न-बाधाओं के सामने बुक जाता है। ओर उधर भक्ति ? 
भक्ति तो साज्ञात्‌ चिन्तामणि की तरह सुंदर है। उसका परम 
प्रकाश दिन-रात बना रहता है और न तो डउसक लिये दीपक 
चाहिये, न घृत और न बाती। लोभ का वायु उसको बुम्का भी 
नहीं सकवा। प्रबल अविद्या का अंधकार उसके आगे कठ से 
मिट जाता है, कामादि खल्न उसके निकट नहीं फटकते, सान- 
स्रिक रोग भी उसे व्याप्त नहीं करते, जिसके पास यह भक्ति- 
चिंतामणि विद्यमान रहता है। अतः भक्ति ओर ज्ञान में आकाश 
ओर ज़मीन का अंतर है--महान्‌ भेद है। इसी कारण गोसाई 
जी ने अपना सिद्धांत स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शित किया है-- 


सेवक सेव्य भाव बिलु भव न तरिय उरगारि | 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि | 


के ४ 
2, < 4 समा 


परिशिष्ट 


चेतनदास 


इनकी रची हुई 'प्रसंगपारिजात” नामक एक रचना के 
विवरण लिए गए है, जो अपने विषय की एक विलक्षण कृति 
है। इसकी रचना बाड़ी प्राकृत (देश बाड़ी प्राकृत ) में 
पिशाच भाषा के सांकेतिक शब्दों के योग से अदना छदों में 
हुई है। इसमें स्वा० रामानंद का समस्त जीवन-कृत दिया है । 
रचनाकाल संबत्‌ १४५१७ है, ओर लिपिकाल संवत्‌ १६६७ 
वि० । रचनाकाल इस भ्रकार दिया है-- 


वासासिव आसिंग थुगी | दिति और साहित मिद्द चुचों ॥ 
छुपसंग पारिजातुगी । हिहणेथशु रामचु पालुगी ॥ 


आर 5 अं म, ३ 
ज्ञानभूमिका चंद सिवसुख सच्िदायंद्‌ अर्थात्‌ १५१७ 
( पंद्रह सो सतरह ) गुर जन्मदिन माघ कृष्ण सप्तमी गुरुवार 
को यह प्रसंग पारिजात रामनाम लेकर समाप्त हुआ | 


रचयिता ने अपने सबंध में इतना ही लिखा है कि संवत्‌ 
१४१७ में स्वा० रासानंद जी की जन्म तिथि पर एक बृहदभंडारे 
की आयोजना हुई थी जिसमें स्वामी जी के शिष्यों और 
परशिष्यों के अतिरिक्त चारों ओर के अनेक सिद्ध महात्मा जुटे 
थे। उस अवसर पर स्वामी जी के जीवन के चमत्कारों की 
अच्छी तरह चर्चा की गई थी जिससे उपस्थित संतमहात्मओं 
का संत्रदाय विशेष रूप से आनंदित हुआ । उन महात्मा गयों 


श्श्द भागवत संप्रदाय 


द्वारा रचयिता को यद्द आज्ञा हुई कि वह चचों को जिसमे 
रहस्य की और प्रकट न करने की अनेक बातें थीं लिपिबद्ध करे । 
साथ ही यह आदेश भी मिला कि रचना विचित्र छंद ओर 
विचित्र भाषा में रची जाय जिसको विना सममकाए कोई न 
सममभ सके; क्योंकि कुछ वृतांत ऐसे थे जो प्रकट नहीं किये 
जाने चाहिए थे ओर कुछ ऐसे थे ज्ञिको उस समय तक: 
छिपाना था जबतक वे घटनाएँ घटित न हो जाती जिनका 
निश्चय तत्काल्लीन सिद्ध हों सकता। फल्नतः यह वृतांत माला 
देशबाड़ी प्राकृत में पिशाच भाषा के सांकेतिक शब्दों के योग 
से अदणा छुंदों में संग्रद्दित की गई। प्रंथांत में यह भी लिखा 
है कि जो इन प्रसंगों को समय से पहले खोलेगा वह पागल 
हो जाएगा । परंतु प्रकट होने पर (रचना में वर्णित समस्त 
घटनाओं के घटित हो जाने के पश्चात्‌ ) जो इसका पाठ करेगा 
उसको तत्व-ज्ञान की प्राप्ति होगी और चतुबग॑ जनित कामनाएं 
सिद्ध होंगी । 


यद्यपि इस रचना की भाषा हिंदी से भिन्न होने के कारण 
यह विवरण लेने योग्य नहीं थी तौभी इसका संबंध रवा० 
रामानंद, कबीर, रेदास, खुसरो ओर पीपा से होने के कारण 
इसका विवरण लिया गया है । कबीर से तो इसका घनिष्ट संबंध 
है ओर यदि इस रचना में उल्लिखित बातें प्रामाणिक और सत्य 
सिद्ध हो गईं तो इन संत कवियों के संबंध मे भी बहुत सी विवाद- 
ग्रस्त बातों का ठीक ठीक निर्णय दो जायेगा । इसमें एक भविष्य 
कथन भी है जो कबीर के वृत्त में दिया जाएगा । नीचे इसके 
संबंध में जो कुछ लिखा गया है वद्द संक्षेप में क्रम-पृवक दिया 
जाता है-- 


रामावत संप्रदाय श्ह्‌्ह्‌ 


कर 


स्वामी रामानंद्‌ 

ऋषिकेश में एक सारस्वत दंपति रहते थे जो भरतमंदिर 
में पूजा किया करते थे । उन्होंने बद्री-बन ( उत्तराखंड, बद्रीनाथ ) 
में जाकर विष्णु भगवान्‌ की तपस्या की जिसपर भगवान प्रसन्न 
हुए और उनको वर माँगने को कहा। उन्होंने कहा, “आप 
हमारे पुत्र हों और हमें प्रसन्न कर!। भगवान्‌ ने तथास्तु” 
कहकर उनकी मनोकामना पूर्ण की | परंतु केवल बारह 
वष तक ही जीवित रहने का वचन दिया। काल्ांतर में ये दंपति 
कान्यकुब्ज वाजपेयी वंश में उत्पन्न हुए ओर प्रयाग में रहने 
लगे । समय पाकर भगवान्‌ इनके पुत्ररूप में प्रकट हुए जो आगे 
स्वामी रामानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए । जन्म से ही इनके अलो 
किक कार्यों का आभास मिलने लगा था । बारहबवें वष में इनका 
प्राणांत हो गया । पर रवा० राघवानंद के आशीर्वाद और प्रयत्नों 
तथा इनके माता पिता एवं इष्टमित्रों द्वारा अपनी अपनी आयु का 
कुछ अंश देने पर ये फिर जीवित हुए। फल्नतः: अपने जीवनदाता 
स्वा० राघवानंद के ये शिष्य हो गए। मातापिता ने इनके लाख 
मना करने पर भी इनके विवाह का भ्रबंध किया, परंतु जिस 
कन्या के साथ विवाह निश्चित हुआ था उसका विवाह होने पर 
बंधव्य योग था, अतः उसने विवाह न कर जीवन-पयनत कुमारी 
रहने का प्रण किया | स्वा० रामानंदजी से उसने दीक्षा ले ली 
ओर तपस्विनी का जीवन व्यतीत करने लगी तथा थोड़े ही समय 
पत्चात्‌ रवग भी सिघार गई। इस प्रकार स्वा० रामानंदजी की 
विवाह न करने की इच्छा अपने आप पूर्स हो गई । वे काशी में 
रहने लगे ओर बहुत द्वी शीघ्र चारों ओर प्रसिद्ध हो गए । उन्होंने 
अपना अलग समप्रदाय चल्नाया जिसमें जात-पांत, ऊच-नीच 
ओर छुआ छूत का कुछ भी भेदभाव नहीं था संसार के खभी 


३०० भागवत संप्रदाय 


मनष्यों के लिए वह सुलभ था। जो उसमें दीक्षित होता बह 
आनंद और शांति से जीवन व्यतीत करता | उसकी आध्यात्मिक 
शक्ति भी पूर्स रूप से विकसित हो जाती । कबीर जैसे जुलाहे 
ओर रेदास सरीखे अछूत सवा० रामानंदजी के प्रोढ़ शिष्यों में से 
थे। पहले तो बड़े बड़े पंडितों, विद्वानों और कमेकांडियों ने 
इस विचार-धारा का विरोध किया; परंतु जब स्वा० रामानंदजी 
ने उन्‍हें अनेक युक्तियों ओर चमत्कारों द्वारा निरुत्तर कर दिया तो 
वे लोग चुप हो गए। बहुत से उनके अनुयायी भी हो गए | 
दक्षिण के विद्यारण्य मुनि उनके समर्थक थे । इन विद्यारण्य मुनि 
पर स्वामी जी ने भविष्य की बातें प्रकट की थीं ( यह भविष्य- 
वाणी और एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जो हिंदुओं पर 
मुसलमानों के अत्याचार, तेमूर का हत्याकांड और लखनोती 
के उपद्रव से संबंधित है, आगे कबीर के वृत्त में दिए जाएंगे ) 
कविवर खुपरो श्री स्वामी जी से मिलने आये थे। शिष्यों सहित 
समस्त देश का भ्रमण कर और दिग्विजय प्राप्त कर तथा दीर्घायु 
भोगने के पश्चात्‌ संवत्‌ १५०४ में श्री रवामीजी का साकेतवास हो 
गया । द 


कबीर 


ज्योतिमंठ के अधिपति (शंकराचाय) ने कैबल्य का ज्ञाभ कर 
ही लिया था कि इंद्र के द्वारा अधघटित घटना हो गई। प्रतीची 
नाम की देवांगना ने विन्न उपस्थित कर दिया। महात्मा उसपर 
मोहित हो गए और उसके साथ यशथेष्ट विद्ार और रवि-क्रीड़ा 
की । अप्सरा ने भक्त प्रह्मद को गभे में धारण किया। उसने 
शिशु को जन्म देकर उसे कमल पत्रों में रख लहरतालाब (काशी) 
में तेरा दिया। जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के आने तक वह 


रामावत संप्रदाय ३०६१ 


उस नवजात शिशु की अलक्य रूप में रक्ता करती रही। यह 
बात संबत्‌ १४४५५ वि० ज्येष्ठ पूर्णिमा की है। दंपति को सहवास 
के पू् ही पुत्र॒लाभ हुआ | उनके छूने से शिशु की द्ुति मल्लिन 
हो गई जिसपर वे उसको मोमिन के पास ले गए। सोमिन ने 
कहा, तुम्हारे धन्य भाग्य हैं कि ऐसा पुत्र मिला?। उसने शिशु 
को उसकी ठुड्टी पकड़ कर पूछा, 'किसका बेटा है |” उसने कहा, 
में वीरानंद के औरस ओर दिव्या के जठर से जनन्‍्मा शिशु हूँ । 
माता पिता को इस पर दृढ़ विश्वास हो गया । मोमिन ने अरबी 
भाषा को शब्दावली छानबीन कर उसका नाम कबीर रखा। 
यह बात सारे शहर में फेल गई । पड़ोस की कर्मादेवी ब्राह्मणी ने 
जिसकी जठर से उत्पन्न कन्या एक मास पहले गत हो चुकी थी 
दूध पिलाना स्वीकार किया । एक वश्य ने विआई हुई गाय भेज 
दी । परंतु शिशु ने किसी के दूध को ग्रहण नहीं किया। तीसरे 
दिन शिशु की रक्षा और माता पिता की चिंता दूर करने के लिए 
स्वा० रामानंदजी ने प्रिय शिष्य अनंतानंदजी के द्वारा 'सुधामुची! 
नाम की जड़ी भेजी जिसे शिशु मुख में डालकर चूसने लगा। 
यह बूटी “कबीर बूटी? नाम से प्रसिद्ध हुईं। इससे कबीर की 
द्युति फिर ज्यों की त्यों हो गई । 


रथ हक २९ 


काशी के पंडित स्वामी जी के पास गए ओर कहा, कबीर 
जुलाहे ने कंठी तित्नक, माला और छाप लगा लिया । वह अपने 
को आपका शिष्य बतलाता है। क्या यह सच है? यदि ऐसा 
हद तो अनथे है। स्वामी जी ने शंख बजाया। इससे सबकी 
दषाप्रि बुक कर शांत हो गई । तब स्वामी जी ने कहद्दा, वह मेरा 
शिष्य हे। भगवान सबके हैं और भगवत शरणागति का सबको 


३०२ भागवत संप्रदाय 


समान अधिकार है |” इतने में कबीर भी आ गए । उनके मुख 
पर ऐसा प्रकाश था कि उससे प्रभावानिवत होकर वे सब लोग 
उठ खड़े हुए ओर परदा भी, जो स्वामीजी अदि अन्य लोगों 
के बीच में लगा रहता था, हटा दिया गया। साक्षात्‌ दर्शन ने 
उनके अंतःकरण को स्वच्छ ओर प्रकाशित कर दिया। स्वामी 
जी ने कहा, 'हुसेनवंशी माता द्वारा शुद्ध सात्विक भोजन से पत्ना 
जिसने तकी (शेख तकी ) के प्याज्षे को अनिच्छा-पृवक लौटा 
दिया उसको हेय दृष्टि से केवल वस्धर व्यवसाय के कारण देखना 
मिथ्या अभिमान का ही काम है। ऐसे सत्पात्र को जो शैशवा- 
बस्था में अपने माता पिता का परिचय दे चुका है मोक्ष-मार्गीय 
दीक्षा से बंचित करना किसी भी समदर्शी जगद्गुरु के लिए 
उचित काये नहीं है ।? “हमने व्यथ ही महात्मा को कष्ट दिया!, ये 
बातें उन विद्वानों क शुद्ध हृदय में अपने आप ही स्फुरित होने 
त्ञगीं । उन्हें।ने क्षमा माँगा ओर बिदा हुए । 


4 २५ 4 


विज्ली में तैमूर का हत्याकांड (१४५४ वि० ) और लखनौती 
का उपद्रव ( १३३८ वि० ) दोने क पश्चात्‌ चारों ओर क श्रद्धालु 
स्वामी जी के पास आये । उस समय अजान के साथ मौलबी 
ओर मुल्लाओं के कंठ बंद हो गए। सब बड़े विकल थे । उन्होंने 
इसकी जड़ कबीर को समझा (ऐसा विदित होता है कि उन्होंने 
कबीर पर अवश्य अत्याचार किया था ) और उसकी ओर इंगित 
किया। इब्बनूर और तकी आदि मौलबी राजाज्ञा क. साथ भेंट 
ओर उपहार लेकर कबीर के पास गए। कबीर ने भेंट और उप- 
द्वार को गंगा जी में फिंकवा दिया; परंतु बहुत अनुनय विनय के 
पश्चात्‌ वह उनके साथ शुरु रामानंद के पास गया। स्वामी जी 


रामावत संप्रदाय ३० ३े 


ने उपदेश दिया, ईश्वर मुसलमानों का द्वी नहीं, सबका है। वह 
किसी का पक्षपाती नहीं। यही मुस्तफा का आदेश है। केवल 
पूजा के विधान में भेद होने से दूसरों पर जजिया लगाना अनु- 
चित है | मंदिर बनवाने में और उपासना करने में प्रतिबंध हटा 
देना चाहिए। मंदिरों को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। मसजिद 
के सामने बर को उतारा जाय। यह पतक्षपातपूर्ण ओर पुरानी 
घमनीति के विरुद्ध तथा पारस्परिक प्रीति को बिगाड़ने वाला 
है। गाय की कुर्बानी अनावश्यक है। जब आचाय ने द्वी प्राण- 
रक्षा के लिए उसे ग्रहण नहीं किया तो ओर मुल्लाओं को आम्नाय 
के प्रचार में रुकावट न डालनी चाहिए। धरम पुस्तक न जलाईं 
जाँय, देव मंदिर न ढद्दाये जाय ओर न किसी का जी जलाया 
जाय । मुदरम में त्योह्ारपव मनवाने में प्रतिबंध न रहे । ख्त्रियों 
का सतीत्व नष्ट न किया जाय । कथा आदि में शंख बजाने का 
निषेध न रहे । कुंभादि पर्वों पर यात्रियों से कर न लिया जाय | 
कोई हिंदू किसी फकीर के पास जाय तो उसको उसी के धर्मा- 
नुसार उपदेश दिया जाय । यदि इन बारह प्रतिज्ञाओं में से 
किसी का उल्लंघन होगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। उन्होंने इन 
प्रतिन्नाओं को उचित जान कर मान लिया। शर्तों को लिपिबद्ध 


करके उस पर बादशाह की मुहर लगाई गई। तब सब ठीक 
हो गया। 


२4 + है 


काँचीवरम्‌ ( दक्षिण ) के लोगों ने वर्शहंघ के कारण 
रैेदास ओर कबीर की निंदा की। स्वामी जी के जमात का 
किसी ने भी र्वागत सत्कार नहीं किया । पुरी के उत्तर विद्याधर 
अ्रजेश ने भोजन सामग्री की व्यवस्था की और स्वयं भी सेवा 


३०४ भागवत संप्रदाय 


में उपस्थित हुआ । एकदिन उसके वापिस आने में देर हो जाने 
के कारण उसकी छ्वी सीता अनुधीता स्वयं पति की खोज में 
जमात की ओर चल्नी | सामने ही गुरवानी गोदादेवी जा रही 
थी । उसने साथ की श्वथियों से रानी को इंगित करके कहा, “वह 
कबीर की जोय जा रही ढे।छू न जाना। बच के जाना?। 
पतिव्रता को इस पर बड़ा क्रोध आया ओर उसने शाप दिया, 
'तेरे इस भगवतापराध के कारण ( जुलाहे के रूप में भागवत 
की लिंदा की) इस कारण सारे देश में बल्लनिर्माण के उपकरण नष्ट 
हो जाएंगे । दरिद्रता का विस्तार होगा ओर तेरे समान विचारवात्ते 
स्लेच्छु योनि में पतित होंगे। नक्षत्र तिलमिलाते, वायु विषेत्ती 
बहेगी । प्रथ्वी फटे ओर तू खटे! । तत्काल प्रथ्वी फटी और गोदा- 
देवी उसी में समा गई । हाह्मकार मच गया | दूसरे दिन से घर्मे- 
दंड चला | लोग जब रसोई बनाएं तो चौके में कबीरदास प्रकट 
दिखाई दें । कोई भोजन न करे | इस प्रकार दो दिन और दो 
रात भूखे रहने पर सबका अभिमान दूर हो गया। सब नमित 
भाव से स्वामी जी के पास गए। विद्यारण्यमुनि भी शिष्यवर्ग 
ओर राजमंत्री सहित उपस्थित हुए। शापानुग्रह की प्रार्थना 
की। स्वामी जी ने कहा, यह घसदंड भविष्यकल्याण के लिए 
था। अब ऐसा न होगा | पतित्रता का शाप व्यथ न जाएगा । 
भगवान भी उसे नहीं टाल सकते। जब यह्द विषवृक्ष फल्लेगा 
तब देशवासी बड़े कष्ट में पड़ं गे। शाप के प्रभाव से इसी 
किना रे से वशिक-समाज आयेगा और करधघो चरखा घर घर 
से मिटाकर सब व्यवसाय हस्तगत करके देश को महद्दा कंगाल 
बना देगा । दरिद्रता के कारण घीरज छूट जाएगा ओर 
धम ग्लानि उपस्थित हो जाएगी। ऐसे ही समय में बेदेद्दी के 
वरदान का फल्नौभूत द्वोने का योग लगेगा। उस समय कबीर 


रामावत “संप्रदाय ३०५४ 


दास की ज्योति वणिककुल में मोहनदास (? गाँधी जी ) के 
नाम से उतरेगी । चरखा का प्रचार करेगी और रामनाम के 
प्रताप से सब दुःख दारिद्रथ भगावेगी-- 


तिध्वप कबीरा कारुशं | छंदास मोहन गारुओं ॥ 
विद्यांत सडपड़ फारुओआं | रामेति पुहपुण पारुआं ॥ 


विद्यारण्य स्वामी ने प्रश्न किया, दरिद्रता सदूशुण का नाशः 
ओर दुगु ण की वृद्धि करती दे तो क्या उस कठिन समय में 
निःसीम धमग्ञानि की रोक-थाम करने के लिए 'कम सूत्रधार! 
की ओर से कोई विशेष आयोजन होगा! । स्वामी जी ने मुस्करा- 
कर कहा, 'परित्राणाय साधूनां? के प्रमाण से आप ऐसा प्रश्न करते 
हैं। सो आप जैसे सहृदय ज्ञानी पुरुष से छिपा नहीं रह सकता। 
पंचनद देश में विदेह (? नानक ) ओर बंग में राघा जी के 
परम प्रेम का मर्म जानने के लिए श्रीयादवराज ( गौरांग-महा- 
प्रभु) स्वयं अवतरित होंगे ओर घमरक्षा की व्यवस्था करंगे | इस 
प्रकार पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों खूँट में धमरज्षा का 
कंटकाकीण पथ कम पृत्रधार भगवान ही प्रशस्त कर देंगे। 

विद्यारए्यमुनि को परम संतोष हुआ । मनकी मलिनता दूर 
हुई । रहस्य की प्रतिज्ञा करके अपने व्यक्तित्व के विषय में पूछा । 
स्वामी जी ने एक पुष्प दिया। विद्यारण्य मुनि ने दलों पर 
एकांग्र दृष्टि से देखा ओर सत्र ज्ञान लिया, भ्रविष्य भी 
देख लिया । 


रेदास 


इनका केवल नामोल्लेख हुआ है जो कबीर के बृत्त के 
अंतर्गत है । 


र्८ 


३०६ भागवत संप्रदाय 
खुपरों 


र्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य कवि खुसरो 
के हाथ एक विचित्र पत्र भेजा जो सुनहरे वेलबूटों से खूब 
सजा था | ध्यान देकर देखने पर उसमें अरबी भाषा का सूत्र 
लिखा था जो उनके पृज्यप्रंथ में है--इल्लाब जिमु अल्लाह ततमेन 
उलकुलूब'--अर्थात्‌ू, भगवत के सुमिरन भजन से ही आत्मा 
को शांति प्राप्त होती है। सुचतुर कवि ने इसका परिचय दिया 
“और टीकाटिप्पणी सहित इसकी पूरी व्याख्या की जिसे घुनकर 
समुपस्थित सत्जन बहुत प्रसन्न हुए। भ्रगवत भागवत कौ 
“तन्मयता पर एकता भासित हुई | तब वह बहुमूल्य पत्र स्वामी 
जी के चरणकमलों में इस प्रकार युक्तिपूषंक परदे के भीतर 
'पहुँचाया गया कि उसका कोई भी भाग या कोना दबा खुड़ा 
नहीं । गरद से धब्बा भी नहीं पड़ा। फिर प्रतीक्षा करते देर 
हो गई | तब कविवर खुसरो ने एक ऋसीदा प्रमरस से पूर्स 
सुनायां जिसका प्रथम पाद फारसी भाषा में ओर द्वितीय चरण 
हिंदी भाषा में था। उसमें गुरुवर की दयाल्ुुता को नायिका 
मानकर उसके प्रति अग्राध प्रेम प्रकट किया गया था। इतने में 
स्वामी जी ने दशन दिया। कवि आत्मानुभव का सुख लूटने 
लगा । स्वामी जी ने खुसरो का आदर किया ओर पार्टंबर पर 
एक मंत्र अंकित कर अद्भुत पुष्पलताओं से खचित अश्रक की 
मंजूषा में रखकर उसके हाथ वह्‌ ख्वाजा जी के पास भेजा, 
गया । पीपा जी को भी साथ में भेजा गया । 


पीपा 


गागरौन के राजा पीपा स्वामी जी के पास देवी की आज्ञा 
से दर्शन को आए | बड़ी कठिनाई से अनंतानंद जी के कहने 


रामावत संप्रदाय ३०७ 


पर स्वामी जी की आज्ञा हुई कि कुएं में गिर जाओ | पीपाजी 
बिना विचारे कुएं में गिर पड़े। वहाँ अनेक प्रकार के दृश्यों को 
देखा । पश्चात्‌ स्वामी जी के चरण-दर्शन हुए ओर दीक्षा 
मिल्री । काशी में उनकी बड़ी ख्याति हुईं। कुछ समय पश्चात्‌ 
पीपा जी स्वामी जी को जमात सहित अपने राज्य में ले गए। 
चारमास तक उनकी सेवा की । पीछे राज्य त्याग करके उन्हीं के 
साथ हो लिए । उनकी स्री ने भी उनका अनुगसन किया। 
द्वारिका जाकर ये दंपति समुद्र में प्रविष्ट हुए। वहाँ उनको 
राधाकृष्ण का दशन सिज्ञा और जब बाहर निकले तो शंख 
चंद्र की छाप उनके वदन पर विद्यमान थी । 


८ +< 4 ९ 
हस्तलेख के मुख पृष्ठ पर इस प्रकार लिखा है-- 
श्री रामोजयति 
अथ अखसंग पारिजात 
जिसमें 
भगवान रामानंदाचाय के दिव्यचरित तथा सदुपदेश 
प्रणेता 


श्री श्रीचेतनदासजी कृत श्रीमोनिक महाराजोक्त अनिल्ननामक 
हिंदी अनुवाद समन्वित 
इृद आाप्तः 
श्रीविनायक जी महाराज संवत्‌ १९२८ वि० 
श्रोपरमहंख जी राममंगलदास गोकुल भवन अयोध्याने संवत्‌ १९८४७ 
में पाया। ह 
संबत्‌ १९९७ में मलूक जो ( केवल बहादुर, प्र थस्वामी ) को मित्षा । 

“--$३-- 





(७) 


निंबाके संप्रदाय 


हरिदासी मत 


(१) निम्बाक 

(२) मत के प्रसिद्ध आचाय 
( ४ ) ताक्ष्विक सिद्धांत 

( ४ ) साधना-पद्धति 

( ५ ) हरिदासी मत 


नियमति निजभक्तान्‌ क्लेशकर्मादि-जालात्‌ 
दिशति पदमजखानन्दमोक्षं समन्तात्‌ । 
स जयति नियमानन्दाख्यया5«्चायवर्यो 
यदुपतिकरगं त॑ चक्ररूप॑ प्रषय ॥ 
--अनन्तराम 


कृष्णभक्ति का प्रचार 


पहले कहा गया है कि रामाश्रयी भक्ति के प्रचार का प्रधान 
स्थान था काशी और ऋष्णभक्तिक्के प्रसारका मुख्य स्थान था वुंदा- 
वन | कृष्ण के उपासक वष्णव संप्रदायों ने भगवान्‌ श्री क्ृष्णचंद्र 
की जन्मभूमि तथा केलिस्थली मथुरा-वृंदरावन को अपने विशिष्ट 
मतों के प्रचार के लिए उपयुक्त कंद्रस्थल्ली बनाया था | १६ वीं शती 
में ऋष्णभक्ति के अभ्युदय तथा विज्लास का मुख्य स्थल था यही 
वृंदावन, जहाँ. निवास करनेवाले पवित्रात्मा वेष्णव भक्तों ने 
अपने आचार से, तपस्या से तथा ग्रंथों से भगवान ब्रज्ञनंदन की 
प्रमाभक्ति का प्रचार जनता के भीतर किया। वृंदावन अत्यन्त 
प्राचीन काल से नंदनंदन की अभिराम जन्मभूमि होने के 
कारण पवित्र तीर्थ माना जाता था; घनी मानी भक्तों की श्रद्धा 
ओर निष्ठा के प्रतीक कमनीय कल्लेवर विशात्षकाय विष्णुमंदिर 
थे जहाँ भारत के भावुक भक्त पधार कर भगवान्‌ के ललित 
विग्रहों का दर्शन कर अपने लोचनों को और रम्य चरितावल्ी 
का कीतने कर अपने जीवन को कृतकृत्य बनाते थे | 

परंतु मथुरा भी काशी के समान ही विधर्मी यवनों के कोप 
तथा आक्रमण का अनेक शताब्दियों तक भाजन बनी रही। 
१०१७ ई० (२ दिसंबर) में सुल्लतोन महमूद ने इस नगरी के ऊपर 
प्रबल आक्रमण कर घन जन की विशेष क्षति पहुँचाई | भारतीय 
इतिहास इसका प्रबल्न साक्षी है कि इसी काल्न में प्राचीन सु दर 
मंदिरों का ध्यंस संपन्न ही गया था | अगली तीन शतियों में यह 


३१२ भागवत संप्रदाय 


स्‍थान अभी पनपने भी नहीं पाया कि बादशाह सिकंदर 
लोदी ( १४८५-१४१३ ई० ) के आक्रमणों ने इसे पुनः ध्वस्त कर 
दिया । इसी शती में कऋष्णभक्तों ने मधुरा के तीर्थों का उद्धार कर 
उसे प्रबल भक्तिकेंद्र बनाया | इस काय में सबसे बड़ा अध्यव- 
सायी संप्रदाय था श्रीकृष्ण चैतन्य का जिन्होंने प्राचीन मंदिरों 
के मूल स्थान को खोज कर तथा मूत्न-विग्रहू का पता लगा कर 
ब्रज॒मंडल के प्राचीन गौरव का पुनरुद्धार किया । उस समय यह 
स्थान एक विराट बीहड़ू अरण्य था जहाँ मंदिरों की खोज तथा 
प्रतिष्ठा, मूर्तियों का बंदिक विधि से अचो तथा पूजा का काम 
गौडीय वेष्ण॒वों ने बड़े उत्साह, लगन तथा निष्ठा के साथ किया 
था | इसी समय वल्लभाचाय ने भी अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा 
इसी स्थान पर की । निंबाक संप्रदाय भी कृष्ण भक्ति का ही 
प्रचारक है। इन दोनों संप्रदायों से पहले ही निंबाक - संप्रदाय 
ने अपने प्रचार का केंद्र मथुरा मंडल को बनाया था। निंबाक 
ने ही स्वयं इस नगरी में अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा की। मेरी 
दृष्टि में निंबाक संप्रदाय की त्रजमंडल में प्रतिष्ठा दोनों की अपेक्षा 
निःसंदेह प्राचीनतर है। चेतन्यमत माध्वसंप्रदाय की ही. 
शाखा है जिसकी संयोजक ऋझखला के रूप में माधवेन्द्रपुरी 
विराजमान है जो माध्वमतानुयायी द्ोकर चेतन्य की साक्षात्‌ 
गुरुपरपरा में थे। वल्लभमत त्रज॒मंडल में ही अंकुरित तथा 
पल्लवित हुआ | 


नि (हे 
१--निबाके 
वेष्णवसंप्रदायों में निंबाक मत का एक विशिष्ट महत्त्व 


है दाशेनिकता की दृष्टि से ह्वी नहीं, श्रत्युत श्राचीनता की दृष्टि से 
भी । इस मत का इतिहास अभी गंभीर अध्ययन का विषय है । 





श्रीनिम्बाकाचाय 


निंबांक संप्रदाय ३१३ 


. समुचित सामग्री के अभाव में अभी तक मोटठे प्रश्नों का भी 
समाधान नहीं हो पाया है। यह मत कब उत्पन्न हुआ ? तथा 
कहाँ उत्पन्न हुआ ? तथा किस प्रकार विकसित द्ोकर वतमान 
दशा मैं पहुँचा ? हिंदी साहित्य के विकास में इस संप्रदासर के 
कवियों ने क्रितना महत्त्वपूर्ण काये किया ? ये कतिपय प्रश्न अभी 
भी अपनी मीमांसा के निमित्त अवसर खोज रहे हैं। 


इतना तो निश्चित है कि इस वेष्णबव मत के ऐतिहासिक 
प्रतिनिधि श्री आचाय निबाक हैें। इस मत के सबप्रथम 
उपदेश हंसावतार भगवान्‌ हैं जिनके शिष्य सनत्कुमार हें 
जिन्होंने इसका उपदेश श्री महर्षि नारदजी को दिया और 
नारद जी से ही यह उपदेश निंबाक को प्राप्त हुआ | श्रीमद्‌भाग- 
वत ( ११ रक० १२ अ० ) से ज्ञात होता है कि सनत्कुमार के 
योगविषयक प्रश्नों का उत्तर भगवान्‌ ने 'हंस” का अवतार 
घारण कर दिया था* । अतः वे ही इसके आद्य प्रवतंक हें | 
श्रीहंस भगवान्‌ की प्राकख्य तिथि कार्तिक शुक्ता नवमी ( अक्षय 
नवमी ) मानी जाती है ओऔर उस दिन पग्रातः काल इनका 
जन्मोत्सव मनाया जाता है। सनक आदि चतुः सनों का 
आविभोव-काल भी इसी ही तिथि को माना जावा है। नारद 
जी सनत्कुमार के शिष्य थे; इसका प्रमाण छांदोग्य 
उपनिषत्‌ से देखा जा सकता है । इनका प्राकख्य मार्गशीर्ष शुक्रा 
१२ ( व्यंजन द्वादशी ) है । 


१ सा मामचिन्तयद्‌ देवः प्रश्नपारतितीषया- | 
तस्याह हंसरूपेण सकाशमगरम तदा ॥ 
बअ्च्जाूग० ६११।१२।१६ 


३१४ मांगवत संप्रदाय 


इस परंपरा के कारण यह संप्रदाय हंससंप्रदाय, सनकादि 
सप्रदाय ( या सनातन संप्रदाय ) देवषिसंप्रदाय आदि भिन्न 
भिन्न नामों से पुकारा जाता है । 


इनकी जन्मतिथि कार्तिक शुक्त पूर्णिमा मानी जाती है 
ओर तत्संबद्ध इसी दिन उत्सव मनाये जाते हें । 


निंबाक का देशकाल आज़ भी अज्ञानान्थकार के भीतर 
आवृत है | सुना जाता है कि ये जात्या तेलंग ब्राह्मण थे और 
दक्षिण के बेलारी जिला के निवासी थे, परंतु निंबाके मत का 
तनिक भी संबंध तेलंग देश से आज नहीं है। न तो उनके. 
अनुयायी ही उस देश में पाये जाते हैं न उनके किसी संबंधी 
का ही उधर पता चलता है। निंबाक वष्णवों का अखाड़ा है 
वृंदावन ही । आज भी गोवधन के समीपस्थ निम्बग्राम” 
इनका प्रधान स्थान बतल्लाया जाता हैे। उत्तर सारत 
में, विशेष कर सथुरा मण्डल में, ही इन वष्णवों की स्थिति 
निंबाके का संबंध ब्रजमण्डल से ही जोड़ती है। इनके जीवन 
की एक द्वी घटना सबत्र प्रसिद्ध दीखती है । ये स्वभाव से ही बड़े 
तपस्वी, योगी तथा भगवद्भक्त थे। कहा जाता है कि दक्षिण 
देश में गोदाबरी के तीर पर स्थित वदूयपत्तन के निकट अरुणा- 
श्रम में श्री अरुणमुनि की पत्नी श्री जयंती देवी के गर्भसे इनका 
जन्म हुआ था। ये भगवान्‌ के प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र के 
अवतार माने जाते हैं। सुनते हैं कि इनके उपनयम-संस्कार के 
समय स्वयं देवर्षि नारद ने उपस्थित द्वोकर इन्हें गोपाल मंत्र की 
दीक्षा दी एव श्री-भु-लीला”' सहित श्री ऋृष्णोपासना का डप- 
देश दिया। इनका प्रथम नाम नियमानंद था। नियमानंद को 
निंबाक नाम से प्रसिद्धि की कथा भक्तमाल के अनुसार इस प्रकार 


निंबाक संप्रदाय ३१५ 


बतत्ाई जाती है। मथुरा के पास यमुनातीर के समीप धर व- 
क्षेत्र में स्वामी जी विराजमान थे। तब कोई संन्‍्यासी आपके 
पास आया | आध्यात्मिक चर्चा में आचाय इतने तल्ल्लीन हो 
गये कि उन्‍हें पता न चला कि अंशुमाली अस्ताचल के शिखर 
से नीचे चले गए | संध्या हो चली। अपने अतिथि को भोजन 
कराने के लिए उद्यत होने पर इन्हें पता चला कि रात्रिभोज्न 
निषिद्ध होने से संन्‍्यासी जी रात कों भोजन न करंगे। इस 
अतिथि-सत्कार की त्रुटि से इन्हें बड़ी वेदना हुई। एक विचित्र 
घटना घटी । अतिथि ने देखा और स्वयं आचाय ने देखा कि 
आश्रम के नीम वृक्ष के ऊपर सूय भगवान्‌ चमक रहे हैं' | प्रसन्न 
होकर अतिथि को भोजन कराया । तदनंतर सूथ अस्त हो गये 
ओर घनघोर अंधकार सवबत्र छा गया। इस चमत्कार तथा 
भगवत्कृपा के कारण इनका नाम निबादित्य अथवा निबाक पड़ 
गया तथा इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गये। 


संनय 


इनका आविभाव कब हुआ ? यह एक विषम पहेली है 
जिसका सुलमाना वतमान ज्ञान की दशा में एकांत असंभव सा 
प्रतीत होता है। इनके अनुयायियों के मंतव्यानुसार इनका उदय 
कलियुग के प्रारंभ में हुआ था । ये वेदव्यास के समकालीन बत- 
लाये जाते हैं। इधर नवीन गवेषक इनका समय १२ वीं शतती या 
उसके भो पीछे मानते हैं । 


१ गोवधन के निकट जिस अरुणाश्रम में श्रीनिंबराक ने दण्डी को 
इस विचित्र घटना का दशन कराया था, आज भी वह स्थान निम्बग्राम 
नाम से प्रसिद्ध है । 


३१६ | भागवत संप्रदाय 


डा० भंडारकर ने गुरु परंपरा की छान बीन करके इनका 
समय ई० सन्‌ ११६२ के आस पास माना है ।' और नवीन 
विद्वानों की दृष्टि में यही इनका प्राचीनतम काल है। परंतु केवल 
गुरुपरंपरा के आधार पर काल निणेय करना बिना अन्य सहा- 
यक तथा पोषक सामग्रों के नितांत भ्रामक हे। गुरुपरपरा बीच 
बीचमें छिन्न-भिन्न भी हुआ करती है। अतः ठीक ठीक पीढ़ियोंका 
पता नहीं चलता । दूसरे एक पीढ़ी के लिए कितने वर्षों का समय 
माना जाय ? इसका भी निर्णय करना नितांत दुष्कर है । 
निम्बाकानुयायी पंडितों का कथन है कि हमारे आचाय योगा- 
भ्यासी होने के कारण विशेष दीघेजीबी थे तथा दो सो तीन सौ 
वर्षों की आयु उन्हें प्राप्त थी । फ्षतः इसी आधार पर हम किसी 
निर्णय पर नहीं पहुंच सकते ।* 


हमारी दृष्टि में यह संप्रदाय वेष्णव संप्रदायों से प्राचीनतम 
प्रतीत होता है। निम्बाक-कृत वेदांतभाष्य ( वेदांत पारिजात 
सोरभ ) बड़ा ही संक्षिप्त है ओर इसमें क्रिसी के मत का खंडन 
नहीं है, केवल अपने द्वेताहदत सिद्धांत का प्रतिपादन ही लष्वक्रों में 
किया गया है। भाष्य का यह रूप निःसंदेह इसकी प्राचीनता का 
झ्योतक है। यह संप्रदाय स्वभावतः मंडनप्रिय होने क कारण किसी 


१ अंडारकर--वेष्णविज्म शैविज्म० पृ० ८७ | 

२ विद्यायूषण श्री ब्रजवज्ञलम शरण वेदांताचाय जी ने अनेक पुष्ठ 
प्रमाणों से इस मत की प्राचीनता सिद्ध करने का छाघनीय प्रयत्न किया 
है । द्रष्टयय गीताघम (काशी, नव०तथा दिस० १६४८) पृ० ६९२४-३६ ३०। 
उद्योग बहुत अच्छा है, परंतु स्थान स्थान पर संदिग्ध होने से प्रमाण 
अकास्य नहीं है । 


निंबाक संप्रदाय ३१७ 


से शास्वार्थ के ज्ञिण विशेष रूप से नहीं उल्लकता। कम से कम 
प्राचीन भाष्य तथा वृत्तियों की यही दशा है । 

इस संप्रदाय की प्राचीनता के विषय सें भ्रविष्य पुराण का 
यह पद्म भी उद्धृत किया जाता है जिसमें एकादशी के निर्णय 
के अवसर पर निम्बाक का मत उद्धत किया गया है ओर अति 
शय आदर प्रदशन के लिए वे भगवान? शब्द के द्वारा अभिद्दित 
किये गए हैं 


निम्बाकों भगवान्‌ येषां वाम्छिताथफलप्रदः । 
उदय-व्यापिनी ग्ाद्या कुले तिथिरुपोषणे ॥ 


इस पद्म को कमलाकर अभद्ट ने अपने “निर्णय सिंधु? में और 
भछोजि दीक्षित ने भी में भविष्य-पुराणीय कह कर सादर 
उल्लिखित किया है।'* 

निम्बाक के चार शिष्य बतलाए जाते हें-- 

(१ ) श्री निवासावाय--आप प्रधान शिष्य थे। इनका 
निवास-स्थान मथुरा जिला गोवधन से कोस दूर (श्री राधाकुण्ड) 
लल्ितासंगम पर माना जाता है। जन्म तिथि वसंत पंचमी । 
ग्रंथ-( १ ) 'वेदांत कोस्तुभ” नामक शारीरक मीमांसा भाष्य। 
( मुद्रित 2 ( २ ) लघुस्तवराज सभाष्य ( मु० )। ख्याति-निर्णय, 
पारिजात कौस्तुभ भाष्य तथा रहस्य-प्रबंध नामक ग्रंथों का निर्देश 
मित्नता है, परंतु अभी तक ये अप्राप्य हैं । 


( २) ओऔदुम्बराचाय--वासस्थान कुरुक्षेत्र के पास | मुख्य 





१ द्रष्टव्य श्री संकपंणशरणदेव रचित “वेष्णवघम सुरद्ुममंजरी' 
पृ० १२४-१३० 


श्श्ष्य भागवत सं प्रदाय 


ग्रंथ ( १) ओदुंबर संहिता (लिखित); (२) श्री निम्बाक 
विक्रांति ( मु० ) 

(३) गौरमुखाचाय--वासस्थान निमिषारण्य । ग्रंथ 
निम्बाकसहसत्र नाम ( लि० ) 

( ४ ) लक्ष्मणभट्ट-इन्‍्होंने त्रह्मस॒त्र पर एक स्वतंत्र सूक्रम 
वुत्ति लिखी है जो अभी तक हस्तलिखत रूप में उपलब्ध है । 

निम्बाका चाय द्वारा निर्मित प्रंथ-- 

(१) पारिजात सोरस--तद्यसूत्र के ऊपर नितांत स्वल्पकाय 
वृत्ति | 

(२ ) दशश्लोकी--सिद्धांत-प्रतिपादक दश छरुछोकों का 
संग्रह जिसपर हरिव्यासदेव रचित व्याख्या प्राचीन तथा महसत्त्व- 
शाल्रिनी मानी जाती है | 


(३ ) श्रीकृष्ण्स्तवराज--निम्बाक मत के श्रतिपादक २५ 
श्लोकों का स्तुतिपरक अ्रन्थ जिसकी श्रुत्यन्तसुरद्गुम, श्रुतिसिद्धान्त- 
मंजरी तथा श्र॒त्यन्तकल्पवल्ली नामक व्याख्यायें प्रकाशित हैं । 


(४) मन्त्ररहस्यघोडशी--इसमें १८ ज्छोक हैं. जिनके प्रथम 
१६ श्ल्ोकों में निम्बाक मत के पुज्य मन्त्र--अ्रष्टादशाक्षर गोपाल 
मन्त्र--की विस्तृत व्याख्या है। इसके ऊपर सुन्दर भद्वाचाय ने 
मन्त्रार्थरहरुथ व्याख्या नामक टीका लिखी है ( मु० )। 

( ४ ) प्रपन्नकल्पवल्नी--इस सम्प्रदाय में ( १) श्री मुकुन्द- 
शरण मन्त्र को ( नारदपब्चरात्रानुमोदित ) तथा (२ ) अष्टादशा- 
क्षर गोपालमन्त्र की दीक्षा की पद्धति परंपरा से प्राप्त है। 
आचाय निम्बाक ने इन दोनों मन्त्रों का उपदेश गुरुवय नारदज़ी 
से प्राप्त कर इनकी व्याख्या के निमित्त दो ग्रन्थों की रचना की | 
पूबे ग्रन्थ में गोपाल मन्त्र की विस्तृत व्याख्या है। प्रस्तुत अन्य 


निच्नाक संप्रदाय ३१६ 


में शरण मन्त्र के रहस्य का उद्घाटन है। इसके ऊपर सुप्रसिद्ध 
. सुन्दर अद्टाचार्य ने प्रपन्नसुरतरुमझ्जरी? नामक विस्तृत भाष्य 
लिखा है। हिंदी अज्ुवाद के साथ मुद्रित! । 

आचारये निम्बाक की पूर्वोक्त रचनायें सत्र प्रसिद्ध हैं, परंतु 
पुरुषोत्तम तथा सुन्दर भट्ट आदि अवान्तरकालीन लेखकों के 
उल्लेखों से पता चत्षता है कि इन्होंने ( ६) गीतावाक्याथरथे, 
(७) प्रपत्तिचिन्तामणि तथा (८) सदाचारप्रकाश नामक 
तीन ग्रन्थों का भी निर्माण किया था, परंतु अभी तक ये ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं हुए हैं | 


२--मत के प्रसिद्ध आचाये 


पुरुषोत्तमाचाय--निबाक से सप्तम पीढी में स्थित-आचाय 
ऋत दशश्कछ्तोकी पर 'वेदांत रले मंजूबा! नामक बूहदुभाष्य 
के रचयिता | इन्होंने ही सवप्रथम दशश्तोकी तथा रहस्य-प्रबंध 
पर विवरण लिखा । इसीलिए 'विवरणकार” नाम से प्रसिद्ध हैं। 
दूसरा ग्रंथ हे-श्रत्यंतसुरदुम जिसमें आचाय के श्रीकृष्ण॒स्तवराज 
की पांडित्यपूर्रो व्याख्या है । 
देवाचाय--ऋपाचायके शिष्य श्रीदेवाचार्य की सर्वेश्रष्ठ 
रचना दे सिद्धांत जाहवी” जो ब्रह्मसूत्र का विस्तृत समीक्षा- 
त्मक आष्य है। इस अंथ में (प्रृ० ४६ ) वेदांतरत्न संजूषा 
का उल्लेख मित्रता है। अतः ये अवांतरकान्नीन लेखक 
| गुरुपरंपरा में संख्या १६। गुजराधिप राजा कुमारपात्न के 
अभिषेक काल मे बतमान माने जाते हैं । देवाचाये जी तक एक 


२ भ्री शुकदेव नारायणसिंद कृत हिंदी अनुवाद, सं० २००७, 
छुपरा ( बिहार ) 


३२० भागवत संप्रदाय 


ही शिष्य परंपरा थी, परंतु इनसे दो धारा हो जाती हे--प्रधान 
शाखा मे सुदर भट्टाचायं। दूसरी शाखा में घजभूषण 
देवाचाये । 

खुंदर भद्टाचाय--निंबाक मत के प्रौद़ दाशनिक माने जाते 
हैं। देवाचाय जी के शिष्य | गुरु के जाह्ृ॒बी ग्रंथ पर सेतु? 
नामक विस्तृत व्याख्यान्न प्रस्तुत किया। प्रथम तरंग चतुःसूत्री 
तक प्राप्त तथा मुद्रित; शेष अल्लभ्य । आचाय-रचित ग्रंथ 
सं० ४ तथा ४ पर प्रामाणिक पांडित्यपूर्ण व्याख्याथ लिखीं । 


केशव काश्मीरी-ये इस संप्रदाय में नितांत प्रोढ द्ग्विज्यी 
विद्वान हुए हैं । इनके प्र'थ संप्रदाय की अतुल्त संपत्ति हैं। इनके 
ग्रंथ हैं-- 

(१) तत्त्यप्रकाशिका-गीता का निंबाक मतानुयायी 
भाष्य ( मु० ) | 

(२ ) कोस्तुमप्रभा--वेदांत कोस्तुभ का निटांत पॉंडित्य- 
पूर्ण व्याख्यान जिसमें परमत का खण्डन बड़ी युक्तियों के साथ 
साम्रह किया गया है। ( म्ु० ) 

( ३ ) प्रकाशिका-दशोपनिषद्‌ पर भाष्य जिसमें केवल 
'मुण्डक' का भाष्य प्रकाशित है, शेष अभी अलब्ध हें | 

( 3४) भागवत टीका--केवल वेदस्तुतिका भाष्य उप- 
लब्ध तथा प्रकाशित | 

(४ ) क्रमदीपका--सखतिलक ( मु० )। 

इनके देशकाल का भलीभाँति परिचय नहीं मिलता । सुनते 
हैं इन्होंने तीन बार दिग्विजय कर 'दिविग्जयी? की उपाधि प्राप्त 
की थी । काश्मीर में अधिक दिनों तक निवास करने के कारण 
काश्मीरी नाम से त्रिख्यात थे । ये अल्ाउद्दीन खिलजी ( शासन- 


नित्राक संप्रदाय ३२१५ 


काल ( १२६६ ई०-१३२० ई० ) के समकालीन माने जाते हैं । 
कहते हैं कि मथुरा के क्रिसी मुसलमान सूबेदार के आदेशा- 
नुसार एक फक्कीर ने लाल दरवाजे पर एक मंत्र टाँक दिया 
जिसके प्रभाव से जो भी हिंदू उघर से निकल्लता उसकी शिखा 
कट ज्ञाती ओर वह मुसल्लमान बन जाता । काश्मीरीजी सूचना 
पाकर उस स्थान पर अपने शिष्यों के साथ पहुँचे ओर अपने 
प्रभाव से उस यंत्र को व्यथ बना डाल्ला | ये मथुरा में 
प्रुवटीले पर निवास करते थे। इनके अन्तधान का स्थान मथुरा 
में नारदटीला है जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। इनका 
जन्मोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इनके एक 
शिष्य संकपणशरणदेव ने 'वेष्णब्रधमंसुरदुममञ्जरी” की रचना 
की थी जिसमें इस मत की श्रष्ठता तथा ब्रतादि का वर्णन है। 
काश्मीरीजी के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है-- 


वागीशा यस्य वदने हत्‌-कब्जे श्री हरिः स्वयम्‌ 
यस्यादेशकरा देवा मन्त्र॒राज प्रसादतः ॥ 


हु हा. अ (्‌ः 
नाभादासजी ने इसके पूर्वाक्त चमत्कार तथा सबंत्र दिग्विजय 
की सूचना में यह छुप्पय लिखा है-- 


कासमीर की छाप पाय तापन जगमंडन 

इृढ हरि-भक्ति-कुठार आनमत विटप विहंडन | 

मथुरा मध्य मलेच्छु वदल करि वर बट जीते 

काजी अजित अनेक देखि परचे सय भीते । 

बिद्त बात संसार सब संत साखि नाहिन दुरी । 

श्री 'केशवभट' नरमझुकुट मणि जिनकी भ्रभ्ञुता निस्तरो ॥ 


छुप्पय ७५४ 
२१ ५2, 


३२१२ भागवत संप्रदाय 


श्रीमट 
आप केशव काश्मीरी जी के अंतरंग शिष्य थे । इनके गुरु 
देव भगवान्‌ के ऐश्वय भाव के उपासक थे, तो ये माधुय मकरंद 
के सच्चे मधुत्रत थे। आप माघुयरसोपासक थे ओर नित्य- 
विहारी श्री राधामाधव जी की दिव्य लीलाओं के आनंद में 
सदा बिभोर रहते थे। आपने ही निबार्कीय आचार्यों में सबे- 
प्रथम त्रजभाषा में कविता की ओर इसीलिए इनका 'जुगलसतकः 
आदिबानी के नाम से संप्रदाय में विख्यात है। इनके यथार्थ 
समय का पता नहीं चलता। जुगज़्सतक के रचना काल के 
्योतक दोहे का रूप भिन्न भिन्‍न मिलता है-- 
नेन बान पुनि राम ससि, गिनो अंक गति बाम । 
जुगल सतक पूरन भयो संचत्‌ अति अमभिराय ॥ 


यही यदि शुद्ध पाठ हो तो ग्रथ का रचनाकाल १३५२ 
संवत्‌ ( 5१२६५ ६० ) ठहरवा है, परंतु सभा में उपत्तव्ध हस्त- 
लिखित प्रति में (राम? के स्थान पर 'राग? पाठ मिलता हे जिसके 
कारण इसका निर्णय कातज्ञ तीन सो वष पीछे १६५२ संवत्‌ में 
चला जाता है। इसकी भाषा उतनी प्राचीन नहीं है कि यह 
१३वीं शती की रचना माना जाय । 

श्रीभट्ट जी पहुँचे हुये भक्त थे। भगवान की रासलीजा का 
आनंद उनके जीवन का दिव्य बनाये हुये था। अपनी मधुर 
साधना की मोाँकी वे अपने ही खुंदर शब्दों में दिखला रहे हें-- 

सेव्य हमारे श्रीप्रिय प्यारे वृंदाविपिचन-विलासी | 
नंदनदनवृषभानु-नंदिनी-चरन अनन्य उपासो ॥ 

मत्त अनय बस सदा एक रस विविध निकुज निवासी । 
श्रीभट जुगल रूप बंशोीवट सेवत सब सुखराशी ॥ 


निंवाक संप्रदाय ३२३ 

इनकी कविता ऊँचे दर्ज की है। भक्ति से सिक्त हृदय का 
उद॒गार कामल पदावली के माध्यम द्वारा श्रकट होकर किसके 
हृदय को रससिक्त नहीं बनाता ? ज्ञुगल सरकार के उपासक 
श्रीभटट जी की कविता की मधुरिमा इसीलिए हमें किप्ती दिव्य 
आनंद का आस्वाद देती है । एक दो पद द्वी उदाहरण के निमित्त 
पर्याप्त हों गे-- 

जुगल किसोर हमारे ठाकुर । 

सदा सदा हम जिनके हैं, जनम जनम घर जाये चाकर ॥ 

चूक परे परिहरे न कबहूँ. सबही भाँति दया के आकर । 

जें श्रोमद्द श्रगट त्रिभ्र॒वत में प्रततनि पोषत परम सुधाकर ॥ 


भींजत कब देखों इन नेना । 

स्थामा जू को सुरंग चूनरी, मोहन को उपरैना | 
स्यामा-स्याम कुजतर ठाढ़े, जतन कियो कछु में ना ॥ 
श्रीभट डमड़ि घटा चहूँ दिसि ते घिरि आईं जल सेना ॥ 


सुनते हैं श्रीभट्ट जी ने अपने इन्हीं ज्षोचनों से वर्षोकाल 
में भीजते हुए श्यामा-शयाम को देख कर इस पद्‌ की रचना की 
थी । इनको उदात्त भक्तिभावना से प्ररित होकर ही नाभादास ने 
ठीक ही लिखा है-- 


मधुर-भाव संवलित ललित लीला सुबलित छुबि | 

निरषत हरषत हृदय प्रेम बरघत सुकलित कवि ॥ 
भव निस्तारन हेत देते इढ़ भक्ति सबनि नित। 
जासु सुजनस ससि उदे हरत अति तम भ्रम सुभचित || 
आनंदकंद श्रीनंद्सृुत॑ श्री वृषभानुसुता-भज्ञन | 
ओभद सुभट प्रगव्यो अघट रस रसिकन-समन-मोद-धन 


३२९४ भागवत संप्रदाय 
हरिव्यास जी 


आप श्रीमइजी के अंतरंग तथा प्रधान शिष्य थे। आपका 
जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। वर्षों तक तपस्या तथा 
भजन के उपरांत योग्यता-संपन्न होने पर गुरु जी ने इन्हें अपना 
“ शिष्य बनाया! नाभादास जी ने इनकी उत्कट वष्णवता, 
उद्दाम भक्तिभावना का वर्णौन करते हुए लिखा है कि इन्होंने 
देवीजी को वष्णवी दीक्षा दी थी। पंजाबप्रांत के किसी 
धाढ़्यावत्ञ! नामक ग्राम में देवी के बत्तिनिमित्त एकत्र निरीह 
बकरों को देखकर इनके हृदय में दया का भाव इतना उमड़ा कि 
स्वयं देवी का स्वप्न पाकर राजा ने ही इनसे 'वेष्णवी दीक्षा नहीं 
ली, बल्कि देवी ने भी" | आज़ भी उधर वेष्णवी देवी के यहाँ 
जीवों का बलिदान नहीं होता । 

गुरु के आज्ञानुसार इन्होंने युगलशतक के ऊपर एक विस्तृत 
भाष्य लिखा जो 'महाबानी” के नाम से विख्यात है। जुगल- 
सतक के दोहों में जो भाव संक्षेपमें वर्णित हैं उन्हीं का कमनीय 
विस्तार इनके गेय पदरूपी भाष्य में उपलब्ध होता है। ये 
सवप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायाचाय माने जाते हैं। इनके 


१ खेचर नर की शिष्य निपट अ्रचरज यह आदवे 
बिद्त बात संसार संतमुख कीरति गावै। 
वेरागिन के बूंद रहत संग स्थाम सनेहो | 
ज्यों जोगेस्वर मध्य मनो सोमित बैदेही | 
श्रीमद्ट चरन रज परसि के सकल सृष्टि जाकी नई ! 
श्रीहरिंव्यासतेज हरि-मजन-बत्न देवी को दीक्षा दई ॥ 
( छुप्पय ७७ ) 


निबाक संप्रदाय ३२५ 


पहिले आचार्य दाक्षिणात्य बतलाये जाते हैं। ये निंबाक 
संप्रदाय के भीतर 'रसिक-संप्रदाय” नामक शाखा के प्रवतक हैं । 
भगवान श्रीकृष्ण के श्वृंगारी रूप की उपासना दी इस मत का 
सवस्व है | अत्थन्त प्रभावशाली होने के कारण इस शाखाके संत 
लोग 'हरिव्यासी” के नाम से प्रख्यात हैं । 

इनका समाधि-स्थान मथुरा में “नारद टीला' है जहाँ नारद 
जी की मूर्ति विराजमान है। इनका जन्मोत्सव कार्तिक बदी 
द्वादशी को मनाया जाता है। इनके संस्कृत ग्रंथों में नाम हैं-- 
(१) सिद्धांतरह्नाव्जलि-दशश्ज्ञोकी की ब्ृहत्‌ टीका ( मु० ) 
(२) प्रेम भक्तिविवर्धिनी--निंबाक अष्टोत्तरशत नाम की टीका 
(मु०), (३) तच्त्वार्थपंचक ( लि०) (४) पंचसंस्कार- 
निरूपण (ल्ि० ) । 

इनके प्रधान १२ शिष्य हुए जिनके नाम पर संप्रदाय के १२ 
द्वारे (अर्थात्‌ शाखायें) चले--( १ ) स्वभूदेवाचायं, (२) 
वोहितदेवाचाय (२) मदन गोपाल देवाचायं, (४) उद्धव 
देवाचाय, ( ५ ) बाहुबल देवाचायं, (६ ) परशुराम देवाचाये, 
( ७ ) गोपाल देवाचाय, (८५) हृषीक्रेश देवाचाय, ( £ ) माधव 
देवाचाय, ( १० ) केशव देवाचार्य, (११) गोपाल देवाचारये, 
(१२ ) मुकु दरेवाचाय । 

इनके समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनकी 
आठवीं पीढ़ी में प्रसिद्ध कवि रखिकगोविद हुए" जिन्होंने 
जिन्होंने अपने गोविदानंद्धन नामक ग्रंथ की रचना १८श्८ 





१ द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय--रसिक्रगोविंद और उनकी कविता 
पु० १३ 


३२६ भागवत संप्रदाय 


संवत्‌ के बसंत पंचमी को की” ( >१८०१ ई० ) ॥ यदि एक 
पीढ़ी के लिए २४ वर्ष का समय मान लिया जाय, तो हरिव्यास 
जी का समय उनसे २०० बपष पहिले अर्थात्‌ १६०० ई० के 
आसपास होना चाहिए । इस प्रकार हरिव्यास जी महात्मा 
तुलसीदास जी के समकालीन ठहरते हैं। इनके गुरु श्रीभइजी 
का समय इस पद्धति से १४०० के आसपास होना चाहिए। 


महावाणी--हरिव्यास देव जी की एकमात्र हिंदी रचना है 
ओर नितांत उत्कृष्ट रचना है। गुरु श्री भट्टजी के आदेशानुसार 
इन्होंने इस 'महाबाणी”? को उनके युगल शतक! के भ्राष्य रूप 
में लिखा है। इसमें राधाकृष्ण की नित्य विहारल्लीला का 
बढ़ा ही मार्मिक, तल्नस्पर्शी, हृदयग्राही वर्सन किया गया है। 
वर्णन अक्तकवि की अनुभूति की सरस वर्णनमयी अभिव्यक्ति 
है। पदों को भाषा कोमल वजभाषा है। पढ़ने से प्रतीत होता 
है कि दरिव्यास देव जी इन अलौकिक लीलाओं का स्वतः 
साक्षात्कार कर हद्वी इसे लिख रहे हों। यह पदावल्ली लिखी हुई 
दिव्य मानसिक दशा में-भावावेश में जिसमें कवि विषय के साथ 
तादात्म्य स्थापन कर उसमें नितांत लीन हो जाता है। यह 
माधुय की खानि है तथा राधा और सर्वेश्वर की दिव्य लीलाश्ों 
की माधुरी की पूर्ण प्रकाशिका है। 


श्री महावाणी में पाँच सुख हें--सेवा; उत्सव, सुरत, सहज 


रद श््ु ्ट्‌ हि 
१ वसु सर वसु ससि अंक रवि दिन पंचमी वसंत | 


रच्यो गोविंदानन्दधन, इंदावन रसबंत ॥ 


निंबाक संप्रदाय ३२७ 


तथा सिद्धांत । सेवासुख में नित्यविहारी श्री राधाकृष्ण को 
अष्टयाम-सेवा पदों द्वारा वर्शित है। सख्यो-भावावेश में तन्‍्मय 
होकर एक रूप से भी श्यामा श्याम की अप्टप्रहर सेवा में निमग्न 
रहने का ही नाम 'सेवा-सुख” है| उत्सव-पुख में नाना प्रकार के 
नेमित्तिक उत्सवों से उत्पन्न आनंद की कतल्क है। सुरतसुख के 
अनुसार नित्यविहारी श्री राधा-ऋष्णु परस्पर एक एक के सुरत- 
सागर में निमझ रहते हैं--यह रख की चरम परिपक्त दशा है। 
सहजसुख में स्वाभाविक प्रमावस्था में आनंद-बिभोर होने का 
सुंदर वर्णन है। परस्पर एक दूखरे के पास रहने पर भी वियोग 
के भय से कभी विह्नलता है , कभी भावावेश में निमम होते हुए 
अत्यंत शीघ्रता से मिल्नने के लिए अधीरता हैं। सिद्धांत-खुख 
स्वभाव से ही अत्यंत गंभीर है। इसमें वेष्णव सिद्धांतों का जैसे 
उपास्य तत्त्व, धामतत्त्व, सखी-नामावली आदि का गूढ़ वर्सन 
है। इस सिद्धांत के अनुसार अपार साधुय की मूर्ति, सॉंद्य-रसा- 
सत मूर्ति श्री सर्वेश्वर कृष्णचंद्र ही एकमात्र परात्पर तत्त्व हैं। 
निराकार, शुद्ध चेतन्य निगुंण ब्रह्म तो इस नित्यविहारी जी के 
चिदंशमात्र हैं | वृंदावन धाम में ये ही सर्वध्वर अपनी आह्ादिनी 
शक्तिहृपा श्री राधारानी के साथ नित्यविह्ाार का सुख अनुभव 
करते हें । स्वयं श्रीकृष्ण के द्वारा अराघना किए जाने के कारण 
ही आह्यदिनी शक्ति 'राधा? पद से वाच्य मानी जाती है। इनका 
कभी वियोग नहीं होता । शक्ति तथा शक्तिमान्‌ के नित्य संबंध 

समान युगलसरकार सबंदा ही एक साथ विहार करते हें तथा 


आनंद-सागर में संतत निमग्न रहते है । मद्दाबाणी का यही- 
विषय है। 


हरिव्यास देव जी मधुरभाव के उपासक थे। कविता में 


शरद भागवत संप्रदाय 


अपना नाम हरिप्रियाः रखते थे। उदाहरण के लिये एक - दो 
पद नीचे दिए जा रहे हैं ।१-- 
विलसो दोड लाल मेरे हियसदन सुखसने । 
सुरत रसलीन अंग - अंग नागर नवत्र 
कमल की माल लह लद्दी डद्ृडह तने | 
मुकुट की लटक अरविंद पद परसिनी 
सरसनी समर अद्भुत सुआनेंद घने। 
“श्री हरिप्रिया' ललित उर सो मिली भमिलमिली 
दिलमिल्ली दीपति दुति जोर जोवन जने ॥ 


राधाकृष्ण की अद्वतता का यह कितना मधुर वर्शन है-- 
सदा सवंदा जुगल इक, एक जुगल तन धाम | 
आनंद अरु अहलाद मिलि, विलसत हे हें नाम ॥ 
एक स्वरूप सदा दढ्वे नाम | 
आनंद के अहलादिनि स्यामा अ्रहलादिनि के आनंद स्थाम 
सदा सवंदा जुगल एक तन एक जुगल तन विलसत धाम । 
श्री हरिप्रिया! निरंतर नितगप्रति कामरूप अद्भुत अभिराम ॥ 


श्री राधिका के रूप बणन में हरिप्रिया जी की अद्भुत प्रतिभा 
मलकती है-- क्‍ 


जयति जय राधिका रसिक रस मंजरी 
रसिक सिरमौर मोहन. बिराजें । 





१ विशेष उदाहरणों के लिए देखिए--- 
विहारीशरण रचित “निम्बाक माघुरों' पृू० ३१--६८ 
( बृंदावन, सं० १६६७ ) 


निबाक संप्रदाय ३२६ 


रसिकिनी रहसि रसधाम वृंदाविपिन 
रसिक रसरसी सहचरि समाजे ॥ 
रसिक - रस - प्रेम सिंगार रंग रेगि रहे 
रूप आगार सुखसार साजे । 
मधुर माधुय सोंद्यता वय पर 
कोटि ऐश्वय को कल्ला ल्वाज || 
चातिकी कृष्ण की स्वाति की बारिदा 
बारिधा रूप -गुन गर्विता जें। 
मदन मद सोचिनोी रोचिनी रतिकला 
रतन मनि कुडला जगमगा जे॥ 


निम्बाकमतावलंबी कवियों में श्री हरिव्यास देवजी का वही 
स्थान है जो वल्लममतानुयायी कबियों में सूरदास जी को प्राप्र 
है। दोनों ही हिंदी-कविता-कामिनी के कलेबर को शोमित करने 
वाले दो रत्न हैं तथा अपने भक्तिसंप्रदाय के जाज्वल्यमान 
द्वीरक हैं । 


परशुरामाचाय 


हरिव्यासजी के १२ शिष्यों में से सबसे अधिक प्रख्यात 
शिष्य आचाय परशुरामजी थे। ये आदिगौड ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न श्रीवासुदेवजी के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही माता पिता से 
होन होने पर ये हरिव्यासजी के शरण में आ गये ओर उनके 
शिष्य हो गये । गुरुजी की इनके ऊपर अपार कृपा थी और उनके 
गोलोक सिधारने पर ये ही उनके उत्तराधिकारी हुए । 

सुनते हैं कि एक बार अजमेर के पास किसी सलीमशाह 
नामक फकोर को इन्होंने युद्ध में परास्त किया । वह इनकी 


२३० भागवत संप्रदाय 


सिद्धियों के सामने नतमस्तक हो गया। युद्ध का स्थान परशुगम- 
पुरी के नाम से विख्यात है जहाँ इन्होंने सवश्वरजी का विशाल 
सन्दिर बनवाया | पुष्करक्षेत्र में इनके द्वारा पुनरुद्धारित यही 
आचायपीठ ( परशुरामपुरी, सल्लेमाबाद, किशनगढ़ राज्य ) 
सम्प्रदाय का आज सवप्रधान पीठ माना जाता है। यहीं इनकी 
समाधि है जिस पर क शिल्नालेख से पता चल्नता है कि श्री पर- 
शुरामदेव के पद्वशिष्य श्रीहरिवंशदेवाचाय ने समाधि के निकट 
एक मन्दिर बनवाया। शिलालेख का समय है १६८९६ वि० 
( >१६३२ ई० ) जिससे पूष इनकी मृत्यु समझनी चाहिए। ये 
तुलतीदासजी के समकालीन प्रतीत होते हें । 

ये ब्रजभाषा के बड़े भारी कवि प्रतीत द्वोते हैं। इनके १३ 
ग्रन्थों का पता हाल की खोज में चलता है। ये निगुणवादी 
ओर सगुणवादी दोनों विचारधाराओं से प्रभावित हुये जान 
पड़ते हैं। इन्होंने कबीर की तरह निगुशण त्रह्म पर भी कवितायें 
की हैं। कृष्णभक्त होने से सगुण उपासना तो इनकी निज्ञी 
सम्पत्ति थीं। इसीलिए अधिक ग्रन्थ सगुणमक्ति मार्ग के संबंध 
में ही हैं। इनके चार ग्रंथ ( १ ) तिथि ल्लीला, (२) बारलीला, 
(३) बावनी लीला तथा ( ७) विप्रमतीसी विषय और नाम- 
साम्य के विचार से कब्नीर के कहे जाने वाले इन्हीं नाम वाले 
प्रंथों से बहुत कुछ मिलते जुल्ते हैं। (५) 'नाथ लीला में 
महात्माओं तथा दिव्य पुरुषों के नाथांत नाम गिनाये गये हैं। 
(६ ) पदावलो” में वजल्लीला तथा भगवान्‌ की अनन्य भ्रक्ति 
का वर्णन है, (७ ) रोग स्थनाम लीला निधि ( परमतर्त्व का 
विवेचन ); (८) साँच निषेध लीला ( ईश्वर चिंतन की सारता 
तथा अन्य कृत्यों की व्यथता का वर्णन )। (६) हरिलीला 
( भगवान्‌ की लीला का दशनिक विवेचन ) १० ज्ञीलासममनी 


नित्राक संप्रशाय श्३१ 


( विश्व के प्रपंच का रूपद्शन ) ११ नक्षत्र लीला ९ नक्षत्रों का 
दाशनिक विवेचन ) १९ निज्ञ रूप लीला ( भगवान्‌ के रूप 
का विव्रेचल ) १३ निर्वाण (संसार में त्याग तथा भगवदू- 
भक्ति का उपदेश )-ये द्वी ईसके उपत्तब्ध समस्त प्रंथ हें । 
इन्हीं का एकत्र संग्रह परशुराम सागर? के नाम से विख्यात है । 


कविता में उपरेश की प्रधानता है। राजस्थान के निवासी 
होने के कारण भाषा में राजस्थानी का पर्याप्त मिश्रण है । कबीर 
के समान हिंदू तथा मुसलमानों में ऐक्यमाव उत्पन्न करनेवालीं 
कविताय इन्होंने कही हैं । 
भाई रे का हिंदू का मुसलमान जो राम रहीम न जाणा रे | 
हारि गये नर अनम बादि जो हरि हिरदे न समाणा रे ॥ 
जठरा अगिनि जरत जिन राष्यो गरभ संकट गवाणा रे । 
तिहि ओर तिन तज्यो न तोकू तें काँहे सु भ्ुलाणा रे ॥ 
भक्तिपरक पदों की भाषा अधिक मधुर तथा सु'दर है-- 
गोबिंद में बंदीजन तेरा | 
प्रात समें उठि मोहन गाऊं तौ मन माने मेरा । 
कतम करम मरम कुल करणी ताकी नाहि न आसा । 
करू पुकार द्वार सिर नाऊँ गाऊँ ब्रह्म विधाता। 
'परसराम” जन करत बीनतो सुरणि प्रभ्रु अविगत नाथा) ॥ 


बीहड़ राजस्थान सें निवास करते हुए परशुराम जी ने जंगत्नी 
लोगों को भगवान्‌ का भक्त बनाया; हिंसा से उनकी वृत्ति रोकी 
तथा बवष्णव धम में दीक्षित किया। उनके इस व्यापक प्रभाव 
का संकेत नाभादास जी ने अपने एक छप्पय सें किया है-- 


१ इनके ग्रंथों से उद्धरण के लिए द्रष्टव्य नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ४४, अंक ४ ( माघ १६६७ ) प्ृू० ३३२-३४०. 


३३२ भागवत संप्रदाय 


ज्यों चंदन को 'पवन नींब पुनि चंदन करई | 
बहुत काल तम निविड़ उदय दीपक ज्यों हरई ॥ 
श्रीभट पुनि हरिव्यास संत मारण अनुसरई। 
कथा कीरतन नेम रसने हरिंगुन उच्चरई। 
गोबिन्द भक्ति गदरोग गति तिलक दाम सद बेद हद । 
जंगली देस के लोग सब श्री परसुराम किये पारषद ॥ 


यहाँ प्रधान आचार्यों का ही वर्सन है। पूरी प्रामाणिक 
आचाय परंपरा के लिए देखिए:--- 

(१ ) अन॑तराम देव शर्मा-आ चाय परंपरा स्तोत्र । 

(२) पं० किशोरदास जी--आचाय परंपरा परिचय; प्रका- 
शक पं० रामचंद्र दास, वृंदावत सन्‌ १६३६ । 

निंबाक संप्रदाय ने हिंदी साहित्य का बड़ा ही डपकार किया 
है। इस मत के माननेबाले कवियों ने हिंदी में प्रशस्त काव्यों 
की रचना कर हमारे साहित्य को महती प्रतिष्ठा दी है। 
ब्रजकाव्य बष्णव काव्य है। अप्टछाप की प्रधानता के कारण 
हमारी यह साधारण मान्यता है कि ब्रज़साहित्य की अभिवृद्धि 
में वल्लभाचाय के संप्रदाय ने ही सबसे अधिक कार्य किया है, 
किंतु निंबाक मत का भी कार्य इस विषय में कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है । निंचाक कवियों में भी अष्टल्लाप से टक्कर लेने वात्ने 
अनेक कवि विद्यमान हैं, परंतु दुःख है कि. विशेष अनुसंधान 
के अभाव में निंबाक कवियों का काव्य्प्रतिभा के जौहर अभी 
तक सहृदय आलोचकों के सामने नहीं आये। ज्ञो रचनायें 
अभी तक प्रकाश में आई हैं वे कम महत्त्वशाल्ी नहीं हैं।.*_ 

निंबाक कवियों के काव्य माघुय तथा सरसता की दृष्टि से 
किसी से घटकर नहीं है। राधाऋृष्ण की लक्षित ल्लीलाओं के 


निंबाक संप्रदाय ३३३ 


वर्णन में वे अपनी तुलना नहीं रखते । वल्लभममतानुयायी कबियों 
का विशेष चमत्कार कृष्ण की बाललीलाओं के विशद्‌ वर्णन में 
तथा श्वृगाररस की मधुर अभिव्यंज्ञना में दृष्टिगोचर होता है, 
परंतु निंबाके कवि के राधाकृष्ण की अष्टयाम सेवा के पद अपनी 
भावमंगी में तथा कमनीयता में एकदम बेजोड़ हैं--इस अलुप- 
मेयता का रहस्य श्व गार-भावना में अंतनिहित है। निंबाके कवि 
राधाकृष्ण की श्वगार लीला का ही एकदम उपासक है, उधर 
वाल्लभकवि बालकृष्ण की माधुरी पर रीमता है। इसीलिए 
कऋष्णभक्ति से मुग्ध होने पर भी दोनों में यह सूक्ष्म अंतर प्रतीत 
होता है। हिंदी के हमारे परिचित महाकबि विहारी लाल, 
केशवदास, घनानंद,' रसिक गोविंद," रसखान सभी निंबाके 
मतानुयायी वेष्णब कवि हें। इनके अतिरिक्त रूपरसिक देव 
जी, वृंदावन देवजी, गोविंददेवजी, नागरीदास जी, शीतल्दासजी 
आदि अनेक भक्त कवियों ने अपने कमनीय काव्यों के द्वारा 
त्रजमाधुरी का सवस्व प्रस्तुत किया है तथा साथ ही साथ 
भगवान्‌ रृष्णचंद्र के विसल् यश का गायन कर अपने को कृत- 
कृत्य बनाया है। अतः निम्बाक मत के कवियों की पूरी छानबीन 
इस विषय में नितांत अपेक्षित है |३ 





१ घनानंद की निंबाक परंपरा के लिए द्र॒ष्टन्य विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र--घनानंद कवित्त [ भूमिका; द्वितीय सं० ] 

२ द्रष्टय बलदेव उपाध्याय--रसिकगोविंद और उनकी 
कविता; प्र० बलिया नागरीप्रचारिणी सभा । 

रे इस विषय में श्लाघनीय कार्य किया है ब्रह्मचारी त्िहरीशरण 
जी ने अपने निंवाक माधुरी” के द्वारा जिसमें इस मत के कवियों का 


३३४ भागवत संप्रदाय 


निम्बार्कीय कवियों के एक दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये 
गए हैं । 
तब तो छुबि पीवत जोवत हे अब सोचनि लोचन जांत जरे | 
हित पोस के तोषतु प्रानपले बिललात महादुख दोष भरे । 
घन आनंद मीत सुजान बिना सबही सुख साज समाज टरे | 
तब हार पहार से लागत हे, श्रब आनि के बीच पहार परे | 
। --घधनानंद 
देखो सुंदरता की सीबाँ। 
जमुना - तोर कदम की छुहियाँ दे ठाढ़े भ्रुज प्रीवाँ॥ 
वह बंसी वह मधुर - मधुर सुर गावत राग डचारी। 
वह मोहन वह च्रज को सजनी वह मसोहनी महारी ॥ 
दुरी कुज दें ओट लखों रो धन्य प्रहर पल घरी। 
'झूपरसिक' वह स्थास सुदर॒ वह राधे रूप भरी || 
- रूपरसिक । 


३--सिद्धान्तविवेचन 
(के ) भेदाभेद का ऐतिहासिक परिचय 


दि आचाय निंबाक ब्रह्म तथा जोब के संबंध में भेदाभेद या 
द्वताद्न त के प्रतिपादक हैं। उनकी मान्य संमति में जीव अवस्था- 
भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। भारतीय 
दाशनिक जगत्‌ में यह भेदाभंद सिद्धांत नितांत प्राचीन है । 





जीवनचरित तथा उनके काव्यों का समीक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये 
हैं। ग्रथ बड़े परिश्रम से लिखा गया है। संग्रहकर्ता हमारे धन्यवाद के 
भाजन हैं। प्रकाशक- वृंदाबन, सं० १६६७ | 


निब्ाक संप्रदाय ३३५ 


शंकराचाय के पहले ही नहीं, अपि तु बादरायण के पूर्व भी इस 
मत के पोषक आचाय विद्यमान थे | बादरायण से पूवष 
आचाये आओडुलोमि तथा आचाय आश्मरथ्य भेदाभेदवादी थे | 
ओडुलोमि के मत में अवस्थाविशेष से तब्रह्म-जीव में भिन्नत्व तथा 
अभिन्नत्व की उभ्यविधि कल्पना संघटित द्वोती है । संसारदशा 
में नानात्मक जीव तथा एकात्मक ब्रह्म में नितांत भेद है, 
परतु मुक्तिदशा में चेतन्‍्यात्मक होने से जीव ओर ब्रह्म अभिन्न 
हैं (त्र० सू० १४४२१ )। आचाय आश्मरथ्य का सिद्धांत है कि 
कारणात्मना ज्ञीब तथा त्रह्म की एकता है, परंतु कार्यात्मना दोनों 
को अनेकता है, जिस प्रकाशकारणरूपी सुबर्ण की एकता बनी 
रहने पर भी कायरूप कटक, कुंडल्लादिरूपमें दोनोंमें भ्िज्नता रहती 
है ( त्र० सू० १॥४।२० ) | श्रुतिप्रकाशिका! के रचयिताके कथन से 
'प्रतीत होता है कि आश्मरथ्य के भेदाभद को परवर्ती काल में 
याद्वप्रकाश ने ग्रहण कर पुष्ट किया । निंबाक के साज्षात्‌ शिष्य 
श्रीनिवासाचाय ने अपने 'वेदांतकौस्तुभ” में काशकृत्स्न को भी 
भेदाभेदी बतल्ाया है ( तदेव मुनित्रयमतद्वारा प्रसंगात्‌ भेदाभेद- 
प्रकारो भगवता दशितः १।४।२२) पर शंकराचाय के कथनानुसार 
ये अद्ठ तबादी सिद्ध द्वोते हैं ( तत्र काशकृस्नीयं मं श्रुत्यनुसारीति 
गम्यते ?।४।२३ शां० भा० )। 

भठृप्रपश्चध--आचार्य शंकर से पूष वेदांताचार्यों में भतृभ्रपन्न 
भेदाभेद सिद्धांत के पक्षपाती थे। आचाय ने उनके मत का 
उल्लेख तथा खंडन बृहदारण्यक के ( २३।६, २।४।१, ३।७२, 
४।३।३० ) भाष्य में किया है। इनका मत है कि परमार्थ एक 
भी है तथा नाना भी है--ब्रह्मरूप में एक है ओर जगद्गभूप में 
नाना है। जीव नाना तथा परमात्मा का एकदेशमात्र है। 
काम, वासनादि जीव के धर्म हैं। अतः धर्म तथा दृष्टि के भेद 


३३६ भागवत संप्रदाय 


से जीव का नानात्व ओपाधिक नहीं है, अपितु वास्तविक है। 
ब्रह्म एक होने पर समुद्र-तरंग-न्याय से द्व ताद्वत है । जिस प्रकार 
समुद्ररूप से समुद्र की एकता है, परंतु विकाररूप तरंग, बुद्बुद 
आदि फी दृष्टि से वही समुद्र अनेक है--नानात्मक है । आचाय॑ 
: ब्रह्म के परिणाम सानते हैं । यह परिणाम तीन प्रकार से निष्पन्न 
होता है--( १ ) अंतरयोमी--जी व रूप में, ( २ ) अव्याक्ृत-सूत्र 
विराद तथा देवतारूप में ( ३) जाति तथा पिंडरूप में । जीच 
ओर जगतू की सत्ता भी काल्पनिक न द्ोकर वास्तविक है। 
साधना पक्ष में वे ज्ञानकमसमुच्चयवादी हैं । कम जन्य फत्त अनित्य 
है, परंतु ज्ञान के द्वारा विमलीकृत कम से आत्यंतिक श्रेय की 
उपलब्धि अवश्य ही होती है । फल्स्वरूप मोक्ष भी दो प्रकार 
का माना गया है--( १) इसी शरीर के ब्रह्म-साक्षात्कार होने पर 
उत्पन्न मुक्ति को अपरमोक्ष अथवा अपवम कहते हैं जो 
जीवन्मुक्तिः के समान है ।(२ ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर 
देहपात होने पर जीव की ब्रह्मभावापत्ति को पर मोक्ष” [श्रष्ठम॒क्ति] 
कहते हैं जिसमें जीव अविद्यानिवृत्ति के संपन्‍न होने पर ब्रह्म में 
लय प्राप्त कर लेता है। जान पड़ता है कि भतृ प्रपंच के मत से 
ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर भी अविद्या की पूर्ण निवृत्ति नहीं होती, 
क्योंकि जीच तब तक देह के साथ संबंध रखता है। परतु परा- 
मुक्ति की दशा में अविद्या की पूर्ण निवृत्ति होने पर वह ब्रह्म में 
स्ंतोभावेन लीन हो जाता है। इनके मत से परमात्मा तथा 
जीव में अंशांशिभाव अथवा एकदेशएकदेशिभाव सिद्ध होता है । 
इस प्रकार बादरायण-पुत्रं आचार्यो की भेदाभद्परंपरा का अनु- 
सरण भत्‌ प्रप॑च ने अपने ग्रथों में किया है। 
सास्कर--शंकरो त्तर युग के वेदांताचार्यों में भास्कर का नाम 
प्रमुख दै। रामानुज्ञ ने वेदार्शसंग्रह ( ए० १४-१४ ) में, उदय- 


निंबाक संप्रदाय ३३७ 


नाचाय ( ६८० ई० ) ने न्यायकुसुमांजलि में ओर वाचस्पति ने 
भामती में इनके मत का खण्डन किया है। अतः इनका समय 
भ्रष्टमशतक मानना चाहिए। इनके मत में त्रद्म सगुण, सल्लक्षण, 
बोधलक्षण और सत्यज्ञानानंत लक्षण है। चेतन्य तथा रूपांतर- 
रहित अद्वितीय है। प्रलयावस्था में समस्त विकार ब्रह्म में लीन दो 
जाते हैं। ब्रह्म कारणरूप में निराकार तथा कायरूप में जीवरूप 
ओर प्रपत्चमय है। ब्रह्म की दो शक्तियाँ भोग्यशक्ति तथा 
भोक्तशक्ति होती हैं ( २१२७ भास्करभाष्य )। भोग्यशक्ति हो 
आकाशादि अचेतन जगवरूप में परिणत होती है। भोक्तशक्ति 
चेतन जीवरूप में विद्यमान रहती है। बह्म की शक्तियाँ पारमा* 
थिंक हैं, वह सवज्ञ तथा समग्र शक्तियों से संपन्न है? । 


भास्कर त्रह्म का स्वाभाविक परिणास मानते हैं। जैसे सूर्य 
अपनी रश्मियों का विज्ञेप करता है, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी 
अनंत और अचित्य शक्तियों का विक्षेप करता है*। ब्रह्म के 
स्वाभाविक परिणाम से ही यह जगत्‌ है। भास्कर का स्पष्ट मत 
है कि निरवयव पदार्थ का ही परिणाम होता है, सावयव का 
नहीं । अच्युतस्वभाव तन्तु का परिणाम पट है तथा अच्युतरव- 
भाव आकाश से वायु उत्पन्न होता है, उभी प्रकार अच्युतस्वभाव 
_अझ्ष से यह जगव्‌ उत्पन्न होता है ( चेतनस्थ सर्वेज्ञस्य स्वशक्ते: से यह जगत्‌ उत्पन्न द्ोता है ( चेतनस्य स्वेज्षस्य सर्वशक्क: 


१ ब्रह्म स्वत एवं परिणमते तत्त्वाभाव्यात्‌ । यथा ज्षञीरं दधिभावाय 
अम्मो हिमभावाय न तु तत्राप्याश्ननमाधारभूत॑ च द्रव्यमपेक्ष्यते । 
“-“२|३१(२४ भा० भा० | 
२ अप्रच्युतस्वरूपस्थ शक्तिविक्षेपलक्षणः | 
परिणामों यथा तन्तुनाभस्य पट्तन्तु॒व॒त्‌ ॥ 


ब्ण्म्न्ण्णरेू 
हे ० मा० पृ० ६६ | 


कह भागवत संप्रदाय 


स्वतंत्रस्य शाख्रेकसमधिगम्यस्य परिणामों व्यवस्थाप्यते । स हि 
स्वेच्छया स्वात्मानं लोकहिता्थ परिणमयन्‌ स्वशक्त्यनुसारेण 
परिणमयति--२।१।१४ भा० भा० )। जीब अगुरूप है तथा 
ब्रह्म का अग्निविस्फुलिंगवत्‌ अंश है। यह जीव ब्रह्म से अभिन्न 
है तथा मिन्‍न भी । इन दोनों में अभेदरूप स्वाभाविक है, भेद 
उपाधिजन्य है (सच भिननाभिन्नस्वरूप: अभिन्नरूपं स्वाभा- 
विकम्‌. ओपाधिक तु भिन्नरूपमू--२।३।४३ भा० भा० )। उपाधि 
के निवृत्त हो जाने पर भेदभाव छूट जाता है--यही मुक्ति 
अथवा शुद्ध परमात्मरूप में स्थिति है। कार्यकारणों में भी यह 
मेदाभेद संबंध रहता है। समुद्ररूपेण एकत्व है, तरब्भरूपेण 
'नानात्व है। भास्कर ने ११।४ के अपने भाष्य में इस सिद्धांत 
स्का स्पष्ट प्रतिपादन किया है-- 


कायरूपेण. नानातव्वमसेदः कारणात्मना | 
हेमात्मना यथाउभेदः कुण्डल्ाद्याव्मना मिदा ॥ 


भास्कर मुक्ति के लिए ज्ञान-क्म समुच्चययवाद को मानते हैं । 
शुष्क ज्ञान से मोक्ष का उदय नहीं होता, परंतु कम-संवरलित ज्ञान 
से। उपासना या योगाभ्यास के बिना अपरोक्षज्ञान का लाभ 
नहीं होता । इन्हें सच्योमुक्ति ओर क्रममुक्ति दोनों अभीष्ट हैं । 

यादव-ये भी भेदाभेदवादी हैं । यदि ये रामानुज के गुरु 
याद्वप्रकाश से अभिन्‍न हों, तो इनका समय ११वीं शताब्दी 
. का अंतिस भाग होगा | रामालुज ने “वेदार्थ-संग्रह! ( प्ृ० १४ ) 
में, वेदांतदेशिक ने 'परमतभद्ज” में ओर व्यासतीर्थ ने “तात्पये- 
चूंद्रिका' में इनके मत का उल्लेख किया है । इन्होंने त्रह्मसूत्न और 
गीता पर भेदासेद्सम्मत भाष्य का निर्माण किया था ।ये निगुण- 
ब्रह्म तथा मायावाद नहीं मानते । इनके मत में ज्ञानकर्म समुच्रय 


निंबाक संप्रदाय ३३६ 


मोक्ष का साधन है। ब्रह्म भिन्‍नाभिन्‍न है । भास्कर भेद को 
आओपाधिक मानते हैं, पर यादव उपाधिवाद नहीं मानते | ये 
परिणामबादी हैं तथा ज्ीवन्मुक्ति को अस्वीकार करते हैं । 

यादव के लगभग सौ वष के अन॑तर निंबाक का जन्म हुआँ 
आर इन्होंने भेदाभेद के लुप्त गौरव को पुनः श्रतिष्ठित किया । 
भास्कर तथा यादव के सद्धांव लुप्तप्राय से हो गये हैं, परंतु 
निम्बाक का कृष्णोपासक संप्रदाय भ्रक्तिभाव का प्रचार करता 
हुआ आज भी भकक्‍तजनों के विपुल् समादर का भाजन बना 


हुआ है । 
( ख ) निंबाक-पदाथमीमांसा 


निंबाक-संमत चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर का स्वरूप रामानुज 

मत के अनुरूप है। चित्‌ या जीव ज्ञानस्वरूप है, उसका स्वरूप 
ज्ञानमय है। 

इंद्रियों की सद्दायता बिना, इंद्रियनिरपेक्ष जीव विषय के 

जीव ज्ञान प्राप्त करने में समथ है ओर 'प्रज्ञानवनः स्व 

जोति: तथा 'ज्ञानमय:ः? आदि शब्दों का जीव के विषय में प्रयोग 

इसी अथ में किया गया है। जीव ज्ञान का आश्रय--ज्ञाता भी 

हैं। अतः वह ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनों एक ही काल में 

इसी प्रकार है”, जिस श्रकार सूय प्रकाशमय है. तथा प्रकाश का 

आश्रय भी है। जीव का स्वरूपभूत ज्ञान तथा गुणभूत ज्ञान 


१ शानस्वरूपँ च इरेरघोनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यम्‌ | 
अगु हि जीवं प्रतिदेहमिन्नं ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः | 
दशश्लोकी १. 


३४० भागवत संप्रदाय 


यद्यपि ज्ञानाकारतया अभिन्‍न ही हैं, तथापि इन दोनों में धम- 
धर्मिभाव से भिन्‍नता है । 

(१) जीव कर्ता है । प्रत्येक दशा में जीव में कठृत्व का सद्भाव 
है। संसारी दशा में कर्ता होना तो अन्ुभवगम्य है, परंतु मुक्त 
हो जाने पर भी कतृत्व की सत्ता जीव में श्रुतिप्रतिपादित है । 
“कुव॒न्नेवेह कर्माणि जिजीवेच्छुतं समाः” 'स्वगंकामों यजेत्‌'-- 
आदि श्रतियाँ जिस प्रकार संसार-दशा में आत्मा में कतृत्व 
प्रतिपादित करती हैं, उसी प्रकार 'मुमुक्षुत्र हझ्ोपासीत', 'शांत 
उपासीत' आदि श्र तियाँ मुक्तावस्था में भी उपासना की प्रतिपा- 
दिका होने से उक्त आत्मा को कर्ता बतलाती हैं? । 


जीव अपने ज्ञान तथा भोग की प्राप्ति के किए स्व॒त॑त्र न दो 
कर ईखर पर आश्रित रहता है। अतः चैतन्यात्मक तथा ज्ञाना- 
श्रय रूप से इंश्वर के समान होने पर भी जीव में एक विशेष 
व्यावतक गुण रहता है--नियम्यत्व । ईश्वर नियंता है। जीब 
नियम्य है । ईश्वर के वह सदा अधीन है, मुक्त दशा में भी यह 
ईश्वर के आश्रित रहता है । 
ज्ञीव परिमाण में अशु तथा नाना है| वह हरि का अंशरूप 
है। अंश शब्द का अर्थ अवयव या विभाग नहीं है, अत्युत कौस्तुम 
के अनुसार अंश का अर्थ शक्तिरूप है (अंशो हि शक्तिरूपो 
ग्राह्म--२।३।४२ पर कोस्तुभ) | ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है अतः वह 
अंशी है। जीव उसका शक्तिरूप है। अतः वह अंश-रूप है । 
अघटनघटनापटीयसी गुणमयी प्रकृतिरुषिणी माया से आवृत 
होने के कारण जीव का धर्मभूतज्ञान संकुचित हो जाता है। 
भगवान्‌ के प्रसाद से ज्ीब के सच्च स्वरूप का ज्ञान को सकता 


१ कर्ता शास्राथत्वात्‌ । ब्र० सू० २।३१२२। पर 'पारिजातसौरभ' | 


निंचाक संप्रदाय ३४१ 


है' ( वेदांतरत्रमञ्लघा प० २०-२३) । बद्ध जीव मुमुकछ् 
( मुक्ति का इच्छुक ) तथा बुभुकछ् ( विषयानंद का इच्छुक ) 
भेद से दो प्रकार का है । मुक्त जीव भी नित्यमुक्त ( अनंतादि 
भगवत्पाषंद ) तथा मुक्‍्तरूप से दो प्रकार का होता है । 

(२) अचित्‌ चेतनाद्दीन पदार्थ को कहते हैं | यह तीन प्रकार 
का होता है* ( १।१॥१ पर वेदांतकोस्तुभ )--( १) 'प्राकृत'-- 
महत्तत््व से लेकर महाभूत तक प्रकृति से उत्पन्न जगत्‌ । (२) 
अग्राकृतः--प्रकृति के राज्य से बहिभुत जगत्‌, जिसमें प्रकृति 
का संबंध किसी भी प्रकार से नहीं है जेसे भगवान्‌ का लोक 
जिसकी श्र्‌तियों में 'परम व्योमन? 'विष्णुपद” परमपद” आदि 
भिन्‍न भिन्न संज्ञायें हैं। (३) 'काल!--काल अचेतन पदाथ 
माना जाता है। जगत्‌ के समस्त परिणामों कु जनक काल 
उपाधियों के कारण अनेक प्रकार का होता है। काल जगत्‌ का 
नियामक होने पर भी परमेश्वर के लिये नियम्य ही हे | काल 
अखंडरूप है | स्वरूप से वह नित्य है, परंतु कायरूप से अनित्य 
है । काल का काय औपाधिक है । इसके लिए सूर्य को परि- 
अमखणरूप क्रिया उपाधि है । 


(३) इंश्वर--निंबाक के मत में ब्रह्म की कल्पना सगुणरूप से 
की गई है । वह समस्त प्राकृत दोषों (अविद्यास्मितादि) से रहित 


१ अनादिमायापरियुक्तरूप॑ ल्वेने. विदुर्वे.. मगवद्ससादात्‌ू-- 
दशनछोकी २ 
२ अप्राकृतं प्राकृतरूपके च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌। 
माया प्रधानादिपदप्रवाच्यं शुक्लादिभेदाश्र समेडपि तत्र । 
दशश्लोकी ३। 


३४२ भागवत संप्रदाय 


ओर अशेष ज्ञान, बल आदि कल्याणगुणों का निधान है? । इस 
जगत्‌ में जो कुछ दृष्टिगोचर है या श्रुतिगोचर है, नारायण उसके 
भीतर तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता है*। नियम्य 
तथा परवंत्र सर्वाश्रय चिदृचिद्रूप विश्व ईश्वर के ऊपर 
अवलंबित दोनेवाला है। परमात्मा को ही परत्रह्म, नारायण, 
भगवान्‌ कृष्ण, पुरुषोत्तम आदि संज्ञायें हैं। जीव और ब्रह्म में 
भेदासेद संबंध स्वाभाविक ओर प्रत्येक दशा में नियत है। 
बद्धावस्था में व्यापक, अ्रप्रच्युतस्वभाव तथा सवज्ञ ब्रह्म से अगु 
परिणाम, अल्पज्ञ जीव के भिन्न होने पर भी वृक्ष से पत्र, प्रदीप 
से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्राण से इन्द्रिय के समान प्रथक 
स्थिति और ए्थक प्रवृत्ति न होने के कारण वह उससे अभिन्न भी 
है। मोक्षदशा में भा इसी प्रकार त्रह्म से अभिन्न होने पर भी 
जीव स्वरूप की प्राप्ति करता है (स्वेन रूपेणा्ि निष्पयते छा० 
८।३।४ ) और अपने व्यक्तित्व को खो नहीं डालता । ( १।४।२१ 
पर वेदांतकौतल्तुभ )। 

प्रपत्ति के द्वारा भगवद्नुग्रह् जीवों पर होता है । अनुमह से 
भगवान्‌ के प्रति नैसगिक अनुरागरूपिणी भक्ति का उदय होता 
है। यह भक्ति भगवत्साज्षात्कार को उत्पन्न करती है जिससे जीव 

भगवत्भावापन्न होकर समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। 


१ स्वभावतोडपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणकराशिम्‌ । 
व्यूडाज्विनं ब्रह्म पर वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम || 
“-दशश्लोकी ४ | 
२ यच्च किश्विज्जगत्वस्मिन्‌ दृश्यते श्रयतेडपि वा । 
अन्तबहश्चि तत्‌ सब व्याप्य नारायण; स्थित: 
“-सिद्धान्तजाहृवी ए० ५३ पर उद्धृत | 


निद्यक संप्रदाय ३४३ 


शरीर संबंध रहने पर भगवद्भावापत्ति असंभव है। इसीलिए 
निवाकमत में भी जीवन्मुक्ति की कल्पना मान्य नहीं है ( 'दश- 
शोकी” के ६ पद्म पर वेदांतरत्रमजूषा ) । 


४--साथनतत्त 


भक्तों के ज्िण भगवान श्री कष्णचंद्र की चरणसेवा छोड़ 
कर अन्य उपाय नहीं है। कृष्णचंद्र ही परमेश्वर के रूप हैं जिनको 
वंदना त्रह्मा, शिव आदि समस्त देवता किया करते हैं। उनकी 
शक्तियाँ अचितनीय हैं जिनके बल णर वे भक्तों का क्रश दूर 
कर देते हैं । कृष्ण दी परम उपास्य देवता हैं-- 


नान्‍या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ 
संदश्यते ब्रह्मशिवादि-वंदितात्‌ । 
भक्तेच्छुयोपात्त -सुचिन्त्य-विग्रहा--- 
दचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयाव । 
( दशशछोकोी, छोक ८ ) 


तस्मात्‌ कृष्ण एवं परो देवः, त॑ ध्यायेत्‌ त॑ रसेत्‌ तं॑ भजेत्‌ त॑ यजेत 
आ तत्‌ सदिति ( दशकछोकी दीका-हरिव्यास, छ० ३६ ) 


कृष्ण की प्राप्ति का साधन है--भक्ति, जो पाँच भावों से 
पूर्णा कही जाती है-शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा उज्ज्वल । 
उज्ज्वल रस के भक्त हैं गोपी तथा राधा । बल्लम तथा चैतन्य 
मत के अनुसार इस मत में उब्ज्बल अथवा मधुर भाव को 
उत्कृष्टता दी गई है। निंबारक ने युगल उपासना के साथ भगवान्‌ 
की माधुय तथा प्रेमशक्ति रूपा राधा की उपासना पर जोर 
दिया था, क्योंकि वे राधा में ही भक्तों की सफल कामनाओं के 


३४४ भागवत संप्रदाय 


पूर्ण करने की शक्ति मानते हैं ।* निंबाक मत से ही राधा की 
प्रधानता देनेवाले राधावज्लसी तथा हरिदासी मतों का उद्धम 
वृंदावन में संपन्न हुआ | 


निककमत की साधना-पद्धति 


इस मत में आराध्यदेव हैं सर्वश्वर श्रीकृष्ण तथा उनकी 
आहादिनी शक्ति हैं श्री राधा । राधा के स्वरूप का विवेचन इस 
संप्रदाय क शास्त्रीय ग्रथों में विशेष रूप से किया गया है। श्री 
निंबाकाचाय ने राधा जी को अनुरूप सौभगा! माना है अर्थात्‌ 
उनका स्वरूप कृष्ण के अनुरूप ही है। जैसे वे सवश्वर हैं, वसी 
राधिका भी सर्वश्वरी हें। संमोहन-तंत्र में इसी आशय को 
व्यक्त करते हुए कहा गया है कि क्रीडा के निमित्त एक ही ब्रह्म 
से दंपतिभाव से दो विग्ह उत्पन्न हुए--राधा और कृष्ण (तस्मा- 
ज्ज्योतिरभूद्‌ हधा राधा-माधवरूपकम्‌ )। पुराणों में लीलारूप 
से राधाकृष्ण का दांपत्यभाव अंगीकृत किया गया है, परतु यह 
केवल सममाने के ही लिए है। वस्तुतः ल्लोकिक दांपत्य से यह 
नितांत विजक्षण है। जेसे शक्ति और शक्तिमान्‌ में अविनाभाव 
संबंध मान्य होता दे वसे ही राधा और कृष्ण में भी यह संबंध 
विद्यमान रहता है। भागवत के अध्ययन से भी कष्ण का गोपियों 
के साथ आत्मा-आत्मीय भाव एवं बिंब-प्रतिविंब भाव प्रकट 





१ अजक्ञतु वामे वृषभानुजां मुदा 
विराजमानामनुरूपसो भगाम्‌ । 
सखी-सह्ें: परिसिवितां सदा, 
स्मरेम देवीं सकलेष्ट-कामदाम ॥। 
( दशछोकी, छोक ५ ) 


नी 


निंबाक संप्रदाय ३४५ 


होता है'। प्रतिबिंब सदा बिब के अधीन रहता है और उसे 
छोड़ कर वह एक क्षण के लिए भी प्रथक्‌ नहीं रहता। ऐसी 
दशा राधा की कृष्ण के साथ दै। राधा तथा कृष्ण का अप्रथक्‌ 
सिद्ध संबंध है । राघा ( आत्मा ) ओर कृष्ण ( आत्माराम ) का 
यही तादात्म्य संबंध आचार्यों को यहाँ मान्य है। 

श्रीभागवत से साक्षात्‌ रूप से इस सिद्धांत का समथन होता 
है। भागवत का वचन अनपायिनी भगवतः श्रीः साज्षादात्मनो 
हरे:ः--ऋष्ण तथा श्री के अविनाभाव संबंध का खूचक है। श्री 
के दो रूप वेदों में कहे गये हैं*--श्री तथा लक्ष्मी । इनमें श्री का 
आविभाव बृबमानुकन्या राधा के रूप में हुआ था ओर लक्ष्मी 
का रुक्मिणी के रूप में । वेष्णवशाखत्र की मान्यता है कि 
भगवान्‌ के रूप के साथ साथ श्री भी अपना नाना रूप ग्रहण 
किया करती हैं ।? देवलोक में वह देवी के रूप में प्रकट होती हैं 
ओर मनुष्यत्ञोक मे मानुषी के रूप में | कृष्ण रूप के आविभाव 
के साथ श्री के भी इस मनुष्यत्ञोकमें दो। रूप हुए। दहन दोसक्‍ों 
में से राधिका द्वी श्र ष्ठ है । इस विषय में श्रुति तथा पुराणों के 


१ रेमे स्मेशों ब्रजसुंद्रीमियंथाउभक: स्वप्रतिबित्र-विश्रमः | 
“भांग ० १०।३३।३७ 
कृत्वा तावन्तमात्मानं यावती-गॉपयोषितः३ | 
रेमे स भगवस्ताभिरात्मारामोर्शप लौलया ॥ 
»+भागर० १०।३३॥२० 
२ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्नयावहोरात्रे | पुरुषसूक्त 
३ देवत्वे देवदेहदेयं मानुषत्वे तु मान॒ुषी | 
विष्णोदंद्ानुरूपां च करोत्येवात्मनस्तनुम ॥ 


१४६ भागवत संप्रदाय 


मतों में ऐकमत्य है। “ऋक परिशिष्टर राधा और ऋृष्ण के 
अभेद का प्रतिपादन करता है तथा दोनों में भेद देखनेवाले 
साधक को मुक्ति का निषेध करता है-- 
राघया सहितो देवी माधवेच च राधिका । 
योउनयोभेंद पश्यति स संख्तेमुक्तो न भवति ॥ 


ब्रह्म बेबते,* बृहद गौतमीयतंत्र, त्रह्मसंहिता, संमोहन तंत्र 
आदि समस्त ग्रथों में इसी सिद्धांत का विस्तृत तथा स्पष्टतर 
प्रतिपादन हमें उपलब्ध होता है । 


राधा का स्वकीयात्व--राधा के परकीयात्व की कल्पना 
केवल गोडीय वेष्णवों में ही मुख्यतया है । इस सिद्धांत के 
उद्धावक आलोचकों की दृष्टि में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ही माने 
जाते हैं जिन्होंने 'डज्ववज्न नीलमणि! की टीका में इस मत का 
समथन किया है। प्राचीन आचाय इस कल्पना के नितांत 
विरोधी हैं | श्री जीव गोस्वामी राधा के स्वकीयात्व के द्वी 
समथक हैं | 'राधाकृष्णाचन दीपिका? में उनका स्पष्ट कथन है कि 
अबतार-लीला में जहाँ कहीं श्री राधा के परकीयात्व का आभास 
मिलता है, वह किसी रसविशेष के पोषणाथ ही सममना 
चाहिए। निम्बाक संप्रदाय के संस्क्ृत कवि ( जयदेव ) तथा 
कुछ भाषाकवि (श्री बूंदावन देवाचाय आदि) का राधा 
का अभिसारवर्णोन परकीयात्व का सूचक नहीं है, अपितु बाल्य- 
कालीन लीलापरक है जो सहज स्वकीया का ही हो सकता दे। 
अतएव राधिका को कृष्ण की स्वकीया पटरानी मानना ही न्‍्याय- 


१ लक्ष्मीर्वाणी च तत्रेव जनिष्येते महामते । 
वृषभानोस्तु तनया राघा श्रीमविता किल ॥ 


निंबाक संप्रदाय ३४७ 


संगत है। राधिका कृष्ण की विवाहिता थीं। अबतार-लीलोा में 
राघा का विवाह ब्रह्मवेबर्त तथा गर्गंसंहिता के प्रमाणों से 
सिद्ध है। राधा के लिए “कुमारिका” शब्द का प्रयोग अवि- 
वाहिता-सूचक न होकर अवस्थासूचक है। उपासना शाख््र में 
किशोरावस्था तक की ही अवस्थाओं के ध्यान आदि का विधान 
मित्रता है । फल्नतः कुमारी का प्रयोग किशोरावस्था का सूचक 
_है। निष्कष यह है कि नित्यल्ीला में नित्य संबंध के सिद्ध होने 
पर विवाह की चर्चा ही नहीं उठती, परतु अवतारलीला में 
राधिका की विवाहलीला ही शासत्र-सिद्ध है। पुराणों में छाया 
राधिका? की कथा अवश्य मिलती है जिसे ज्ञौकिक दृष्टि से पर- 
कीया कह सकते हैं। अतः राधा के परकीयात्व- के आमास 
वाले स्थानों पर 'छाया राधा? की बात माननी चाहिए; निम्बाक 
का यही मतहे । क्‍ 
भक्ति--भक्ति के विषय में निम्बाक मत में पर्याप्त विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है। इस मत में साधकों के लिए किसी विशेष 
भाव के स्वीकार पर आग्रह नहीं है। साधक की अभिरुचि के 
अनुसार वह दास्य, सख्य तथा माघुये को अपना कर अपनी 
साधना अग्रसर कर सकता है | इस मत में भक्ति, प्रपत्ति आदि 
का तो पर्याप्त विवरण उपलब्ध होता है, परंतु रखों का वर्णन 
नितांत स्वल्प तथा संक्षिप्त है। विक्रम की १४ वीं शती में होने 
वाले आचार्यों ने उसकी विशेष चर्चा की है। श्री हरि व्यासा- 
चाय जी ने श्री निम्बाकंऋत "“वेदांत कामघेनु” (६ बें श्लोक ) 
को सिद्धांत रह्लाव्जल्ि टीका में शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य 
तथा माघुय इन पाँचों रसों का सुंदर परंतु संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत 
किया है। माधुय रस की उत्तमता सिद्ध होने का यह अर्थ 
कथमपि नहीं है कि अन्य रस हेय दृष्टि से देखे जाते हैं। 


श्ेष्ट् भागवत संप्रदाय 


साधना साधक के हृदय की व्यंजना है। उसके चित्त का रुफान 
जिस ओर है, वह भाव उसके लिए हितकर है तथा सद्यः 
ज्ञाभप्रद है। इस मनोवेज्ञानिक रहस्थ से परिचित आचार्यों 
ने साधकों के लिए किसी भावविशेष पर अधिक आग्रह करने का 
अनोचित्य कभी नहीं दिखलाया है । इसी लिए श्रीमद् जी तथा 
श्री हरिव्यास देवाचाये जी ने भी, जो माघुय रस के ही मान्य 
उपासक माने जाते हैं, वात्सल्यादि भावों का भी अनुसरण किया 
है। 'जुगज् किशोर हमारे ठाकुर? में दास्यभाव की भत्नक है, 
तो 'भींजत कब देखों इन नैना” पद में वात्सल्य भाव की मुख्यता 
है। युगल जोड़ी को गोद में लिये हुए बेठे श्रीभद्द जी का चित्र 
भी आप की वात्सल्य भावना के अतिशय को अभिव्यक्त कर रहा 
है। श्री महाबानी आदि भाषा ग्रथों में सत्य भाव की इतनी 
अधिकता है कि साधारण व्यक्ति यही समझे बेठा है कि निबाक- 
मत में सख्यन्भाव ही अपनाया गया है । 

वास्तव में यह संप्रदाय प्रमलक्षणा अलुरागात्मिका परा- 
भक्ति को ही साधनामाग में सर्वश्रेष्ठ मानता है। आवचार्यों ने 
इस पराभक्ति का लक्षण भी बड़े ही सुंदर रूप से दिया है-- 
रूपादिविषयक--इंद्विय-वृक्तिवद्नवच्छिन्नर्वा भाविक-भगव त्स्व रूप 
गुणदिविषयक-यावदात्मवृत्तिमनोवृत्ति: अर्थात्‌ भगवान्‌ के रूप, 
गुण आदि के विषय में समग्रचित्त को व्याप्त कर लेने बाली 
मनोवृत्ति उत्कृष्ट भक्ति है। ऐसी चित्तवृत्ति के अभ्युदय पर 
आग्रह है चाहे वह सख्यभाव से हो अथवा दास्य आदि किसी 
अन्य भाव से हो | निंबाक मतानुयायी विद्वानों का कथन है कि 
मौलिक शाख्रदृष्टि से गौडीय वेष्णवों की साधन-प्रणाली 
निंबार्कों से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह उससे अनेकांश में गृद्दीत 
है। पीछे से बलदेव विद्याभूषण तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ने 


निंबाक संप्रदाय ३४६ 


स्वतंत्रता की भावना से प्ररित होकर नवीन तथ्यों को अपना 
कर कुछ अंतर करना आरंभ कर दिया, परंतु यहाँ भी माघुये 
भाव के साथ ही साथ अन्य भाव भी अपनाये गये हें। संप्रति 
निंबाक संप्रदाय में सख्य रसपूृवंक माधुयं रख की ओर ही 
सांप्रदायिक साधकों का विशेष भुकाव है। 

वष्ण॒वों में पाँच संस्कार मुख्य हैं--ताप*, पुण्ड्र, माला, 
मन्त्र ओर याण जिनमें याग के भीतर ही भक्ति का पअंतर्भाव 
माना जाता है। 'सिद्धांत रत्नांजलि! में भक्ति के नाना 
प्रसेदों का वणन उपलब्ध होता है जिसका ज्ञापक चित्र नीचे 
दिया जाता हैः-- 


ााडदडदभड।जजडइहड:ह/कि७!/७/:/-फपस्‍फफकफक/+े+--+न्‍हह#/...0000क्‍0. 5.  /ह॒ह॒ह़़़््॒॒£_ 


१ ताफः पुरड्रस्तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञ्चमः। 
अमी ते पंथ्वसंस्काराः परमैकांति-हेतवः || 


भागवत संप्रदाय 


३३० 


#2+:2॥ 82 


| 


॥08।2 





+२३80.2. ७४॥०2३|१॥२ 





200॥४५९॥६४७।२४७७ (0320)2॥ 
2 
| 
४३०५ 09% |७३।।2 
__ । 
॥8020९ ॥९0 38 ॥॥8020 ५९ 











निबाक संप्रदाय ३५१ 


४--सखी संप्रदाय 


वुंदावन का सखी संप्रदाय निंबाक मत की ही एक अबांतर 
शाखा है। इस शाखा का उदय स्वामी हरिदास जी के नाम 
से संबद्ध है। स्वामी जी प्रथमतः निबाककमत के ही अनुयायी 
थे, परंतु भगवत्पाप्ति के लिए गोपीभाव को एकमात्र उन्नत साधन 
मानकर उन्होंने इस स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की । इस संप्रदाय को 
बड़े बड़े महात्माओं ने अपने जन्म से तथा कृतियों से अलंकृत 
किया था तथा ब्रञ्-साहित्य का एक विशाल अंश हरिदासी 
बेष्णबों की भावुकता तथा भक्ति के विज्ञास का सुपक फल्न है । 
भक्त-सिंघु अ्रंथ के आधार पर मिस्टर भराउस ने इनका 
चरित्र यों लिखा है। हरिदासपुर के एक सनाव्य ब्राह्मण कुल में 
इनका जन्म हुआ था । वंशवृक्ष इस प्रकार हे--ब्रह्मथीर-- > 
ज्ञानधीर-- >> आशधीर-- > हरिदास | आशधीर का विवाद्द 
वृंदावन के निकट राजपुर गाँव के निवासी गंगाधर की पुत्री 
से हुआ था | इनके जन्म संवत्‌ के विषय में एकमत नहीं है । 
जन्मतिथि कोई भादो सुदी अष्टमी सं० १४४१ मानते हैं, तो कोई 
सं० १४८५ । स्वभाव से ही विरक्त थे । पचीस बे की अवस्था 
में ही गृहत्यागी बनकर बृंदावन में सानसरोबर पर पीछे निधुवन 
में रहते थे। वहीं पर उन्हें बाँकेबिहरी जी को मूर्ति मिली 
जिसका बहुत बड़ा मंदिर अबतक अश्रीवृंदाबन में विराज- 
मान है" | 
इस संप्रदाय के वष्णवों ने वेदांत के किसी विशिष्ट वाद के 
प्रचार सें अपना समय नहीं बिताया, प्रत्युत बृंदावनचंद्र की 


१ द्रइव्य राधाक्ृषष्णुदास संपादित श्र बदासकृत “भक्त नामावली'* 
( सभा का संस्करण, १६०१ ई०, काशी ) ए० १४-१५ । 


३५२ भागवत संप्रदाय 


सखी भाव से उपासना ही उनके साधन का एकमात्र लक्ष्य था। 
इस प्रकार यह भक्ति संप्रदाय का एक साधनमाग है। इस 
संप्रदाय के विशेष प्रवतक थे स्वामी हरिदास जी। नाभादास 
जी ने स्वामी जी की भक्तिपद्धति के विषय में बड़े महत्त्व की 
बातें लिखी हैं। उन्तका कहना है-- 


आसधीर उद्योत कर 'रसिक? छाप हरिदास की । 
जुगल नाम सों नेम, . जपत नित कुज़ बिहारी। 
अवलोकत रहे केलि सुखी सुख को अधिकारी । 
गान-कला-गन्धव स्याम-स्यामा को तोषें। 
उत्तम भोग लगाय, मोर मरकट तिमि पोषें। 
नृपति द्वार ठाढ़े रहैं, दसन आसा जास की। 
आसधीर उद्योत कर, रखसिक छाप हरिदास की ॥ 


यह छुप्पय स्वामी जी की उदार मनोवृत्ति, उदात्त भक्ति- 
भावना तथा उन्नत कल्ा-ज्ञान का पर्याप्त परिचायक है । स्वामीजी 
श्रीराधाकृष्ण के युगल रूप के उपासक थे तथा वे इनकी ललित 
ज्ीज्ञाओं का अवलोकन सखी भाव से किया करते थे तथा 
आनंद में मस्त रहते थे। वे गांधव विद्या में नितांत विचच्षण थे 
ओर संगीत के द्वारा वे श्यामा-श्याम को संतत संतुष्ट किया 
करते थे । उनकी कल्नावंदुषी की इतनी अधिक खूयाति थी कि 
राजा लोग भी उसके दशन की आशा हृदय में लिए दरवाजे पर 
खड़े रहते थे । नाभादास जी का यह कथन अक्षरशः खत्य है। 
रवामी हरिदास जी के ही शिष्य थे वह तानसेन जिनकी तान ने 
अकबर जेसे गुशग्राही बादशाह को भी अपना चेल्ला बना 
रखा था। 


निबाक संप्रदाय ३५३ 


अकबर भी स्वामी जी की ख्याति सुनकर उनसे मिलने आया 
था | इसी घटना की ओर नाभादास जी ने ऊपर संकेत भी 


किया है-- 


नृपति द्वार ठाढे रहें दर्शन आसा जास की 


वह राजसी ठाठबाट को छोड़कर एक साधारण जिज्ञासु के 
समान तानसेन के साथ स्वामी जी के दशेन के लिए वृंदाबन में 
आाया। ये सिवाय सगवाब्‌ के ओर किसी को अपना संगीत 
सुनाते ही न थे परंतु इनका गायन घछुनने की ल्ाज्लसा से ही 
अकबर आया था | फलतः एक युक्ति रची गई। तानसेन जान 
बूककर गाने में गलतियाँ करने लगा जिसे सुधारने के व्याज से 
हरिदास जी को शुद्ध संगीत सुनाने के लिए बाध्य होना पढ़ा। 
अकबर संगीत सुनकर इतना मुग्ध हुआ कि बह इनसे कुछ माँगने 
के लिए दृठ करने ज्लगा। निःरप्ठहता की मूर्ति हरिदास जी को 
राजा तथा महाराजा से माँगने की आवश्यकता ही क्‍या थी? 
परंतु इधर था बादशाह का घोर आग्रह । इस पर उन्होंने यमुना 
जी के टूटे घाट की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे इसी 
प्रकार की मरम्मत करा दे यदि तुम्हारा सेवा करने का हठ ही 
है । अकबर के आश्चय का ठिकाना न रहा जब उसने अपनी 
खुली आँखों से देखा कि घाट नीज्ञम, पुखराज, मोती आदि 
अनुपम, असंख्य, अनमोल रत्नों से बना हुआ था। इन्ही रत्नों 
से धाट की सरम्सत करना क्‍या था समूचे विशाल राज्य को 
बच कर भी उपहास्यास्पद बनना था। स्वामी जी के चरणों पर 
वह गिर पड़ा । उसे पता चल गया कि उस कल्लावंत के चोले में 
महनीय सिद्ध महात्मा की आत्मा विज्ञास कर रही थी। इस 
सच्ची घटना से स्वामी हरिदास जी की गानविद्या में निपुणता 

घर 


३५४ मागवत संप्रदाय 


के साथ उनकी विरक्तता तथा निपट निःस्प्ृहदता का परिचय 
आलोचकों को भत्नी भाँति क्ग जावा है । 


नाभादासजी ने हरिदास जी को 'आसधीर उद्योतकर” लिखा 
है। ये आसधीर कोन थे ? सहचरिशरण जी की शुरुप्रणालिका' 
के अनुसार आसधीर जी स्वामी जी के गुरु थे-- 
आखधीर गम्भीर विप्र सारस्वत खूति पर। 
जनस अल्लीगढ़ मध्य मधुर बानी प्रमोद कर । 
गुरु अनुकूल अतूल कूल बन निधिबन माँहीं । 
सत्तर लॉ तनु राखि साखि जगकी मित नाहीं || 


कहा जाता है कि ये आसधीर जी निंबाक संप्रदाय के 
भहात्मा हरिदेव जी के शिष्य थे। सत्तर वष की आयु तक 
ये वृंदावन के निधिबनः नामक कुंज में भगवान्‌ की पूजा में 
दत्तचित्त रहे । 
स्वामीजी के विषय में सहचरि-शरणजी का वर्णन ध्यान- 
योग्य है । 
श्रीस्वामी हरिदास रसिक-सिरमोर अनीहा । 
द्विज सनाव्य सिरताज सुजसु कहि सकत न जीद्ा ॥ 
गुरु-अनुकंपा मिल्‍यो ललित निधिबन तमाल के । 
सत्तरलों तरू बेठि गने गुन प्रिया ल्लाल के ॥ 


इससे स्वामो 'जी का सनाढ्य ब्राह्मण होना सिद्ध होता है। 
ये अपने गुरु आसधर के. साथ ही उसी निधिबन में निवास 
करते थे तथा ७० व की उम्र में इनका गोलोकवास होना 
जान पड़ता है। कतिपय लोग आसधीर को हरिदास जी का 
पिता भी मानते हैं, परंतु सहचरिशरण जी के कथन से विरुद्ध 
होने के कारण यह उचित नहीं जंचता। आसधोर सारस्वत 


निंबाक संप्रदाय ३५५४ 


ब्राह्मण कहे जाते हैं, हरिदासजी सनाह्य ब्राह्मण । पुत्र होने पर 
यह भेद कैसा ? संप्रदाय में स्वामी जी के ब्राह्मणबंश को लेकर 
आज भी विवाद चलता है। कोई सारस्वत मानता है, तो कोई 
सनाढ्य; परंतु यह विवाद निर्थक तथा आआरमक है। सिद्ध महा- 
त्माओं के विषय में इस प्रकार का वाग्जाल जल्पना ही है। आस- 
धीर तथा हरिदास जी दोनों का जन्म अलीगढ़ के पास ही 
“(रिदासपुर! नामक गाँव में हुआ था! | अकबर के समकालीन 
होने से रवामी जी वल्लभाचाय जी तथा अपष्टछ्ाप के कवियों के 
समसामयिक सिद्ध होते हैं। टट्‌टी संस्थान तथा उसकी गद्दी 
वर्तमान काल में बज में प्रचल्नित है । 

स्वामी हरिदास की पदावली सिद्धांत तथा विहार दोनों के 
विषय में मिलती है। विहारविषयक पदावली किलिमालौ' के 
नाम से विख्यात है। इनकी कविता में बाहरी शाब्दिक आकषण 
का अभाव भत्ते हो, परंतु वह अंतरंग भावभंगी से नितांत स्निग्ध 
तथा संपुटित है। तथ्य यह है कि हरिदासजी की पदावलोी गाने 
की वस्तु है, पढ़ने की चीज़ नहीं। इस्रीलिए साधारण रीति से 
पढ़ते समय उसमें पिंगल की त्रुटि लक्षित होती है। ऐसे सिद्ध 
महात्मा की रसपेशल्न बानी का एक दो नमूना देखिए-- 


कल्याण 


प्रमससुद्धर रूपरस गहिरे, केसे लागे घाट । 

बेकार॒यो दें जानि कहावत, जातिपनों की कहा परी बाट ॥ 
काहू कौ सर पन्‍्यों न सूधो, मारत गाल गल्नी-गल्ली हाट । 
कह 'हरिदास” बिहारिहें जानो, तकौ न झओघट घाट ॥ 





१ गुत्त अश्छाप पृ० ६६ ॥। 


३५६५ भागवत संप्रदाष 


यह पद ज्ञान की व्यथंता तथा अनुपादेयता का सूचक है। 
गंभीर प्रेम-समुद्र के पार जाने के लिए ज्ञान एक बेकार उपाय 
है | ज्ञान ( जानिपनों ) में पार लगाने की क्षमता कहाँ ? गली 
गली में गाल बजाते भल्ने रहिए, अहंकार से युक्त किसी अभिमानी 
का पुरुषार्थ क्या कभी सफल हुआ है ? स्वामी जी का अंतिम 
उपदेश है--बिहारी जी को जानों, ऋष्णु की भक्ति में अपने को 
निछावर कर दो। माग कुमाग को मत ताको। पार जाने की 
यही समर्थ नौका है--बिहारी जी की प्रेमानुगा भक्ति । 


'केलिमाला' के इस कमनीय पद में श्री राधाकृष्ण की एक- 
रूपता का कितना सुचारु चित्र खींचा गया है-- 


ध्यारी जैसे तेरी आँखिन में हों अपनपो 
देखत, तेसे तुम देखति हो किधों नाहीं?। 
“हों, तोसों कहों प्यारे, आँखि मूँदि 
रहों, लाल निकसि कहाँ जाहीं? । 
मोकों निकसिबे को ठौर बताओ, 
साँची कहों, बलि जाऊं, लागों पाहीं? । 
श्रीहरिदास के स्वामी श्यामा, 
तुमद्ठिं देखत चाहत ओर सुख लागत नाहीं । 


झानंदकन्द की एक भव्य माँकी लिखिए--- 


आज तन टूटत है री, ललित त्रिभंगी पर | 
चरन चरन पर, मुरत्ति अधर पर, 

. चितवनि बंक छुबोल्ली झ्रुव पर । 
चलहु न बेगि राधिका पिय पे 

जो भई चाहति हो सर्वोपर | 


निंबाक संग्रदाय ३५७ 


श्रीहरिदास समय जब नीको, 
ढ हिलि-मिलि केलि अटल रति घ्ू पर ॥ 

स्वामी हरिदास जी के टट्ठटी संस्थान! के भक्त महात्माओं ने 
अपनी रचनाओं से वृज़॒माषा के साहित्य का जो शंगार किया है 
वह देखने की वस्तु है। उसके लिए चाहिए रस से स्निग्ध हृदय 
तथा भक्ति से पूरित भावुक विज्ोचन | सखीभाव की उपासना 
माधुय का भंडार है, प्रम का आगार है तथा मधुर रस का 
भागण्डागार है । 

स्वामी जी के प्रधान शिष्य हुए उनके मामा विट्ठल विपुत्त 
ओर तब से “टट्टी संस्थान” के वष्णवों की परंपरा आरंभ होकर 
बतेंमान काल तक विद्यमान है। इस गहदी की परंपरा निम्नलिखित 
प्रकार से है: 

१ श्री स्वामी हरिदास जी 


२ श्री विट्ठल विपुल्र जी 
२ श्री बिहारनि देव जी 
४ श्री सरसदेव जी 
श्‌्श्री अप स जी 

६ श्री रसिकदेव जी 

७ श्री ललिवकिशोरी जी 


८ श्री लल्ितमोहिनी जी 





१ द्रष्टन्य वियोगी हरि--त्रजमाघुरी सार पृष्ठ ३८३ | 


इपूट भागवत संप्रदाय 


। 
६ श्री चतुरदास जी (भगवत रसिक जी इनके गुरु 
भाई थे ) 


१० श्री ठाहुरदास जी 

११ श्री राधिकादास जी 

१२ श्री सिर ( >सहचरिशरण ) 
१३ श्री राधाप्रसाद जी 


१७ श्री भमगवानदास जी ( वतंमान महंत ) 
भगवत रसिक 


इन महात्मा का जन्म संबत्‌ १७६४ (- १७३८ ई० ) में 
सागर जिले के गढ़कोटा स्थान में हुआ था। टट्टी संप्रदाय के 
अष्टाचार्यों में से सबसे भ्रंतिम आचाय थे श्री ललित मोहिनी जी 
ओर इन्हीं के शिष्य भगवत रसिक जी थे। ये आरंभ में गणेश 
जी के उपासक थे। इनकी एकांत निष्ठा तथा अनन्य उपासना से 
प्रसन्न होकर गणेश जी प्रत्यक्ष हुए और श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
की प्रमलक्षणा भक्ति 'सखीभाव? से करने के लिए उपदेश दिया। 
इसकी सूचना इस पद में मिलती है-- 


हमे बर गुरु गनेस हे दीनों। 
जस भरि सूड फिराय सीस पर संसकार सुभ कीनों । 
““-. आनेद्घन को पद दरसायो, दम्पति - रति - रस भीनों 
“'सगवतरसिक? लड़ेती-लालन ललित भ्रुजन भरि लोनों ॥ 


निंबाक संप्रदाय श्प६ 


श्री लज्ञित मोहिनी जी के परत्ञोक सिधारने पर भक्त 
महानुभावों के अत्यंत आग्रह करने पर भी इन्होंने गद्दी का अधि- 
कार नहीं लिया | ये जन्मभर निरल्िप्त भाव से श्री जी की सेवा 
में लगे रहे। इनकी रचनाओं में एक ओर तो वेराग्य का भाव 
भरा है और दूसरी ओर अनन्य प्रेम-रस छलकता है। इसीलिए 
सखी संप्रदाय के भक्त भावुक महाकवियों में उनका आखन श्रेष्ठ 
माना जाता है। इनकी पाँच रचनायें बतलाई जाती हैं--( १ ) 
अनन्यनिश्चयात्मक, (२) श्री नित्य बिहारी युगल ध्यान, ( ३») 
अनन्य रसिकाभरण, (४) निश्चयात्मक ग्रंथ उत्तराधे, (४ ) 
निर्बाध मनरंजन। इनका संग्रह 'भगवत रसिक की बानी” के 
नाम से वतमान महंथ ने प्रकाशित किया है। 


'रसिक? की परिभाषा कितनी सु दर है-- 


जीव ईस मित्नि दोय, नाम रूप गुन परिहरे। 
रखिक कहावैे सोय, ज्यों जल घोरें सकरा ॥ 
दिया कहे सब कोय, तेल - वूल - पावक मिले | 
तमहि नसावै सोय, वस्तु मिलें भगवत रसिक्क || 


ये सचमुच श्री रसिक-शिरोमणि के सच्चे रसिक भक्त थे। 
इसीलिए श्नकी अनुभूतियों में प्रेम की तल्लीनता का यथार्थ 
चित्रण हमें मित्रता है। श्रीकृष्ण के मुखचंद्र की ओर भक्त के 
नयनचकोर कितनी तन्‍्मयता से त्गे हुए हैं, इसका सरस वर्णन 
इस कमनीय पद में मधुर शब्दों में विन्‍न्यस्त किया गया है-- 


तव॒ मुख - कमल  नयन अलि मेरे । 
पलक न लगत पलकु बिनु देखे 
अरबरात अति फिरत न फेरे । 


३६० भागवत संप्रदाय 


पान करत मसकरनद रूप रस 

भूल नहीं फिर इत -उत हेरे। 
भगवत  रखसिक भये मतवारे; 

घूमत रहत छुके मद तेरे ॥ 


सखी संप्रदाय की निजी उपासना के विषय में इनका 
कथन है-- 
आचारज ललिता सखो, रसिक हमारों छाप | 
नित्य किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप । 
जुगल मंत्र कौ जाप, वेद रसिकन की बानी | 
श्री वृंदाबन धाम, इृष्ट स्थामा महरानी। 
प्रेम देवता मिले बिना सिधि होह न कारज । 
(गवत' सब सुखदानि, प्रगट से रसिकाचारञ ॥| 


भगवान्‌ श्री वजनंदन के मुखचंद्र में अनुरक्त नयनचकोरों 
की दशा निरखने ही योग्य है-- 


तुव मुख चंद चकोर ये नेना। 
अति आरतु अनुरागी लम्पट, 
भूल गईं गति पतरहुँ लगे ना। 
अरबरात मिलिब्रे कौ निसुदिन 
मिलेइ रहत मनु कबहुूँ मिले ना। 
'सगवत रसिक”ः रसिक की बातें 
रसिक बिना कोउ समुझ्ति सके ना ॥ 


अतृप्ति ही अभित्नाषा की सच्ची पहचान है। भक्त के नेत्र 
द्निरात रहते तो सामने ही हैं, परंतु प्रेम की तृप्तिन होने-के 
कारण सदा यही शंका बनी रहती है कि अभी मिल्ते हैं या नहीं । 


निंब्राक संप्रदाय श्ष्श 


अंतिम चरण रसिक जी ने अपने आलोचक की ओर संकेत किया 
है कि रसिक ही उनकी बानी का रस ले सकता है। 


सहचरिशरण--ये भी अपने समय के ख्यातनामा महात्मा 
थे। इनका दूसरा नाम था सखीशरण। संप्रदाय के ११ वें 
आचाय श्री राधिकादासजी के शिष्य तथा उत्तराधिकारी थे | 
समय १६ वि० शतती का उत्तराद्ध । फटकर पदों के अतिरिक्त 
उन्होंने दो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं“-( १ ) ललित प्रकाश; (२) 
सरसमंजावली। इनमें ललित प्रकाश में टट्टी संप्रदाय के बष्णवों 
के चरित, सिद्धांत तथा उत्सव आदि आवश्यक विषयों का प्रासा- 
णिक वर्णन है। ललित प्रकाश” के शुरू प्रणाल्रिका अंश में संप्र- 
दाय के अष्टाचार्यों का ( स्वामी हरिदास जी से लेकर श्री ललित 
मोहिनीजी तक ) सुंदर वणन है तथा “आचार्योत्सव? में आचारयों 
के चरित, जन्म तथा मरण तिथि आदि ऐतिहासिक विषयों का 
सुंदर समावेश दै। इस प्रकार यह ग्रथ संप्रदाय तथा इतिहास 
उभय दृष्टियों से उपादेय तथा प्राहद्य है। इनकी कविता ब्रज्ञ- 
माधुरी से मत्त भक्त का मार्मिक हृदयोद्वार हे जिसमें बाह्य _ 
आउडंबर के घटाटोप का सवथा बहिष्कार कर हृदयसंवेद्य भावों 
का चा« चित्रण है | 


पीर को हटानेवाले साँवलिया बेद्य की ओर कितना मधुर 
संकेत है सहचरिशरणजी के इस पद्म में-- 


उर में घाव, रूप सों सेंके, हित की सेज बिछावे। 
इग डोरे सुइयाँ वर बरुनो टाँके ठीक लगावे। 
मधुर सचिकन अंग-अंग छुबि हुआ सरस खबावे | 
स्यथाम॒ तबीब इलाज करे जब तब घायल सचुपावें ॥ 





३६२ भागवत संप्रदाय 


प्रम के घायल के आराम पाने की व्यवस्था हमारा भक्तकवि 
यहाँ कर रहा है। जब श्यामसु दर स्वयं वद्य बनकर घायल का 
इलाज़ करेंगे तभी वह आराम पा सकता है। हृदय के घाव को 
रूप की आग से सेके, प्रम की सेज ल्लेटने के लिए बिछाई जाय, 
चिकने अंगों की छबि-रूपी मीठा हलुआ खिल्नाया जाय; तभी 
रोगी को आराम पहुँच सकता है, अन्यथा नहीं । यह पद्म मीरा 
की तब पीर मिटेगी, जब बंद साँवलिया होय” का मार्मिक भाष्य 
प्रतीत होता है। क्‍या दी सुंदर व्यवस्था की गई है घायल प्रमी 
को आराम पहुँचाने की !!! 
जीवनल्द्य की यह सरस विवेचना कितनी तथ्य तथा 
यथाथ है-- 
मय श्रमलादि पिया न पिया, सुख प्रेम पियूष पिया रे | 
नाम अनेक लिया न लिया, रति स्यामा स्याम लिया रे । 
आन सुदान दिया न दिया, वर आनंद हुलसि दिया रे । 
जप जग्यादि किया न किया, हिय पर-डपकार किया रे ॥ 


ठीक है। सच्चा दान केवल बाहरी वस्तुओं का दान नहीं है, 
बल्कि हृदय में आनंद का दान है ओर जप यज्ञ का विधान ही 
सच्ची क्रिया नहीं है, प्रत्युत परोपकार द्वी सर्वोत्तम दान है।"* 

इसी प्रकार इस संप्रदाय के अन्य महात्माओं ने वज साहित्य 
के भंडार को अपनी कमनीय कृतियों से पूर्ण तथा सरस 
बनाया है। 


िलासम-2४०५५५०-न नमन नमन न नमन नाना गत न“ नील न नननननन न नननननननननननननननननन ना नमन नमन न बन नव नकनान न नन-नननन।नि आप ख7ख"77एग एल" ल्‍ लत ख/खणखण:/लण+भ।+।।ि+क्‍ 4: +7://%.-००.२..०+-०-०-----,_->न्‍लत्न-.ीविनननम>५ॉम+ कम की नमन कक आम मनन नम 5१3५५१३५-१++१.+44अनननन तलतान- “7778 


१ इनको अन्य कथिताश्रों के लिए द्रष्टभ्य वियोगी हरि--अ्रजमाघुरी- 
सार, प० ३८२--३६५ ( तृतीय संस्करण, १६६६ वि०, प्रयाग ) 





(८) 


श्री वल्लम मत 
( पुश्मा्ग ) 


( १ ) विष्णु स्वामी का परिचय 
(२ ) आचारयों का विवरण 

(३ ) पुष्टिमाग का सिद्धांत 

( ४) पृष्टि-मक्ति 

(४ ) पृष्टिमार्गीय साहित्य 
(६) अष्टछाप 


निर्दोष-पूर्ण-गुण-विग्रह आत्मतन्‍्त्रो 
क्र 
निश्चेतनात्मकशरीर-गुणेश्व हीनः । 
आनन्दमात्र-कर-पाद-म्रुखोदरादिः 
प्‌ ही. $) विवर्जितात्म 
सवत्र च त्रिविध-मेद-विवर्जितात्मा | ५ 
--वल्लभाचाय 


रुद्र-संग्रदाय 


वृंदावन की पुण्य-भूमि में पतपनेवाला दूसरा वेष्ण॒व संप्रदाय 
है आचाय वल्लभ का शुद्धाह्वती संप्रदाय जिसने उत्तर प्रदेश, राज- 
स्थान तथा गुजरात प्रांत को कृष्ण भक्ति की पावन धारा से 
आप्यायित तथा आमक्वावित कर दिया था। भारत की विख्यात 
वष्णब संप्रदाय-चतुष्टयी में बल्लम संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के नाम 
से विख्यात है। इस संप्रदाय के मुख्य प्रवतेक थे विष्णु स्वामी 
तथा इसके सध्ययुगी प्रतिनिधि थे आचाय वल्लभ जिन्होंने विष्णु 
रंवामी की उच्छिन्न गद्दी पर आरूढ होकर उनके सिद्धांत का 
प्रचार किया । अतः बल्लभाचाय के व्यक्तित्व से परिचय पाने से 
पद्दिल्ले विष्णु र्वामी का परिचय नितांत आवश्यक है। 


१--विष्णुस्वामी का परिचय 


भारत के धार्मिक इतिहास में विष्णुस्वामी स्वयं एक विकट 
समस्या हैं जिसका उचित प्रमाणों के आधार पर अभी तक 
यथाथ समाधान नहीं द्वो पाया है। उनका व्यक्तित्व तथा ऐति- 
हासिक अस्तित्व अज्ञान की गहन तमिसत्रा में अभी तक अज्ञात 
पड़ा हुआ है। विष्णुस्वामी के देश तथा काल की यथार्थ विवे- 
चना अभी तक नहीं हो पाई है। अनुमान की निबल भित्ति पर 
उनका परिचय अवश्य खड़ा किया गया है, परंतु यह परिचय 


कल्पना के आवरण को भेद कर सत्यता की भूमि पर नहीं आ 


३६६ मांगवत संप्रदाय 


सका है। वेष्णव संप्रदाय में प्रसिद्धि है कि विष्णुस्वासी द्रविड़ 
देश के किसी ज्ञत्रिय राजा के ब्राह्मण मंत्री के सुपुत्र थे। बालक- 
पन से ही उनकी चित्तवृत्ति अध्यात्म की ओर लगी थी। उन्होंने 
उपनिषदों का केवल पारायण ही नहीं किया था, बल्कि उनसें 
वर्णित तथ्यों को अपने व्यावहारिक जीवन में कार्योन्वित करने 
की उनकी दृढ़ अभिल्लाषा थी। बरृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ४४ ) 
में वर्णित अंतर्यामी भगवान्‌ के साक्षातकार करने की उनके 
हृदय में बढ़ी इच्छा थी। उपासना के सफल्न न होने पर उन्होंने 
अजन्न-जल का भ्रहदण करना छोड़ दिया। सांतवें दिन उनका हृदय 
दिव्य ज्योति से भर गया ओर किशोरमूति वेशुवादन-तत्पर 
आंगारशिरोमणि श्री श्यामसुदर के दशन का अलभ्य लाभ उन्हें 
प्राप्त हुआ | बालकृष्ण ने स्वयं उन्हें उपदेश दिया कि 'मेरे ही 
दोनों रूप हैं। निराकार रूप में होने पर भी भक्तों की रक्षा तथा 
अपनी लीला के आरवादन के निमित्त साकार रूप प्रहण करता 
हैँ। भक्ति मेरी प्राप्ति का सबसे सुल्मम तथा सुगम उपाय है।' 
विष्युस्वामी की उपासना फलवती हुए | उन्होंने भगवान्‌ श्री 
कृष्ण की बाल्ममूति का निर्माण करा कर प्रतिष्ठा की तथा अपने 
अनुयायियों को भक्ति की विमल साधना का उपदेश दिया। इस 
मत के सात सौ आचार्यों की बात सुनी जाती है जिनमें आचाये 
बिल्वमंगल एक महनीय उपदेशक थे । जिस युग में शंकर तथा 
कुमारिल ने ज्ञान तथा कमंकाण्ड की महत्ता.प्रतिपादित कर भार- 
तोय घम का पुनरुद्धार किया, उसी काल्न में विल्वमंगल ने भक्ति 
के द्वारा मोज्ञोपल्ब्धघि के तथ्य का विपुल् प्रचार किया । विष्णु 
स्वामी का समय युधिष्ठिर से साढ़े दो हजार वर्ष पीछे ( अर्थात्‌ 
विक्रम पू्र पंचक शती ) में बंष्णव ज्ञोग मानते हैं तथा बिल्व 
मंगल का अष्टम शती में। विल्वसंगल आचाय ने रवप्न में 


बल्लभाचाय को विष्णुस्वामी की शरण में आने का उपदेश दिया 
जब वे उपदेश की कामना से साशंकचित्त हो रहे थे? | 

नाभादास जी के इस प्रसिद्ध छप्पय के आधार पर कतिपय 
ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी की जा सकती है-- 


नाम तिज्ञोचन शिष्य, सूर ससि सदस उजागर । 
गिरा गंग-डनहारि काव्यरचना प्र माकर ॥ 
आचारज हरिदास अतुलबल आनंद दाइन | 
तिहि मारग वज्ञस विदित पृथु पचित पराइन । 
नवधा अधान सेवा सुहृद मन वच क्रम हरिचरण रति । 
विष्णु स्वामि सम्प्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गम्भीर मति ॥ 
( छुप्पय ४८ ) 


इस संप्रदाय में त्रितोचन, नामदेव तथा ज्ञानदेव आदि 
विख्यात संत पंदा हुए थे तथा वल्लभ ने इसी मार्ग का अनुसरण 
कर अपना शुद्धाद्वेतमूलक पुष्टिमार्ग चलाया। यह कथन ऐति- 
हासिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वशाली है । ज्ञानदेव ( १९७४ ई०-- 
१२६६ ई० ) तो महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत हैं जिन्होंने गीता के 
ऊपर अपनी ज्ञानेश्वरी १२१२ शक सं० में लिखकर मराठी 
साहित्य का दी प्रारंभ नहीं किया, प्रत्युत अध्यात्मतत्त्व के जिज्ञा- 
सुओं के सामने एक महनीय अंथ अस्तुत किया | अतः नाभाजी 
की मान्यता के अनुसार विष्णुस्वासी का समय ईस्वी की 
तेरहवीं सदी से प्राचीन द्ोना चाहिए। कुछ बिद्वान वेदभाष्य 
के कर्तो आचाय सायण तथा माधवाचाय के विद्यागुरु विद्या- 





१ संप्रदाय प्रदोष पु० १४, ३० । 


श्द्प भागवत संप्रदाय 


शंकर को ही विष्णु स्वामी मानते हैं*, परंतु यह कथन काल- 
दृष्टि से नाभाजी के पूर्वोक्त कथन से मेत्न नहीं खाता | सायणाचाय 
का समय चतुदंश शतक का मध्यभाग है। अतः उनके गुरु के 
समय १४ शतक का आरंभ काल या १३ शतक का अंतिम कात्न 
हो सकता है। नाभाजी उन्हें ज्ञानदेव से पूव॑ंवर्ती मानते हैं। 
विद्याशंकर तथा विधष्णुरवामी को अभिन्नता प्रमाणों से पुष्ट नहीं 
की जा सकती। नाभाजी का ग्रथ केवल अनुश्रतियों के ऊपर 
आधारित होने से पूर्णतया प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। 

विष्णुस्वामी का काल निणय करते समय स्वर्गीय डा० 
रामकृष्ण भंडारकर ने पूर्वोल्लिखित नाभाजी के छप्पय के आधार 
पर इनका समय १३ वें शतक का आरंभ काल्न माना है, परंतु 
नाभादास जी के भक्तमाल को पूर्णतया ऐतिहासिक मानना कथ- 
मपि उचित न होगा। इस ग्रंथ में इतिहास तथा अनुश्र॒ति का 
विचित्र मिश्रण है । विशेषकर जब ज्ञानदेव विष्णुस्वामी को 
अपना गुरु न मानकर नाथपंथ से अपना नाता जोड़ते हैं, तब 
नाभादासजी का विश्वास कैसे किया जाय ? 

विष्णुस्वामीकी अनेक रचनायें बतत्नाई जाती हैं, परंतु इनमें 
“सवज्ञसूक्तः ही एकमात्र ऐसी रचना है जो प्रमाण कोटि में अंगी- 
कृत की गई है। श्रीधर स्वामी ने इस ग्रथ का अत्यधिक उपयोग 
अपनी रचनाओं में किया है। श्रीधरी टीका में विष्णुस्वामी के 
कतिपय सिद्धांतोंका भी आभास मिलता है । विष्णुध्वामीके ईश्वर 
सच्चिदानंद स्वरूप हैं तथा वे अपनी 'हादिनी संवित्‌' के द्वारा 
आश्टिष्ट हैं तथा साया उन्हीं के अधीन रहती है। ईश्वर का 
प्रधान अवतार नृसिह रूप बतत्नाया गया है। कुछ लोग विष्णु 


हम मां ंं7।घघााल्‍॥ल्‍७८ए्तरण्श््णशणणनणणणणशाआआआआआआखआखआखआख ख ख ख ख ख ख खआखआआशआआआआशशएश्ननणनणणणणनणा॥्न७७७७७७७८्एए्ााारत 


१ गोडीय दशम खंड पृ० ६२४, ६२६ । गुप--अश्छाप पृ० ४१ 


श्री व्लम मत ३६६ 


स्वामी को नसिंदह तथा गोपाल दोनों का उपासक मानते हैं। 
श्रीधर स्वामी नसिह के उपासक थे, इसका परिचय हमें भागवत 
की श्रीधरी टीका से भली माँति लगता है। ऐसी दशा में श्रीधर 
स्वामी को विष्ण॒ुस्वामी मत के अनुयायी मानने में विशेष 
विप्रतिपत्ति न होनी चाहिए । 


विष्णुस्वामी की समस्या सुलकाने के अभिप्राय से अनेक 
लोगों ने अनेक विष्णुस्वामी की कल्पना की है, परंतु इससे 
समस्या उल्षकती ही गई है | कतिपय आलोचकों की सम्मति में 
कम से कम तीन विष्णुस्वामी का उल्लेख मिलता है-++ 
(१) देवतनु विष्णुस्वामी (३०० ई० पू०) मथुरा से रहते थे । 
पिता का नाम था देवेश्वर भट्ट । इन स्वासी जी के सात सौ 
चष्णव त्रिदंडी संन्यासी इस मत का प्रचार करते थे ।(२) 
काव्बीनिवासी राजगोपाल विष्णुस्वामी (जन्म ८३० ई० ) 
जिन्होंने विष्णुकागञ्वी में राजगोपाल देवजी अथवा वरद्राज़ जी 
की प्रसिद्ध मूर्ति की स्थापना की । बिल्वमंगल इन्हीं के शिष्य 
थे। (३) विष्णु स्वामी--बल्लमाचाय के उपदेश्ट पृवेपुरुष। 
अतः यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि विष्सुस्वामी की 
स्थिति किस काल में हुई । 


त्रिलोचन 


नाभादास जी के छप्पय में उल्लिखित चिलोचन नामक संत 
का विशेष परिचय नही मिलता । नामदेव के समान ये भी महा- 
राष्ट्र के प्रख्यात संतों में अन्यतम थे; इसका परिचय हमें गुरुप'थ' 
साहब ( संकलन काल १६०४ ६० ) में संकलित उनके अनेक पदों 
की भाषा रे अच्ची तरह लगता दै। ग्रथ साहब में इनके कुछ 


३७० भागवत संप्रदाय 


पद उद्धृत मिलते हैं जिससे इनकी विपुल्न खयाति तथा लोक- 
प्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है | 
अंतरु मलि निरमलु नहिं कोन्हा बाहरि भेख उदासी। 
हिरदे कमलु घटि ब्रहम्मु न चीन्हा काहे भइआ संन्‍्यासी ॥ 
भरसे भूली हे गे चंदा। 
नही नहीं चिन्हिआ परमानन्दा | 
घरि धरि खाइआ पिंडु बधाइआ खिंथा मुंदा माइआ । 
भूसि मसाण की भसम लगाई गुर बिनु ततु नहि पाइआ ॥ 
काइ जपहु रे, काइ तपहु रे, काइ बिलोवहु पाणी । 
लख चडरासीह जिनि उपाई सो सुमरहु निरवाणी ॥ 
काइ कमंडलु कापड़ीआरे अठसठि काह फिराही । 
बद॒ति त्रिलोचनु सुनु रे आणी कण विनु गाहु कि पाही? | 


इस पद में बाह्य आडंबर की निंदा कर हृदय के धोने तथा 
निर्मल बनाने का उपदेश है। ढंग वही निगुनिया संतों का ही 
है। एक अन्यपद में ( प्रष्ठ ६६४ ) त्रिलोचन उन गंबार मानवों 
की निंदा करते हैं जो अपने बुरे कर्मों के फल चखते समय 
नारायण की निंदा किया करते हैं। वे नहीं जानते कि मनुष्य 
झपने भविष्य का स्वयं उत्तरदायी है। शोभन कर्मों का फल 
नितांत शोमन होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता 
है । इस पदकी भाषा मराठी है जो पंजाबी गुरुओं की ऋृपा से 
नितांत विकृत बन गई है, परंतु उसका मराठीपन आज भी शेष 
है । पद की एक टुकड़ी ही इस मराठीपन को सिद्ध कर रही है-- 





१ श्रीगुरु भ्रथ साहिब, प्रकाशक सवहिंद सिक्ख मिशन, अमृतसर, 
सन्‌ १६३७ । ६० ४२४--५२६ । 


श्री वलल्‍्लभम मत ३७१ 


दाधीले लकागडु उपाडीले रावण बणु 
सलि विसलि आणि तोखीले हरि। 
करम करि कछुडटी मफीटखि ( १ ) री ॥ 


नाभादास के छप्पय से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि विष्णुस्वामी दक्तिण भारत के, विशेषत महाराष्ट्र प्रांत के ही 
मान्य आचाये थे जिनकी शिष्य परंपरा में नामदेव, त्रिल्ोचन 
तथा ज्ञानदेव जैसे महाराष्ट्र संत दीक्षित थे । परंतु नामदेव और 
त्रिलोचन तो निगुण मतानुयायी संत थे और बिष्णुस्वामी 
सगुणोपासक आचाय थे। ऐसी दशा में उन दोनों के साज्षात्‌ 
शिष्य होने की बात तो समझ में नहीं आती। उनके सिद्धांतों 
का प्रभाव अनुमान-सिद्ध हो सकता है। नामदेव का व्यापक 
काय मद्दाराष्ट्र तक ही सीमित न द्वोकर उत्तरोय भारत में भी, 
विशेषतः पंजाब में भी फेल्ा था। कुछ लोग इसीलिए अनेक 
नामदेवों की कल्पना करते हैं। जो कुछ भी तथ्य हो, बारकरी 
संप्रदाय वाले महाराष्ट्रेशीय नामदेव के गुरु तो विसोवा खेचर 
नामक एक तदशीय ही संत थे। मालूम नहीं नाभादास ने किस 
आधार पर इन्हें विष्णुस्वामी के संप्रदाय के अंतझ्ुक्त बताया 
है । नाभादास के इस डल्लेख से विष्णुस्वामी के व्यक्तित्व तथा 
ऐतिहासिक परिचय का विशेष पता नही चलता । 


( २ ) 
आीवज्नभाचार्य 


श्री आचाय-चरण के विस्तृत जीवनचरिंत तथा उनके 
साज्षात्‌ शिष्यों का परिचय हमें इस संप्रदाय की नाना पुस्तकों से 


३७२ भागवत संप्रदाय 


मित्ञता है। श्रीवल्लभाचाय का जन्म १७३५ सं० में वेशाख 
कृष्णा एकादशी को मध्य प्रांत के रायपुर जित्षा के चंपारन 
नामक स्थान में हुआ। इनके पिता माता तेल्लंग ब्राह्मण थे 
जिनके नाम थे लक्ष्मण भटुट और एल्लमागारु | लक्ष्मण भट्ट 
काशी में ही हनुमान घाट पर रहते थे, परंतु यबनों के आक्रमण 
की आशंका से काशी छोड़ कर दक्षिण जा रहे थे, तभी रास्ते में 
यह घटना घंटी | वल्लभ के संमंस्त संस्कार, शिक्षा दीक्षा, पठन- 
पाठन काशीं में ही हुआं | गोपाल कृष्ण इनके उपास्य कुल्-देवता 
थे। फल्नतः विद्यावृद्धि के साथ साथ इनकी. आध्यात्मिकता में 
भी वृद्धि हुई ओर इन्होंने श्री मद्भागवत के आधार पर एक नवीन 
भक्ति संप्रदाय का जन्म दिया जो 'पुष्टिमाग” कहलाता है। दाश- 
निक जगंतू में इनका मत 'शुद्धाह्वतः के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 
ज्ञीवन की घटनाय काशी, अडलं ( प्रयाग के यंमुनों पार का एक 
गाँव ) तथा वृंदावन में घटित हुई ।. राजनेतिक पुरुषों के ऊपर 
भी इनका व्यापक प्रभाव बतल्ाया जाता है। दिंल्ली के बाद- 
शाह अंकबर ने इनके पुत्र श्री बिद्चल्ननाथं जी. की तपस्या तथा 
आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर काज्ञांतर में गोकुल् तथा गोव- 
धेन की भूमि इन्हें दे दीं जहाँ संप्रदाय के अंतर्गत अनेक मंदिरों 
का निर्माण किया गंयां। वल्लभाचाथ की मंत्रसिद्धि से तत्का- 
लीन दिल्ली बादशाह सिकंदर लोदी इतना प्रभावित हुआ था कि 
उसने बष्णव संप्रदाय के साथ किसी प्रकार के जोर-जुल्म न करने 
की मुनादी फिरवा दी थी। . . 

वल्लमाचाय के जीवन को सर्वाधिक महत्त्वशालिनी घटना 
विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय के द्वारा विहित 'कनका- 
भिषेक' है। वल्लभ ने ऋष्णदेवराय की विशाल सभा में उपस्थित 
नास्तिकों को परास्त कर मसायावाद का भी प्रामसाशिक खंडन 


०» 6 पक हु 
/४ 5 2, 
५" //०, ७५ 


हि हि है ४ 

$ 8 की 
[पु 

जि लक 


लक 
डक न कि (बी 64 


'>2«२५४४.... «८५२५८. 





श्रोवल्लभाचाय 


श्री बल्लभ मत ३७३ 


किया था | यह सभा मध्वमतके आचाय व्यासरायके सभापतित्व 
में हुई थी | वल्लभाचाय ने शुद्धाद्न त का प्रतिष्ठापन श्र्‌तियों तथा 
युक्तियों के सहारे इतनी सुद्रता के साथ किया कि विद्वानों को 
इनका गंभीर पांडित्य रवीकार करना पड़ा ओर महाराज ने भी 
“कनकाभिषेक' के द्वारा इनका विशेष सत्कार किया। इन्होंने 
भारतबष के तीर्थों की यात्रा अनेक बार की तथा अपने मत का 
प्रचार किया । बज में भी इस प्रसंग में थे पधारे ( सं० १५४६ 
१४६२ हं० ) तथा अंबाले के एक धनी सेठ पूरनमल खतन्री 
ने श्रीनाथज्ी का एक मंदिर ( १५५६ वि० 5 १४०० ई० ) बनवा 
दिया । यहीं रहकर आचाय जी ने पुष्टिमाग की अचों तथा सेवा 
विधि की पूर्ण व्यवस्था को । ४२ वर्ष की अवस्था में इन्होंने 
काशीघाम में ही अपना शरीर त्याग किया ( १५८७ वि०८ 
१४३० ई० ) 
अआचाय चरण ने शुद्धाहत सिंद्धांत के प्रकाशन के लिए अनेक 
विद्वत्तापू् ग्रथों का निर्माण संस्कृत में किया जिनमें मुख्य 
हैं--. १) अणभाष्य-ब्द्यसूत्र पर भाष्य केवल अढ़ाई अध्यायों 
पर (२) पृव मीमांसा भाष्य, (३) तर्वदोप निबंध-- 
( शाब्याथ, सव-निर्ेय तथा भागवतार्थ प्रकरण और उनकी 
टीका )। (४) सुबोधिनी--( श्री मदू्भागवत की आध्यात्मिक 
भावापन्न गंभीर टीका और कारिकायें जो केवल प्रथम, द्वितीय 
तृतीय, दशम तथा एकादश स्कंधों पर ही उपलब्ध द्वोती है ) 
( ५ ) षोडशञ्न थ--सिद्धांत विवेचक १६ प्रकीर्णो ग्रथ। इनके 
अतिरिक्त श्र्‌ तिगीता, गायत्रीमाष्य, भगवत्पीठिका, शिक्षाश्लोक 
सेवाविवरण भी इनके अन्य श्रथ हैं | 
श्री विद्रलनाथ गुसाई जी--( १५४७२ सं०--१६४२ सं० ) 
आप आचाय जी के छोटे पुत्र थे, परंतु जेठे पुत्र मोपीनाथजी 


३७४ भागवत संप्रदाय 


के अकाल में ही कालकबलित द्वोने पर गद्दी के अधिकारी हुए । 
इनका भी बाल्य जीवन काशी, चुनार तथा अडेल में ही व्यत्तीत 
हुआ और यहीं इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई | पुष्टिसंप्रदाय की वृद्धि, 
विस्तार तथा व्यवस्था का सब श्रय इन्हीं को है। ये बड़े ही 
विद्वान्‌ तथा आध्यात्मिक व्यक्ति थे। फलतः अकबर से तथा 
उनके प्रधान द्रबारी राजा टोडरमल्ल तथा राजा बीरबल से 
इनकी गाढ़ी मित्रता थी तथा इसी प्रभाव से वशीभूत होकर 
अकबर ने गोकुल तथा गोवधेन की भूमि इन्हें सेंट कर दी थी 
जिससे संबद्ध दो फरमान आज भी मिलते हैं । इनसे वृजमंडल् में 
गाय चराने आदि कितने ही करों फो माफी का बादशाही 
हुक्म गोसाइ जी को प्राप्त हुआ | इनकी गाढ़ विद्धत्ता तथा 
शासत्रीय अनुशीजलन के सूचक इनके लिखित प्रौढ़ प्रंथ हैं । इन्होंने 
वल्लभाचाय जी के ग्रंथों का गृह रहस्य द्वी नहीं सममकाया, प्रत्युत 
नवीन ग्र थों की रचना कर संप्रदाय की साहित्यिक श्रीवृद्धि को। 
इनके ग्र'थ प्रौढ़, युक्तिपूण तथा विवेचना-मंडित हैं। मुख्य ग्रथों 
के नाम हें“-( १ ) अगु भाष्य--अंतिम डेढ़ अध्यायों की रचना 
से ग्रथ की पूर्ति की। (२) विद्वन्मंडन; ( ३) भक्तिहंस; (४) 
भक्ति निर्णय, (५) निबंध प्रकाश टीका, (६) सुबोधिनी- 
टिप्पणी ( ७ ) शृंगार-रस-मंडन । 


गोपीनाथजी संप्रदाय की गद्दी पर सं० १४८७ से लेकर सं० 
१६२० तक विराजमान रहे ।। तदनंतर उनकी सृत्यु के बाद 
१६२० विक्रमी में आचाय पद पर आरूढ़ होकर इन्होंने भ्रमण 
कर अपने मत का विपुत्न प्रचार किया। विशेषतः गुजरात में 
वल्लभ संप्रदाय के विशेष प्रचार का श्रय विट्ठ॒ल्ननाथ को ही है 
जिन्होंने इस काय के लिए छः बार गुजरात में यात्रा की तथा 


श्री वहल्लभ मत ३७५. 


भ्रमण किया । आज़ इस संप्रदाय में जो सेवापद्धति व्यवस्थित 
रूप से दृष्टिगोचर होती है उसका श्रेय गोसाइई जी को है। पुत्र- 
संपत्ति भी इनकी विशेष थी | इनके सात पुत्र हुए और इन सातों 
को भगवान्‌ के सात रूपों की सेवा तथा अचना का अधिकार देकर 
इन्होंने संप्रदाय के विस्तार तथा परिवधन की सुव्यवस्था कर दी । 
इनके नाम गहियों के साथ नीचे दिए जाते हैं-- 


पुत्र स्वरूप विराजने का स्थान 
( १ ) गिरिधर जी श्री मधुरेश जी कोटा 
(२) गोविंदराय जी श्री बिद्वल्ननाथ जी नाथद्वारा 
(३ ) बालकृष्ण जी श्री द्वारिकाधीश जी कांकरोली 
(४ ) गोकुलनाथ जी श्री गोकुलनाथ जी गोकुल 
(४ ) रघुनाथ जी श्री गोकुल्नचंद्रमा जी कामवन 
( ६ ) यदुनाथ जी श्री बालकऋष्ण जी सूरत 
(७ ) घनश्याम जी श्री मदनमोहन जी कामवन 


श्री गुसाई जी जहाँ घ्म के आचाये, मुगलशासन के न्‍्याया- 
धघोश तथा शाख्रों के प्रकांड विद्वान थे, वहाँ त्रजभाषा के महनीय 
उन्‍नायक भी थे | वजभमाषा की वतमान साहित्य सम्रद्धि का गौरव 
आप दोनों पितापुत्रों को देना चाहिए । वजभाषा उस समय तक 
असस्क्ृत तथा परिमाजन-विद्वीन, साहित्य क्षेत्र से बहिभूत भाषा 
थी; परंतु आपके ही निरंतर उद्योग तथा प्रोत्साहन के बल पर यह 
सवमान्य साहित्य से समृद्ध भाषा बनी। “अश्छापष' के कवियों _ 
में सूरदास, परमानंददास, कुंभनदास तथा कृष्णदास वल्लभाचाय॑ 
जी के शिष्य थे। नंददास, चतुभुजदास, छीत स्वामी तथा 
गोविददास श्री विद्चल्ननाथ जी के शिष्य थे । 


पुष्टिसंप्रदाय का सर्वमान्य ग्रंथ श्रीमद्भागवत है जिसे व्यास 
जी की समाधि भाषा का महनीय अभिधान प्राप्त हुआ है । पिता- 
पुत्र दोनों इसके ममज्ञ रसिक विद्वान थे। इन्होंने जिन जिन 
स्थानों पर भागवत का सप्ताह या पारायण किया वह संप्रदाय में 
बैठक” के नाम से विख्यात है। ऐसे बेठक आचाय जी के ८४ 
हैं तथा गोसाइ जी के २८ हें)। वह संप्रदाय काव्य, चित्रकत्ना 
आदि नाना लल्लित कल्ाओं के प्रोत्साहक तथा स्फूतिंदाता के 
रूप सें चिरस्मरणीय रहेगा । भगवान श्रीकृष्णुचंद्र की सेवापद्धति 
का जो विस्तृत तथा व्यवस्थित विधान इस संप्रदाय में पाया 
जाता है वह अन्यतञ्र दुलभ है। इस पद्धति के तीन अंश हैं-- 
सेवा, श्रृंगार तथा कीतन । समग्र वष नाना पर्वों तथा उत्सवों 
में बाँटा गया है ओर प्रत्येक उत्सव में भगवान्‌ का श्र गार किस 
प्रकार का होना चाहिए, उनके पूजन में क्या विशिष्टता होनी 
चाद्िए तथा नित्य पूजन में कब किस पद का कीतन करना 
चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन नाना ग्रंथों में किया जाता है तथा 
उसके अनुसार देनिक तथा वार्षिक पूजा बड़े ठाटबाढ तथा 
समारोह के साथ की जाती है | उदाहरणार्थ प्रबोधिनी एकादशी 
के दिन भगवान्‌ के मस्तक पर गले में तथा हाथों में नाना प्रकार 
के माणिकजटित भ्रूषण पहनाने का विधान दे | तथ्य यह है कि 
बाल्नगोपाल की यह पूजा इतने राजसी ठाट बाट से होती हैं, 
इतनी समृद्धि का उपभोग किया गया है, इतने कीतन तथा गायन 


१ इनके नाम तथा परिचय के लिए द्रष्टन्य “कांकरोल्ली का इतिहास 
द्वितीय भाग पु० ६५-७४ तथा पृ० १११-प५० ११३। 


श्री वल्लभ मत ३७७ 


की व्यवस्था की गई है" कि इसका सामान्य रूप भी अन्‍न्यत्र 
मिलना एकदम दठुलेभ है। 


( हे) 
सिद्धांत 
दार्शनिक जगत्‌ में श्रीवल्लमाचार्य जी का सिद्धांत 'शुद्धाददेत 
के नाम से प्रसिद्ध है। आचाये शंकर के अद्वेत से भिन्नता 
दिखलाने के लिए द्वी अद्वोत के साथ 'शुद्ध/ विशेषण दिया गया 
है। अद्व त मत में मायशबल्तित ब्रह्म जगत्‌ का कारण माना 
जाता है, परंतु इस मत में माया से अल़िप्त, माया संबंध से 
विरहित, अतएव नितांत शुद्ध त्रद्म जगतू का कारण माना जाता 
हैः । ब्रह्म ही इस विश्व में एकमात्र सत्ता है जिसके परिणामरूप 
होने से जगत्‌ तथा जीव को भो सच्चा है। इसीलिए इसकी 
दाशनिक दृष्टि शुद्धाह्न तः की नितांत यथार्थ है। क्‍ 
शंकराचाय उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म के द्विविध रूप 
स्वीकार करते हैं| एक तो है नामरूप-उपाधिविशिष्ट सगुण बअद्य 
तथा दूसरा रूप दे उपाधिरदित निगुण त्रह्म । इन दोनों में शंकर 
निगुण ब्रह्म की ही श्र प्ठता मानते हैं. तथा सगुण ब्रह्म को माया- 
शर्बालत मानकर उसकी हीनता स्वीकार करते हैं, परंतु 
न न न 
१ द्रष्टव्य श्री द्वारकाधीश की सेवा-शंगार प्रणात्वीः तथा गहकीतैन 
प्रणात्षिका,? प्रकाशक श्री विद्याविमाग; कांकगेल्ी सं० १६६४ | 
२ मायासम्बन्धरहिंतं शुद्धमित्युच्यते बुचेः। 
कायकारण्‌रूप॑ हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ || २८ 
--शुद्धाद्नेत मातंणड 





बल्लभाचाय की सम्मति में त्रह्म के दोनों ही रूप सत्य हैं । पर- 
ब्रह्म विरुद्ध धर्मों का आश्रय रहता है। वह एक द्वी समय 
निगुंण भी रहता है तथा सगुण भी । निधेसक प्राकृत शुणणों से 
बविरदह्दित होते हुए भी सघमंक अर्थात्‌ दिव्यधर्मों से युक्त होता 
है। वह है “अणोरणीयान”ः तथा 'महतो महीयान!। वह 
क्ररकर्मो का कर्ता होने पर भी द्यारहित नहीं हे, प्रत्युत घनीभूत 
सेन्धववत्‌ बाह्याभ्यंतर सदा एकरस रहता है। इसी कारण वह 
कतुम्‌ अकतुम तया अन्यथा कतुम्‌ अर्थात्‌ सबभाव धारण में 
समथ होता है । ब्रह्म अविक्रत होते हुए भी भक्तों पर ऋषा के 
द्वारा परिणासमशीज्ञ होता है। ब्रह्म के इस दह्विविध रूप पर 
आचाय का विशेष आग्रह है-- 


निर्दोष-पूर्-गुणविग्रह आव्मतन्त्रो 

निश्चेतनाव्मक शरीरगुणेश्व हीनः | 
आनन्दमात्र-कर-पाद-सुखोदरादिः 

सवत्र च त्रिविध-मेद-विवर्जितात्मा । ( निबन्ध ) 


श्री ऋष्ण ही यह परत्रह्म हे। उनका शरीर सब्चिदानंद्मय 

है। जब वह अपनी अनंत शक्तियों के द्वारा अपनी आत्मा में 

आंतर रमश किया करता है तब वह “आत्माराम? कहलाता है। 

जब बाह्य रमण की इच्छा से वह अपनी शक्तियों की बाह्य अभि- . 

व्यक्ति करता है तब वह कहलाता है 'पुरुषोत्तम', | इस रूप में 
आनंद;की चरम अभिव्यक्ति के कारण वह आनंदमय” 'अगशि- 

तानंदः तथा 'परमानंद स्वरूप” कहलाता है। यही आनंद धर्मों 

वाला उनका बाह्य प्रकटरूप “पुरुषोत्तम” नाम से अभिद्दित किया 

जाता है। वल्लमाचाय ने इस परात्पर पुरुष का पुरुषोत्तम! 

नाम गीता के आधार पर दिया है, क्योंकि गीता की दृष्टि में 


श्री वल्ल्लडम मत ह ३८८१ 


ब्रह्म की ही उपलब्धि होती है । पुरुषोत्तम की उपत्नव्धि के अधि- 
कारी भक्तिमार्गीय ही उपासक होते हैं। इसीलिए आचाय का 
भक्ति की उपादेयता पर इतना आग्रह है? । 


जीव -जब भगवान्‌ को रमण करने की इच्छा उत्पन्न होती 
है, तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहदित कर . 
स्वयं जीवरूप ग्रहण करता है | इस व्यापार सें भगवान की केवल 
इच्छा ही प्रधान कारण है--माया का संबंध तनिक भो नहीं 
रहता। ऐश्वय के तिरोधान से जीव में दीनता उत्पन्न होती है, 
यश के तिरोधान से सबहीनता, श्री के तिरोधान से वह समस्त 
 आपत्तियों का भाजन बनता है ओर ज्ञान के तिरोधान से देहात्म- 
बुद्धिका बह पात्र बनता है। आनंद अंश का तिरोभाव प्रथमतः 
ही संपन्न होता है जब ईश जीवभाब को प्राप्त करता है ।* ब्रह्म 
से जीव का आविभाव उसी प्रकार द्वोता है जेसे अप्नि से स्फुलिंगों 
का। आविभूत जीव नित्य द्वोता है। यह 'व्युश्वरण” कहलाता 
है जो उत्पक्ति से स्वथा भिन्न होता है | व्युचरण होने पर भी 
जीव की निध्यता में कथमपि हास नहीं होता । जीव ज्ञाता, ज्ञान 
रूप तथा अर॒गु होता दै। सबिदानंद भगवान्‌ के अविकृत सदंश 
से जड का निग्गमन द्ोता है तथा अविकृत चिदंश से जीव का 
आविर्भाव | जीव के निगंमन काल में केवल्न आनंद अंश का तिरो 


१ पुरुष: स पर पाथ! ( गीता ८२२ ) इत्यनेन अक्षरात्‌ परस्य 
स्वस्थ अक्त्येकब्नम्यत्वमुक्तम्‌ । तेन ज्ञान-मार्गीयाणां न पुरुषोत्तमप्राप्ति- 
रिति सिद्धम। 

-अगशु भाष्य २।३।३३ 

२ पराभिध्यानात्‌ त्र० सू० ३।२।५ का अगुभाष्य देखिए | 


भाव रहता है, परंतु जड़ के निगमन काल में चित्‌ तथा आनंद 
उसय अंशों का तिरोधान रहता है। इस वेशिष्य पर ध्यान 
देना आवश्यक है |" 
जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप को लेकर वेदांत संप्रदाय में 
महान मतभेद है। ब्रह्मसुत्र इस विषय में कहता है--अंशो 
नाना-व्यपदेशात्‌ू ( २३।४३ ) इस “अंश” शब्द की व्याख्या 
टीकाकारों ने नाना प्रकार से की है। शंकराचाय ब्रह्म को 
निष्कल तथा निरवयव बतलानेवाले डपनिषद्वाक्यों को 
प्रमाण मानकर ब्रह्म का अंश होना असंभव मानते हैं और 
'अंश” को “अंश इच? के अथ में प्रहण करते है। “यथाग्ने: कछुद्रा 
विस्फुलिंगा:ः इस उपनिषद्‌-वाक्य तथा पूर्वोक्त ब्रह्मसूत्र के प्रमाण ' 
पर वल्लभ जीव को ब्रह्म का वास्तव अंश मानने हैं | इसकी युक्ति 
का भी निर्देश अगुभाष्य में किया गया है? । 
जीव अनेक प्रकार का होता दे--( १) शुद्ध (२) मुक्त 
( ३ ) संसारी । ऊपर कहा गया है कि निर्गंभनन के समय आनंद 
अंश का तिरोधान होने पर अविद्या के साथ संबंध दो जाता है। 
उससे पूव जींव शुद्ध कहलाता है। अविद्या के साथ संसग होने 
पर जीव संसारी नाम से पुकारा जाता है। यह जीव भी दो 
१ प्रमेयरत्नाणव पृ० ७-६ 
२ बिस्फुलिंगा इंवाग्नेहि जड़जीवा विनिगताः। 
संबतः पाणिपादान्तात्‌ सबतो उन्चिशिरोमुखात्‌ ॥ 
निरिन्द्रियात्‌ स्वरूपेण ताहशादिति निश्चयः 
सदंशेन जड़ाः पूव चिदंशेनेतरे अपि। 
अन्यधर्मतिरोभावा मूलेच्छातो स्वतन्त्रिणः ॥ 
२)३।४३ का अशुभाष्य । 


श्री बल्लभ मत रेप्य३े 


श्रकार का होता है--दैव तथा आसुर | मुक्त-जीबों में कोई तो 
जीवन मुक्त होते हैं और कुछ केवल-मुक्त । जब संसारी दशा 
में पुष्टि मांगे के सेवा से भगवान की स्वाभाविकी दया जीवों पर 
होती है तब उनमें तिरोहित आनंद का अंश पुनः प्रादुभूत होता 
है| अतः मुक्त दशा में जीव आनंद अंश को प्रकटित कर स्वयं 
सब्िदानंद बन जाता है ओऔर भगवान्‌ से असेद प्राप्त कर 


खेता है । 

जगत्‌--वल्लमाचाय अविकृृत परिणामवाद्‌ के. सिद्धांत को 
मानते हैं। निगु ण॒ सचिदानंद त्रह्म ही अविक्ृत भाव से जगदू- 
रूप में परिशत दो जाता है। लोक में भी यही बात देखी जाती 
है। कुंडल आदि रूपों में परिणत-होने पर भी जिस प्रकार सोने 
में विकार उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार जगद्रूप से परिणत होने 
पर भी ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता! 
आचाय जगत्‌ की उत्पत्ति तथा विनाश नहीं मानते। प्रत्युत 
आविर्भाव तथा तिरोभाव मानते हैं। अनुभावयोग्यता होना ही 
आविर्भाव है तथा अनुभावयोग्य न होना ही तिरोभाव का 
लक्षण है। ईश्वर की इच्छा से ही यह रृष्टि आविभूत होती है । 
बल्लमाचाय जगत्‌ ओर संसार में खूच्म भेद मानते हैं। भगवान 
के सदंश से प्रादुभूत पदार्थ जगत्‌ है परंतु अविद्या के कारण 
जीव के द्वारा ही कल्पित ममतारूप पदार्थ संसार है। अविद्या 
की सत्ता होने पर संसार है जो ज्ञान के उदय होने पर स्वयं नष्ट 
हो जाता है। परंतु जगत्‌ जीव तथा ईश्वर के समान द्वी नित्य 
पदार्थ है। 
पुश्मिर्य 

अब आचाय के साधन-पक्त की ओर दृष्टिपात करना 
आवश्यक है | 'पुष्टि' ही शब्द का अर्थ है भगवान का अनुप्रद्द 


( पोषणं तदनुप्रह:--भागवत्‌ २।१०)। आचाय ने प्राणियों के 
अनुसरण के लिये तीन मार्ग कहे हें--( १ ) पुष्टिमाग (२) 
प्रवाह-माग ( ३ ) मर्यादा-माग । भक्ति-माग ही पुष्टिमाग है 
जो सर्वोत्तम है। केवल वेद-प्रतिपादित कम और ज्ञान के संपादन 
का मार्ग भर्यादा-मार्ग है। संसार के प्रवाह में पड़कर लौकिक 
सुख और भोग के लिये प्रयत्न करते रहना प्रवाह-माग है। अंतिम 
माग तो संसारी जीवों के निमित्त होने से त्याज्य दी है परंतु 
प्रथम दो मार्गों में भो नितांत भेद है। मर्योदा-माग बेदिक है 
जो अक्षर-ब्रह्म की वाणी से उत्पन्न हुआ है | परंतु पुष्टि-मागं 
साज्ञात-पुरुषोत्तम के शरीर से निकला हुआ है। मर्यादा-मार्ग 
का साधक ज्ञान के द्वारा साथुज्य-मुक्ति को ही अपना ध्येय 
मानता है। परंतु पुष्टिमाग का उपासक आत्म-समपंण तथा 
रसात्मिका प्रीति की सहायता से आनंद-धाम भगवान के 
अधरामत के पान को ही अपनी उपासना का फल्न मानता है। 
पुष्टिमार्ग की यही विज्कक्षणता है कि यह केवल भगवान के एक- 
मात्र अनुग्रह से ही साध्य द्ोता है । 

भक्ति भी इसी कारण दो प्रकार की होती है। मर्यादा 
भक्ति में फल की अपेक्षा बनी रहती है। परंतु पुष्टि भक्ति 
फल की आकांक्षा से रहित रहती है। यदि प्रथम का लक्ष्य 
है सायुज्य की प्राप्ति, तो दूसरे का फल है अभेद-बोधन। 
वल्लभाचाय का यह आग्रह है कि वे, जाति तथा देश आदि 
के भेदों से रहित होने के कारण पुष्टि-मार्ग ह्वी इस कल्ति-काल के 
जीवों के लिये एकमात्र सुलभ या सुगम मांगे है। पुष्टि-मार्ग भी 
अन्य कृष्ण-भक्ति-प्रधान मार्गों के समान श्रीमद्भागवत्‌ की 
महती देन है । इसी लिये उपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मसूत्र के 
समान ही श्रीमद्भागवत भी 'प्रस्थान चतुष्टयी” में गिना जाता 


श्री वल्लभ मत इ्प्प्‌ 


है । यह व्यास जी की समाधि-काल में उद्बुद्ध बाणी हे (तमाधि 
भाषा व्यासस्य )। इसी लिये आचाय के गंथों में अर्यु भाष्य की 
अपेक्षा सुबोधिनी का कहीं अधिक आदर है-- 


नाश्नितो वछमाधीशो न च इृष्टा सुबोधिनी | 
नाराधि राधिकानाथो ब्रथा तज-जन्म भूतले ॥ 


कै 
“+-88:-- 


(०४) 
पुष्टिसक्ति का स्वरुप 


श्री वल्लभाचाय ने भक्ति का दो प्रकार बतलाया है--( १ ) 
मर्यादा - भक्ति, तथा (२) पुष्टि-मक्ति । जो भक्ति साधनों के 
सापेक्ष, भजन, पूजन आदि साधनों की सद्दायता से जिसकी 
उपलब्धि होती है वह तो मर्यादा-भक्ति कहलाती है, परंतु जो 
साधननिरपेक्ष होकर भगवान्‌ के अनुप्रहमात्र से स्वतः प्रादु्भाव 
पाती है, जिसमें जीवों पर स्वयं दया करके भगवान्‌ अपने 
अनुप्रह की अभिव्यक्ति करते हैं, बह पुषश्टिभक्ति अथवा रागात्मिका 
भक्ति कहलाती है। जेसे भगवान्‌ अनंत हैं, बैंसे ही उनके गुण 
ऐश्वर्यादि भाव भी अनंत हैं । वह लीलापुरुषोत्तम अपनी लीला 
के हेतु ही इस सृष्टि का सजन करता है तथा स्वयं अवतार 
लेकर नाना प्रकार की ललित क्रीड़ायें किया करता है। लीला को 
छोड़कर इस ज्रह्मांड के आविर्भाव का कोई भी अन्य प्रयोजन 
नहीं। परंतु लीला किसे कहते हैं ? वल्लभाचाय ने इसकी सुद्र 
व्याख्या भागवत तृतीय स्कंघध की सुबोधिनी में की है। उनका 

र्र 


कथन है*--लीला विज्ञास की इच्छा का नाम है। काय के विना 
ही यह केवल व्यापारमात्र ई_होता है अर्थात्‌ इस कृति के द्वारा 
बाहर कोई भी काय उत्पन्न नहीं किया जाता। उत्पन्न किए गए 
कार्य में किसी प्रकार का अभिपम्राय नहीं रहता । कोई कार्य 
उत्पन्न दो गया, तो होता रहे । इसमें न तो कर्ता का कोई उद्द श्य 
रहता है; न कर्ता में किसी प्रकार का प्रयास ही उत्पन्न होता है। 
ज्ञीज्ञा की अभिव्यक्ति अंतःकरण में पूण आनंद के उदय को 
सूचित करती है। उसी के उल्लास से कार्योत्पत्ति के समान कोई 
क्रिया उत्पन्न होती हे | यही भगवान्‌ की लीला है। 
सर्ग-विसर्ग आदि जिस प्रकार भगवान्‌ पुरुषोत्तम की लीलाएँ 
हैं, उसी प्रकार भक्ति, अनुग्रह या पुष्टि भी भगवान्‌ की लीला 
है। भर्यादा-माग में भगवान्‌ साधन-परतंत्र रहता है, स्वतंत्र नहीं 
क्योंकि इस मार्ग में भगवान्‌ को अपनी बँधी हुई मर्यादाओं की 
रक्षा करता अभीष्ठट होता है । पुष्टि-मार्ग में वह किसी साधन का 
परतंत्र न होकर स्वयं स्वतंत्र होता है। अनुम॒ह भी भगवान की 
नित्यलीला का अन्यतम विज्ञास है। भागवत तथा गीता दोनों 
अंथों में इस उस्यविध सार्गों का विवरण है । 


अनुग्रह की दशा में जीव की स्थिति कैसी रहती है ? तब 


आनंदस्वरूप भगवान्‌ प्रकट होकर जीव को अपने स्वरूप-बल 
से ही अपने किसी भो प्रकार के संबंधमात्र से स्वरूप दान करते 





१ लीला नाम विलासेच्छा । कार्यव्यतिरेकेश कृतिमात्रम्‌ | न तया 
कृत्या बहिंः कार्य जन्यते। जनितमपि कारय नामिप्रेतम्‌। नापि कतरि 
प्रयास॑ जनयति । किन्तु अन्तःकरणे पूर्ण आनन्दे तदुल्लासेन कार्यजनन- 
सहशी क्रिया काचिदुलयते । 

“-सुनोधिनी ( भागवत, तृतीयस्कंष ) 


श्री वलल्‍्लभ मत ३८८७ 


हैं अर्थात्‌ जीब के देह, इन्द्रिय तथा अंतः करण में अपने आनंद 
का स्थापन कर उसे अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं । यही जीच 
की मुक्ति है अर्थात्‌ अन्यथामाव को छोड़ कर स्वरूप से, आनंद 
रूप से, अवस्थान होना ही मुक्ति है।' इस्र प्रकार जीव को 
शरानदमय बना देना ही प्रभु की प्रकृति, प्रकृष्ट कृति या स्वभाव 
है। गीता के अनुसार भगवान्‌ इसी प्रकृति को स्वीकार कर 
प्रकट होते हें--प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ( गीता 
४2 अ०, ह%ो० ६ ) 
भगवान्‌ के अनुग्रह की महिमा बतलाते हुए वल्लभाचाय॑ 
श्रीमद्भागवत के सिद्धांत को स्वीकार कर कहते हें कि जीवमात्र 
को निरपेत्ष मुक्ति दान करने के लिए ही भगवान्‌ का प्रादर्भीव 
है। भगवान्‌ सवश्वर्ण-संपन्न, अपराधीन, कर्मछालादिकों के 
नियामक तथा सवनिरपेक्ष हैं । ऐसी दशा में अवतार लेने का 
प्रयोजन ही क्या ? दुष्ट-दल्लन तथा सब्जन - रक्षण का काय तो 
अन्य साधनों से भी सिद्ध हो सकता है, दब उनके अबतार का 
प्रयोजन क्या ? सानर्वां को साधन-निरपेक्ष मुक्ति का दान ही 
भगवत्पाकख्य का जागरूक प्रयोजन है अर्थात्‌ साधक के बिना किसी 
साधना की अपेक्षा रखते हुए भी मगवान्‌ स्वतः अपने लीला- 
विज्ञास से, अपने अनुग्रह से, उसे स्वरूपापत्तिरूपी मुक्ति प्रदान 
करते हैं द 
नणां निःश्र यसाथाय व्यक्तिभंगवतो भ्रुवि। 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः ||-भाग० १०।२९|१४ 


७७७४७७७॥७॥७॥७॥७॥७७७/७/"श//७एश/श"/शशशआआश७॥/श/शशआआशआा७आ७७७७७७७७७७७७७७७७॥//"शश॥/शश/७४७७७७७७॥७॥७॥शश"न""ए७७७७७0७/७७//एशएशश७शशशआाशशाााभााााााााा सकल कल तल लत ल'ुभ!_ज आलल सनकी करलकशलवी की बदली पक लकी. 


१ मुक्तिहित्वाइन्यथा भावं स्वरूपेश व्यवस्थितिः | “-भांग० 
२ अतः स्वपरप्रयोजनाभावात्‌ यदि साधन-निरपेक्षां मुक्ति न 
प्रवच्छेत्‌, तदा व्यक्तिः प्रादुर्भावः प्रयोजनरहितैव स्वात्‌ू । --सुवोधिनी 


पुष्टिमाग की पृष्टिभक्ति का यही प्रकरृत यथाथरूप है । 

आाचाये वल्लम ने भक्तिशात्र के ऊपर कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं 
लिखा है, परन्तु प्रकीण ग्रंथों में भक्ति के रूप तथा प्रकार का 
वर्णन बड़ी सुंदरता के साथ किया है। भक्ति के सामान्य लक्षण 
में ईश्वर के प्रति सुदृढ़ तथा उत्कट प्रेम के साथ साथ वल्लभाचार्ण 
जी ने ईश्वर की महत्ता के निरन्तर ज्ञान और ध्यान पर भी 
आग्रह रक्खा है" । वल्लभ को नवधा भक्ति मान्य है, परन्तु 
यह साधन भक्ति है जिसकी उपादेयता मर्यौदामार्गीय जीव के 
ही लिए मान्य है। पुष्टिमार्गीय जीवों की रृष्टि केवल भगवान्‌ 
की स्वरूप-सेवा के ही लिए है, क्‍योंकि पुष्टिमार्गीय जीव के लिए 
भगवान्‌ का अनुग्रह द्वी समग्रकार्यों का नियासक होता है। भग- 
वान्‌ के अनुग्रदद के बिना रागानुगा भक्ति का अआविर्भाव ही 
असम्भव है। शअतः जीव का यही परम कतेव्य है कि भगवान्‌ 
के अनुम्रह की सिद्धि के लिए उनकी सेवा एकांवनिष्ठा तथा शुद्ध 
अनुराग के साथ करे । भागवत के अनुसार ऐसा कोई भाव नहीं 
है जिसका आश्रय लेकर भगवान्‌ की कृपा का सम्पादन नहीं 
किया जा सकता। मगवान्‌ का संतत निरंतर ध्यान तथा निष्ठा 
ही मुख्य वस्तु है और इस निष्ठा के उत्पादन के लिए अनेक भावों 
का आश्रय लिया जा सकता है। “जो कोई भगवान्‌ में 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य अथवा सौहाद भाव रखता है 
वह भगवान्‌ का ही रूप बन जाता है”--भागवत की इस 





१ मादात्म्यज्ञानपूबस्तु सुहदः सवंतोडघिकः । 
स्‍्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिन चान्यथा ॥ 
“-तत््वदीपनिबन्ध, शास्राथप्रकरण श्लोक० ४६ 


श्री वल्लभ मत इ८६्‌ 


उक्ति) की समीक्षा में आचार ने कहा है कि काम स्त्री भाव में, 
क्रोध शत्रु भाव में, भय वधिक भाव में, स्नेह सम्बन्धियों में, ऐक्य 
ज्ञान दशा में, तथा सौहाद सौख्य भाव में विद्यमान रहता है; परंतु 
भावों का यह परिगणन उपलक्षणमात्र है । जिस किसी भावसे हो, 
भगवान का भजन ही जीव का एकमात्र धर्म है। ऐहिक तथा 
तथा आमुष्मिक कामना की भावना से विरहित जीव को भगवश्चरण 
में अपने को अर्णण कर भगवान्‌ की अनुकंपा पर अपने को छोड़ 
देना चाहिए। सवंसमथ भगवान्‌ उचित फल का संपादन अब- 
श्य करेंगे; इसकी सामान्य भी चिता करने की आवश्यकता नहीं 
होती । भक्तों का तो एकमात्र पुष्टिमार्गीय उपदेश है आचाय 
चरण का-पूर्ण निष्ठा से भगवान्‌ का सबेथा तथा स्वेदा भज्ञन । 


सवंदा सवभावेन भजनीयो व्रज्ाथिप: | 
स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्‍्यः क्रापि कदाचन ॥# 
--चतुः श्लोको, श्लोक १ 


सेवा तीन प्रकार की होती है*--( १ ) तचुजञा--अपने शरीर 
से; भगवान्‌ के निभित्त ही अपने शरीर तथा उसके व्यापारों का 
एकनिष्ठा से समपण। (२) वित्तजा--अपने धन से तथा 
संपत्ति से । ( ३ ) मानसी--मन के द्वारा भगवान्‌ की सेवा | 





१ काम क्रोध भयं स्नेहमेक्यं सौह्ृदमेव च । 
नित्यं इरो विदघतो यान्ति तन्‍्मयतां हि ते ॥ 
“>माग० १०।२६॥।१५४ 
२ चेतस्तत्पवणं सेवा ततूसिद्धयों तनुवित्तजा। 
ततः संसारदुःखत्य.. निवृत्तित्रह्मत्रोषनम ॥२॥ 
“--सिद्;ांत मुक्तावल्ली 


३६० भागवत संप्रदाय 


मानसी सेवा सवश्रेष्ठ तथा एकांत उपयोगिनी बतल्लाई गई है* 
क्योंकि मानस-निरोध के द्वारा ही यह सेवा साध्य होती है। 
अतः सच्चे भक्त का यही परम कतव्य है कि वह इन त्रिविध 
सेवाओं के द्वारा भगवान्‌ को उपासना में दत्तचित्त होकर रहे। 
वल्लभाचाय के अनुसार भगवदनुगप्रह की सिद्धि के लिए भक्त 
के हृदय में उत्कट प्रंम की सत्ता निवांत आवश्यक है। मगवान 
से मिलने के लिए आतुरता तथा उसके वियाग में नितांत व्या- 
कुत्ता का हाना मकतट हृदय की विशिष्ट घटना है जिससे भगवान 
की नंसर्गिकी कृपा साधकों के ऊपर होती है । इसीलिए आचाय 
श्रीकृषण के विरह में नंदजी, यशोदाजी तथा गोपियों के 
हृदय में उत्पन्न होनेवाले दुःख की कामना करते हैं ।* प्रेम के 
परिपाक में इस विरह कै गोरव से साधक परिचित हैं और इसी 
विरह-भावता को पुष्टि के लिए संन्यास तथा ग्रहत्याग की आवश्य- 
कता द्वावी है। बल्लमाचाय का स्पष्ट कथन है कि विरद के अनु- 
भव के लिए गृहत्याग उत्तम होता है ओर इस दशा में ऐसा वेष 
धारण उचित होता है जो अपने बंधनरूप स्त्री पुत्रादिकों से निवृत्ति 
का सृचक हो | आचाय जी ने प्रेम की तीन अवस्थाओं का 


१ कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता। 
--वही, छोक १ 
२ यज्च दुःख यशोदाया .नन्‍्दादीनां च गोकुले। 
गोपिकानां च यद्‌ दुःख॑ तद्‌ दुःख स्थान्मम क्चित्‌ ॥ 
“निरोधलद्ण 
३ विरहानुभवाथ तु परित्याग: सुखावहः 
स्वीयभन्धनिबृत्यथ वेषः सोड्च न चान्यथा | 
--संन्‍्यासनिण य, हछोक ७। 


श्री वल्लम मत ३६१५ 


वबणन किया है-स्नेह, आसक्ति ओर व्यसन। ये तीनों ही 
भावनाय भगवान्‌ के प्रति हमारी भक्ति के दृढीकरण तथा निरंतर 
पुष्टि के निमित्त ही आवश्यक मानी गई हैें। भगवान्‌ में जब 
भक्त का स्नेह होता है, तब संसार के विषयों में होनेबाज्ते राग 
का नाश हो जाता है। जब स्लेंह आसक्त के रूप में परिणत हो 
जाता है तब घरबार के कामों से अरुचि उत्पन्न हो जाती है, 
क्योंकि अब साधक के लिए. ग्रह, दारा आदि पदाथ बाधक प्रतीत 
होने लगते हैं। व्यसन से तात्पय है भगवान में निरंतर अनायास 
प्रसभाव से जिसकी प्राप्ति होने पर जीव ऊताथ हो जाता है। 
इस प्रकार स्नह को आसक्ति के अनंतर व्यसन में परिणत होने 
पर जीव की कृतकायता संपन्न हो जाती है।" आचायचरण का 
यह मनोवशज्ञानिक विश्लेषण बड़ा ही मार्मिक तथा अंतरग साधना 
का सूचक है । 

श्री वल्लभावचाय जी भगवान श्री ऋष्ण के बाल्षर्प के उपासक 
थे ओर इसीलिए उन्होंने वाव्सल्य भक्ति का ही प्रथमत: प्रचार 
किया। उन्होंने स्वस्थापित श्री गोवधननाथ के मंदिर में भमगवान 
की पूजा - अचो की व्यवस्था तथा सेवा का विधान अपने पूष 
निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार ही किया और आज भी वल्लममत 

से संबद्ध मंदिरों में बालगोपाल की पूजा अक्लुएण भाव से 


१ व्यावृत्तो डपि हरो चित्त श्रणादी यतेत्‌ सदा। 
ततः प्रेम तथासक्तिव्यसनं च तथा भवेत्‌ ॥३ 
स्तेहाद्‌ रागविनाशः स्थादासकृत्या स्थाद्‌ ग्रहारुचि: ।४ 
गृहस्थानां बाघकत्वमनात्मत्वं च भासते | 
यदा स्याद्‌ व्यसन कृष्णे क्ृताथः स्वात्तदैव हि ॥५ 
“--भक्तिवधिनी 


प्रचलित है। परंतु गोरवामी विद्चलनाथ जी ने अपने समय में 
किशोर कृष्ण की युगल लीज्ञाओं तथा युगल स्वरूप की उपासना- 
विधि का भी समावेश पीछे से सांप्रदायिक भक्तिपद्धति में कर 
दिया। कुछ लोग इस प्रकार की मधुर भाव की भक्ति का समा- 
वेश चैतन्य महाप्रश्ु के अनुयायी बेष्णवों के संपक का सद्यः फल 
मानते हैं?, परंतु अनेकों के मत में इस भावना का उदय स्वतः 
संप्रदाय में हुआ और इसके लिए यह किसी अन्य संप्रदाय का 
ऋणगणी नहीं है। ईस प्रश्न की मीमांसा के लिए तत्कालीन कृष्णा- 
श्रयी संप्रदायों के परस्पर संबंध की गहरी छानबीन अपेक्षित है| 
जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चित प्रतीत होता है कि गोसाईं 
विट्ठज्ननाथ जी ने मधुर भावना की उपासना का प्रचार किया 
जिसका शास्त्रीय वर्णन उन्होंने अपने वंगारमंडन” में किया है। 
राधा की उपासना का समावेश भी इस्री युग की घटना है, 
क्योंकि बिट्ठल्लननाथ जी के राघा की स्तुति में 'स्वामिन्यष्टक' तथा 
ध्वामिनी स्तोन्र' नामक दो स्तोत्रग्रंथों की रचना की है। श्री 
बल्लभाचाय जी के प्ंथों में श्री राधा के इतने स्पष्ट उल्लेख का 
प्रायः अभाव सा दृष्टिगोचर होता दे । 


गौडीय वंष्णवों के विपरीत वल्लभ संप्रदाय में राधा परकीया 
न होकर स्वकीया ही मानी जाती हैं। गोपियों के नाम, धाम 
तथा प्रकार आदि का भी विवेचन इस मांग में बड़ी ही 
मार्मिकता से 'सुबोधिनी? में किया गया है । 

अन्य वेष्णवमतों के अनुरूप प्रपत्तिया शरणागति ही इस्र 
संप्रदाय में भी नितांत उपादेय तत्त्व दे | भक्ति तथा प्रपत्ति में स्पष्ट 
पार्थक्य है। भक्ति में साधनों की अपेज्ञा रहती है, परंतु भ्रपत्ति 





१ गुप्त-अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय पृ० ५२६-५२८ 


श्री बल्लभ मत ३६३ 


में साधनों की कथमपि आवश्यकता नहीं होती । इसमें साधना- 
नुष्ठान का स्वीकार नहीं है; केवल भगवान्‌ का ही स्वीकार है। 
इसका अर्थ नहीं कि भजन पूजन आदि का निषेध है, परंतु ये 
कार्य आवश्यक, अवश्यमेव करणीय, नहीं हें । प्रपत्ति भी द्विविध 
प्रकार की मानी गईं है--( १) मर्यादिकी प्रपत्ति ओर (२) 
पुष्टिसार्गीय प्रपत्ति | मर्यादिकी प्रपत्ति में साधक के द्वारा कम 
का अनुष्ठान सबधा आवश्यक होता है, परंतु पृष्टिमार्गीय 
प्रपत्ति में भगवान्‌ का पूर्ण आश्रय, पक्का सहारा रहता है; कम का 
अनुष्ठान रंचकमात्र भी करना नहीं पड़ता । द्विविध भेद की 
पुष्टिमार्गीय व्याख्या श्रीवेष्णबों में भी ठीक इसी प्रकार है। 
तथ्य यह है कि शुद्ध प्रपत्ति कम की अपेक्षा नहीं रखती | यह 
तो साधक की वह मानसिक दशा है जिसमें वह भगवान्‌ को 
छोड़ कर किस्ती अन्य को अपना आश्रय नहीं मानता और 
भगवान्‌ के पादारबिंद में अपने को सर्वात्मना समपंण के 
अतिरिक्त कुछ नहीं जानता । सर्वात्मना सबंधा सवंदा समपंण 
ही पुष्टिमार्गीय प्रपत्ति का स्वरूप है । 


पृष्टिमागं--आवश्यकता तथा विशिष्टता 


यह संसार विपत्तियों का आगार है । चारों ओर से विपत्तियाँ 
आकार हमें थपेड़ा मार रही हैं। जिधर दृष्टि डालिये उधर ही 
हमारे लिये दुःख का सागर उमड़ रहा है। अतः सब आचारयाँ 
के सामने सब समय यही विकट प्रश्न उपस्थित होता आया है 
कि इस जगत्‌ के त्रिविध दु:खों से सदा के लिये ( आत्यंतिकी ) 
निवृत्ति किस प्रकार होगी । कोन ऐसा सुगम उपाय है जो मानव 
जीवों को इन बंधनों से छुड़ाकर आनंद के मागपर ल्ञगा देगा। 


३६४ भागवत संप्रदाय 


प्राचीन आचार्यों ने ज्ञान, कमे तथा भक्ति के माग मुमुन्नुजञनों 
के लिये इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिये ही निर्दिष्ट किये 
हैं। वल्लभाचाय इन सार्गोकी उपयोगिताको मानते हैं, परंतु उनकी 
दृष्टि में इन साधनों का ठीक-ठीकू आचरण इस कक्षिकाल में 
नहीं हो सकता । महाप्रभ्भु ने अपने कृष्णाश्रय-स्तोत्र में इस कुटिल 
काल का बड़ा ही सजीज्ञा वर्सन किया है। समस्त देश म्त्षेच्छों 
के आक्रमणों से ध्वस्त हो गये हैं; गंगादि वीर्थों को पापियों ने 
घेर रक्खा है तथा उनके अधिष्ठातदेवता अंतधोन हो गये हें। 
ऐसे विपरीत समय में क्‍या ज्ञान की निष्ठा हो सकती है ? यज्ञ- 
यागादिकों का यथोचित अनुष्ठान हो सकता है ? अथवा भक्ति 
मार्ग का ही कया आचरण भल्ञी-भाँति हो सकता है ? कभी 
नहीं । यदि हो भी सकता है, तो केवल वेदाध्ययननिरत त्रिचरो 
के पुरुषों को ही दो सकता है | शुद्रों तथा स्लियों की मुक्ति मत्ना 
इन दुगम मार्गों के अनुसरण से कभी हो सकती है ? उनके लिये 
तो कोई सीधा राजमाग होता चाहिये ज्ञिस पर चल कर बे _ 
ल्ोग-निराश्रय तथा निःसहाय जन-इस संसार के समस्त बंधनों 
से अनायास ही मुक्त हो जाय । इन निराश्रयों का उद्धार सदा 
की भाँति आज भो एक विषम समस्या है। मह्दाप्रभु ने इन्हीं 
लोगों के कल्याण के लिये अपना पुष्टिमाग चताया। इस मांग 
में परत्रद्म श्रीकृष्ण भगवान" का अनुम्रह दह्वी एकमात्र साधन 


१ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परमसत्तारूप है। देखिये-- 
( क ) पर ब्रह्म तु कष्णो हि सचिदानन्दर्क बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 
( सिद्धान्तमुक्तावल्ली ) 
( ख ) कृष्णात्परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम्‌ ॥ १ ! 
( अन्तः/करणप्रचोध ) 


श्री वल्‍्लभ मत ३६५४ 


है । जो लोग प्रसिद्ध साधनत्रय के निष्पादन में अपने को 

समर्थ पाते हैं, उन्हें चाहिये कि अपनी समस्त वस्तुएँ, अपना 
सर्वस्व भगवान्‌ के चरणारविंदों में समपण कर दं। यदि पूर्ण 
भक्ति के साथ हम श्रीकृष्ण के पादपद्यों में अपने निराश्रय आत्मा 
को डाल दें, तो कया वह करुणावरुणालय हमारा उद्धार न 
करेगा ? क्‍या वह विश्वम्भर हमारा भरण-पोषण न करेगा ? 
क्या वह वजविहारी हमारे आत चित्त को अपनी मधुर वंशी 
की तान से आप्यायित न कर देगा? अवश्य करेगा, जरूर 
करेगा। परंतु हम में चाहिये उसके अनुग्रह में पूरा विश्वास, 
उसकी अलौकिक कृपा पर नितांत भरोसा । 


वल्लभ ने पुष्टिमार्ग की सर्यादामागंं से विशिष्टता स्पष्ट रूप 
में दिखलाई है। मयोदामागग में जीव फल के लिये अपने कर्मों के 
अधीन है। जैसा वद्द कम करेगा, बसा फल्ल भगवान्‌ 
उसे दंगे। “कर्मानुरूप फत्षम! मर्यादामाग का प्रसिद्ध सिद्धांत है 
परंतु पुष्टिसार्ग में कम की क्‍या आवश्यकता" ? मर्यादामाग में 
शाब्रविहित ज्ञानकर्स के आचरण से ही मुक्तिरूपी फल मिलता है 
परंतु पुष्टिमाग में ज्ञानकम की नितांत निरपेक्षता बनी रहती है* । 


१ फलदाने कर्मापेक्षः | कमंकारणोे प्रयत्रापेक्षः । प्रयत्न कामापेक्षः । 
कामे प्रवाह्मपेज्ञः । इति मर्यादारक्षाथ वेद॑ चकार | ततो 
ब्रन्चण न दोषगन्धो5पि । न चानीश्वरत्वम । मर्यादामार्गेस्य 
तथैव निर्माणात्‌ | यत्रान्यथा स पुष्टिमध्य इति | ( ब्रह्म सूत्र 
२।३॥। ४२ पर अगुभाष्य ) 

२ अत एव पुष्टिमाग5ज्ञोकृतस्य शानादिनेरपेक््यं मर्यादायामड्जी- 
कृतस्य तु तदपेन्नितत्वमत्र युक्तमेवेति भावः 

( ब्र० सू० ३ । ३। २६ पर अशुभाष्य ) 


३६६ भागवत संप्रदाय 


इसी कारण से सब निराश्रय दीन जीवों का एकमात्र मोक्ष 
साधन तथा उद्धारोपाय है--पुष्टिमागं, जिसमें भगवान्‌ अपने 
में कमंणा मनसा वाचा आत्मसमपणशील जीवों का प्रपंच से 
उद्धार अपनी दया के बल से कर देते हें" । अतः यह मार्ग सब 
जीवों के लिए--बर्ण, जाति, देश किसी भी भेदभाव के विना-- 
स्वेदा तथा सबंथा उपादेय है। यही इस माग की विशेषता 
है। मर्यादामाग से इस मार्ग की यही विशिष्टता है । 


ब्रह्मसंबंध का अनुष्ठान 


यह तो हुआ पुष्टिमार्गीय सिद्धांत, परंतु अब इस खिद्धांत को 
व्यवह्दार में किस प्रकार लाने की व्यवस्था आचाय-चरणों ने. 
बतलाई है ? उसका विचार करना भी समुचित है। इसे व्याव- 
हारिक रूप जिस विधि के द्वारा दिया जाता है उसका नाम इच्च 
संप्रदाय में है ब्रह्म-संबंध* । इस अनुष्ठान का विधान वल्लभाचाय 


१ पुष्टिमा्गोंडनुग्रहेकसाध्यः प्रमाणमार्गादिलक्षणः | 
( त्र० सू० ४ | ४६ पर अर० भा० ) 
२ इस संबंध में विशेष जानने के लिये देखिये श्री हरिराय जी 
कृत पुष्टिमार्गीय कारिकाएँ-प्रमेयरत्लाणुव पु० १८ | २४ नमूने 
के तौर पर एक कारिका नीचे दी जातो है- 
समस्तविषयत्याग: स्बंभावेन यत्र हि। 
समपण च देहादेः पुष्टिमाग: स कथ्यते ॥ 
३ ब्रह्मसम्बन्धकरणात्‌ सवंधां देहजीवयोः | 
सर्वृदोषनिदृत्तिहि, ,... .. . .... ,........ ॥ २ ॥ 
( सि० २० ) 


श्री वलल्‍्लम मत ३६७ 


जी को स्वयं भगवान्‌ ने बतल्ाया था; इसका उल्लेख हमें उनके 
सिद्धांतरहस्थ नामक स्तोत्र में € पहले खछोक में ) मिल्नता 
है। इस अनुष्ठान के द्वारा गुरु प्रत्येक शिष्य का भगवान्‌ के 
साथ संबंध करा देता है। मुमुक्नु शिष्य को ज्ञाननिरत तथा 
भागवत-तत्त्वज्ञ गुरु की खोज करनी चाहिये। अनुरूप गुरु को 
प्राप्ति हो जाने पर उसे अपना अभिप्राय बतलाना चाहिये। 
तब गुरू उसे सवप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हमारे शरण हैं 
अर्थ वाला “श्रीकृष्ण: शरणं मम! मंत्र बतलाते हैं। इसे 'शरण 
मंत्र! के नाम से पुकारते हैं। वल्लमाचाय जी ने नवरत्न में स्वयं 
इम मंत्र के विषय में कद्दा है-- 


तस्मात्‌ सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण: शरण मम | 
वददूमिरेव सतत स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ ९ ॥ 


इसके अनंतर वह गुरु शिष्य को भगवान्‌ के विग्रह् के पास 
ले जाता है, तुलती की माला देता है तथा दीक्षा-मंत्र का 
उपदेश करता है तथा शिष्य से उद्चारण कराता है। यह मंत्र 
नितरां गोप्य माना जाता है। इस मंत्र की आत्मनिवेद्नमंत्र 
के नाम से प्रसिद्धि है । इसमें भक्त अपनी समस्त वस्तुओं को, 
अपनी देह, इन्द्रिय, प्राण, अंतःकरण को उनके धर्मों के साथ 
अपनी आत्मा को भगवान्‌ को निवेदन कर देता है। यह 
मंत्र थों है-- 

सहख्रपरिवतव्सरमितकालजातकृष्णवियोगजनिततापकु शानन्दतिरो- 
भावो5ह॑ भगवते कृष्णाय. देहेन्द्रियप्राणान्‍्तःकरणानि तद्घर्माश्न 
दारागारपत्राप्तवित्तेद्यापाणि आत्मना सह समपयामि दासोडहं कृष्ण 
तवास्मि । 


श्ध्द भागवत संप्रदाय 


प्रसिद्धि है कि श्रीकृष्ण ने यह मंत्र आचायजी को स्वयं 
बतल्ाया था | इस मत्रो पदेश के अनंतर उस नवीन श्रद्धालु भक्त 
को गोपियों को अपना आदर्श मान कर अपना समपशनिरत 
जीवन बिताना चाहिये तथा भ्रगवान की पूजा-अर्चा ही में 
अपना कालयापन करना चाहिये | उसे अपने जीवन पर तनिक 
भी ममता नहीं, स्वतंत्रता नहीं। वह तो अब भगवान का 
दास बन गया | जीवन भी भगवान ही का है। उसके जितने 
कम हैं, चेष्टाएं हैं, मन-बचन-कर्म के जितने विधिध विधान 
हैं, वे सब श्रीकृष्ण को ही समंपंण किये जाते हैं | इस प्रकार बह 
सर्वोत्मना भगवान्‌ का दास बन कर अपनी ऐहिक लीला की 
समाप्ति के अनंतर भगवनुग्रह से गोल्लोक की विपुत्न शांति में जा 
विराजता है । 


पृष्टिमा्ग की प्राचीनता 


श्री भगवान्‌ के अनुग्रह को द्वी मुक्ति का एकमात्र साधन 
बतलाने का सिद्धांत आधुनिक नहीं हे । यह तो वेदकाल से चला 
आता है। यह उपनिषदों में यत्र तत्र सूत्ररूप से पाया जाता 
है। मुंडक उपनिषद्‌ ने आत्मा की उपलब्धि का कारण बतत्ञाते 
समय न तो प्रवचनत्र को कारण माना है, न मेधा को और न 
_बहुशास्रश्रवण को, प्रत्युत यही बतलाया है कि जिस पर उसकी 
कृपा होती है बही उसे प्राप्त कर सकता है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 

न मसेघधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवेष वृजुते तेन. लम्य- 

स्तस्येष आत्मा विवृशुत्ते तनूं स्वास ॥ 


श्री बल्लभ मत शे६ह६ 


कठोपनिषद्‌ में भी ( १।२२० ) 'तमक्रतुः पश्यति बीतशोको 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मान:” कहकर भगवान के प्रसाद से ही 
आत्मस्वरूप के दशन करने की बात कहीं गयी है। अतः 
भगवदलनुसह का यह सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है, वंदिक हे, परंतु 
आचायचरण ने इसे ही मुक्ति की मृलभिज्ञति मानकर अपना जो 
पुष्टिमाग चल्नाया उसमें श्रीमद्भागवत ही प्रधान कारण प्रतीत 
होता है। भागवत में बेदिक सिद्धांतों की ही तो बिस्तृत 
व्याख्या दहै। श्रुति में जो सूत्ररूप से है उसका भाष्य हमें 
भागवत में उपलब्ध होता है। भागवत में भगवदनुग्ह को बड़ा 
महत्त्व दिया गया है| ज्यों ही भक्त भगवान्‌ के संमुख होता है, 
भगवान दया करके उसके समस्त पातकों को जल्लाकर उसे 
अपना लेते हैं तथा दुःखों से मुक्ति की व्यवस्था कर देते हैं । 
वह तो भक्तवत्सल ठहरे | भागवत का कहना है कि भगवान्‌ 
कल्पतरु-से स्वभाववाले हें-- 
चित्र तवेहितमहो5मितयोगमाया- 
लीलाविसश्भुवनस्य विशारदस्य । 
सर्वा्मनः समदशो विषमः स्वभावों 
भक्तप्रियो यद्सि कल्पतरुस्वभावः || 


( भाग ० ८ | २३ | ०८) 


जो कार्मी भक्त हैं ओर भगवान्‌ से याचना करते हैं उन्हें तो 
वे उनका मुंह-माँगा फल् दे ही देते हैं, परंतु अनिच्छुक अकामी भक्तों 
को भी स्वयं अपना चरण-कमल प्रदान कर देते हैं, जिससे उन्तकी 
सब इच्छाएँ ही आप-से-आप समाप्त हो जाती हैं। भगवान्‌ की 
जीवों पर कृपालुता असीम द्ोती है-- 


५०० क्‍ भागवत संप्रदाय 


सत्य दिशत्यथितमर्थितो नृखां 
नेवाथदो यत्पुनरर्थता यतः | 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छुता- 
मिच्छापिधानं निजपादपलवम ॥ 
.. ( साग० ५। ११। २७ ) 


आत्मनिवेदन की विशिष्टता 


भक्ति के द्वारा ही भगवान्‌ का अनुग्रह हमें प्राप्त हो सकता 
_ है। बिना भक्ति के ज्ञान और कम हस्तिस्नान की तरह बिल्कुल 
निष्फल हैं। प्रह्मादजी ने दान, त्रत, शौच आदि को व्यर्थ बतत्ना 
कर भगवान्‌ के प्रीतिसंपादन करने के लिए निम्ंत्ना तथा निष्काम 
भक्ति को द्वी एकमात्र साधन बतलाया है-- 


न दान न तपो नेज्या न शौच न च्रतानि च । 
प्रीयतेब्मलया भक्त्या हरिसन्यद्‌ विडस्बनम्‌ ॥ 
( भाग० ७। ७। ५२ ) 


परंतु भक्ति तो नवधा ठहदरी। श्रवण, कीतन, वंदनादि के 
द्वारा भक्ति की जाती है, परंतु श्रवणादि भक्ति के बहिरंग साधन 
के समान प्रतीत होते हैं। इनमें भक्त की भगवान्‌ से प्रथक्‌ ही 
सत्ता बनी रहती है, तादात्म्य का पक्का रंग अभी तक चढ़ा 
हुआ नहीं दीख पड़ता । 'एकात्मता” की ऊँची सीढ़ी अभी दूर ही 
इृष्टिगोचर होती हे । इसके लिए अंतिम भक्ति-प्रकार आत्मनिवे- 
दन ही सवश्रष्ठ साधन है। गीता में इसका सूत्र मित्नता है, 
भागवत में इसका भाष्य। भागवत ने आत्म-निवेदन से सद्यः 
अमृतत्वज्ञाभ तथा कृष्णुकात्म्य की प्राप्ति बतलायी है। एकादश 
में भगवान्‌ का स्वयं कहना हे-- 


श्री वलल्‍्लभ मत ४०९१ 


मर्त्यों यदा - त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो से | 
तदारतत्वं प्रतिपद्यमानों 
मयात्मभूयाय च कलपते वे ॥ 
( ११ । २६ | ३४ ) 


जब तक भगवदपण नहीं किया जाय, वेद्विहित त्रिवर्ग एक- 
दम मिथ्या हैं, वह प्रह्मदजणी का कथन (७। ३ । २६ ) बिल्कुल: 
सत्य है। अतः भक्ति के सब प्रकारों में आचाय जी ने आत्म- 
निवेदन को जो अपना मंत्र बनाया, वह भागवत के सर्वबथा संमत 
ही है। 


शरणागरति 


श्री ऋष्ण के शरण में बिना गए मनुष्य का कल्याण साधन 
नहीं हो सकता। 'सवधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज” गीता 
बतलाती है | भागवत में भी इस विषय का बड़ा ही-प्रभावोत्पादक 
वर्णन हम पाते हैं । जो मनुष्य भगवान को छोड़कर' दसरे की 
शरण में जाता है, वह मूल कुत्त की पूँछ पकड़ कर समुद्र को पार 
करना चाहता है-- 
अविस्मितं त॑ परिपृणकाम 
स्वेनेव खामेन सम प्रशान्तम्‌ | 
विनोपसपत्यपरं ह्वि बालिशः 
श्लाजु-लेनातितितति सिन्धुम | 
( भाग० ६। ९। २२ ) 
तापत्रय से संतप्त मनुष्य के लिए सगवान का पादप ही तो 
एकमात्र शरण है। उद्धवजी का कथन है-- 
२६ 


४०२ भागवत संप्रदाय 


तापत्रयेशामिहतस्थ घोरे 
द सन्तप्यमानस्य भवाध्चनीश । 
पश्यामि नान्यच्छुरणं तवाड़प्रि- | 
इन्द्रातपत्रादस्तामिवर्षात्‌ ॥ 
( भाग० ११॥ १९। ९) 


'ऐसे मनुष्य को क्लेश किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाते 
“( भाग० ३। २२। ३४ ) तथा अपनी भ्र॒कुटि से समस्त विश्व को 
'ध्यंस करनेवाला यमराज भी ऐसे मनुष्य को अपने प्रभाव के 
बाहर सममता है ( भाग० ४ | २४। ५४६ )। ऐसा द्ोना उचित 
'ही है, क्योंकि भगवान्‌ के पादपद्य अभय सबंतो भयशून्य हैं, 
“ऋतं? अविनाशी हैं तथा अशोक” नितरां शोकरहित हैं-- 


शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्ज पराव्म- 
न्‍नभयम्तमशोक पाहि मापनन्‍नमीश ॥ 


( १०।५४१॥५६ ) 


जब तके हम भगवान्‌ के शरणापन्न नहीं हैं, तभी तक ही 
यह गृह कारागृह है, राग-हष चौर हैं, मोह पादबंधन है। शरंणा- 
गति के अनंतर तो भगवड्गक्ति के साधक होने से इनमें स्वाथ के 
कीड़े मर जाते हैं; ये सब पराथ होने से श्लाघनीय बन जाते हैं। 


तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावद्‌ कारागृह गृहस्‌ । 
तावन्मोहो5झप्रिनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥ 


अतः मुक्तिसाधन में शरणागति का बड़ा उपयोग है। महा- 
प्रभुजी ने शरणमन्त्र को अपना कर अपनी भागवत-तत्त्वज्ञता 
का गहरा परिचय दिया है। 


श्री वल्‍ल्लभ मत छ ७३ 


अब तक के विवेचन से यह बात किसी भी आलोचक को 
स्पष्ट मालूम पड़ जायगी कि पुष्टिमागे का उपरिविवेचित रूप 
भागवत के आधार पर है। इसी लिये इस मत के आचार्यों ने 
प्रस्थानत्रयी के बाद व्यास की समाधि भाषा?-भागवत-को भी 
प्रमाण-चतुष्टय में ठीक ही गिनाया दे" । - 


(४) 
पुष्टिमार्गीय साहित्य 


पुष्टिमार्गीय साहित्य मात्रा में कुछ कम नहीं है, परंतु उसके 
मूलभूत अंथ दो ही माने जा सकते हैं जिनकी व्याख्या-सम्पत्ति: 
ने इस साहित्य को समृद्ध तथा मांसल बनाया है। एक है ब्रद्य- 
सूत्र और दूसरा है श्रीद्धवागवत । वल्लभाचाय ने इन दोनों ग्र'थ- 
रत्नों की प्रभा को अपने अणुभाष्य तथा सुबोधिनी के द्वारा बड़ी 
ही सरसता तथा विद्वत्ता के साथ प्रकटित किया है। प्रतीत 
होता है कि आचाय-चरण के ये दोनों ग्रन्थ मूलतः पूर्ण थे, 
परंतु उनके ब्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ की मृत्यु के अनंतर उनके 
परिवार में उत्पन्न अव्यवस्था के कारण ये ग्रंथ छिन्न-भिन्न हो गए । 
श्रीविद्ठल्ननाथ जी को ब्रह्मसृत्र के आदि के केवल अढ़ाई अध्यायों 
के ऊपर ही अगुभाष्य उपलब्ध हुआ ओर उन्होंने स्वयं अंतिम 
डेढ़ अध्यायों के ऊपर भाष्य लिखकर इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थ की 
पूर्ति को। सुबोधिनी आज भी खंडित ही उपलब्ध होती है. 


१ वेदाः भ्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूच्राणि चेव हि | 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाण तचतुष्टयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
( शुद्धादेतमातर्ड पृ० ४६ ) 


०४ भागवत संप्रदाय 


प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम स्कन्धों पर पूरी तथा एकादश 
स्कन्‍्ध के कतिपय अध्याथों पर ही सुबोधिनी प्राप्त होती है। 


अग॒ुभाष्य ही पुष्टिमाग का सर्व है। इसकी व्याख्या- 
सम्पत्ति भी विपुल है। विट्वज्ननाथजी की मृत्यु ( सं० १६७२ ) 
के लगभग सौ वर्षों के अनंतर पुरुषोत्तमजी ने सर्वप्रथम 
अगर॒भाष्य के ऊपर 'भाष्यप्रकाश! नामक पांडित्यपूर्ण व्याख्यान 
लिखा जिसे हम अशखुभाष्य की सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम 
व्याख्या कह सकते हें। इनका जन्म वल्लभाचाय से सातवीं 
पीढ़ी में सं० १७२४ में हुआ था। इनका आरभिक जीवन 
मथुरा में तथा पश्चात्‌ सूरत सें बीता। भआाष्यप्रकाश!ः पर 
इनके गुरु कृष्णचंद्र महाराज की ब््मसूत्र-वृत्ति ( भावप्रकाशिका ) 
का विशेष प्रभाव पढ़ा है। भाष्यप्रकाश अगुभाष्य के गूढाथें 
के प्रकाशक होने के अतिरिक्त अन्य भाष्यों का तुलनात्मक 
विवेचक भी है और यही इस प्रंथ-रत्ष की विशिष्टता है। 
पुरुषोत्तम जी के अन्य मान्य ग्रथों में ( १) सुबोधिनी प्रकाश, 
(२ ) उपनिषद्योपिका, ( ३ ) आवरणभंग, (४) भ्रस्थान-रत्नाकर, 
(४ ) सुवर्णसूत्र ( 'बिद्वन्मंडनः की पांडित्यपूर्ण विब्वक्ति ), (६ ) 
अमृत-तरंगिणी (गीता की पुष्टिमार्गीय टीका ) तथा (७) 
घोडशग्र थ-विवृत्ति मुख्य हैें। इंनका निधन १७८१ सं० में माना 
जाता है। अशुभाष्य को ओर आक्ृष्ट होने वाले पंडितों में 
मथुरानाथ तथा मुरत्लीधर जी का भी नाम उल्लेखनीय हे। 
प्रथम ने प्रकाश” तथा द्वितीय ने 'सिद्धांत' प्रदीप'ः लिखकर 
अगाभाष्य के सिद्धांत कों बोधगम्य बनाया। ये दोनों टीकार्ये 
पुरुषोत्तम जी की व्याख्या से स्वतंत्र हें । 

“भाष्यप्रकाश! के ऊपर रश्मि! नामक पांडित्यपूर्र व्याख्यान 


श्री वल्‍ल्लभ मत पञ्पू 


लिखकर गोपेश्वरजी ( सं० १८३६-१८६७ सं० ) ने संप्रदाय के 
लिए बड़े द्वित की बात की। यह रश्मि भाधष्यप्रकाश के गूढ 
स्थलों पर ही अपनी श्रभा नहीं बिखेरती है, प्रत्युत अशुभाष्य 
को भी विस्तार से सममाती है। इस प्रकार प्रकाश की ज्रुटि की 
भाजना करनेमें वह कृतकाय होती है | गोपेश्वरजीके शिष्य काशी 
गोपाल-मंदिर के स्वामी गिरिधर जी महाराज ने भी अगुभाष्य 
को अपनी पांडित्यपूर्ण टीका से मंडित किया । ये व्याकरण के 
ममन्न विद्वान द्वोने के अतिरिक्त पाठभेद के प्रवीण समीक्षक 
थे। अतः अगुभाष्य में अनेक पाठों का विवेचन कर मूल ग्रथ 
के विशुद्ध पाठ को इन्हों ने ठीक किया है। इनका विख्यात 
पंथ 'शुद्धाहइत मातण्ड” शुद्धाद्त के सिद्धांतों के प्रकाशन में 
सचमुच मातंड ह्वी है । 

अनेक विद्वानों ने पुष्टिमाग॑ से सिद्धांतनुसार ब्रह्मसृत्र के 
ऊपर स्वतंत्र वृत्तियाँ भी लिखी हैं जिनमें दो मुख्य हैं-- 

(१ ) कष्णचंद्र महाराज की भावप्रकाशिका वृच्ति। ये 
पुरुषोत्तम जी के मान्य गुरु थे। संभव है कि इसकी रचना में 
योग्य शिष्य का भी कुछ हाथ हो | मात्रा में यह्द वृक्ति अग॒ुभाष्य 
से भी बढ़कर है। 

(२) भट्ट त्जनाथ की मरीचिका-यह वृत्ति सूल अर्थ 
के समभने में बड़ी ही उपयोगिनी है तथा अशुभाष्य के ऊपर 
. अवलंबित है | 


आचाय वल्लभ तथा उनके सुयोग्य पुत्र विट्ल्ननाथ जी ने 
उभ्य प्रकार के भ्रथों का प्रजयनत सामान्य जन तथा विशिष्ट 
विद्वानों के लाभ के लिए किया। आचायचरणा के ग्रंथ तो 
संप्रदाय के लिए मूल ग्रंथ के समान मान्य तथा श्लाध्य हैं। 


४०५ भागवत संप्रदाय 


इनके प्रसिद्ध प्रथ ये हें--(१) ब्रक्म सूत्र का भाष्य ( अग॒ु- 
भाष्य ), (२) तस््वदीप निबंध ( भागवत के सिद्धांतों का 
प्रतिपादक विशिष्ट प्रथ ), (३) सुबोधिनी (भागवत की 
मार्मिक टीका ), (४ ) भागवत सद्मटीका, (४ » पूर्व मीमांसा 
भाष्य ( त्रुटित ) ( ६ ) लघुकाय सिद्धांत-प्रतिपादक षोडश ग्रथ । 


विद्वलनाथ जी के प्रथों में मान्य प्रथ ये हैं--- 


(१) निबंधप्रकाश, (२) विद्वन्मंडन, ( ३ ). श्वंगाररस- 
मंडन (४) सुबोधिनी टिप्पण (५) अग्ुभाष्य के अंतिम 
डेढ़ अध्यायों के ऊपर भाष्य जिसे लिख कर इन्होंने भाष्य की पूति 
की । पूवनिदिष्टि होने पर भी यहाँ उनका उल्लेख विषय को पूर्ति 
के लिए किया गया है । 


(६) 
अश्छाप 


घृरदास--अष्टछाप के कवियों ने भगवान भीकृष्णकी ललित 
लीलाओं के कीतनविषयक नाना प्रकार के पदों की रचना कर 
भक्ति-साहित्य को ही अग्रसर नहींकिया, प्रत्युत बत्रजभाषा को भी 
सुगढ़ साहित्यिक भाषा का रूप दिया । इनमें सबसे श्रष्ठ कवि 
निःसंदेह खूरदासजी थे । इनका जन्म आगरा मथुरा की सड़क 
पर स्थित 'रुकनता” नामक गाँव में १४५३५ विक्रमी की वशाख सुदी 
पंचमी को हुआ था। श्रीवल्लमाचाय जी इनके पदों के ल्ालित्य 
से इतने मुग्ध हुये कि उन्होंने श्रीनाथज्ञी के कीतेन के निमित्त 
अपने साथ बृंदावन लेते गये | सं० १५८० विक्रमी के आसपास 
ये आचार्य जी के शिष्य हुए और श्रीनाथजी के सामने कीतेन 


श्री वललभ मत -: ४०७ 


गाने का कार्य उनके अधीन किया गया। उनकी मसृत्युतिथि 
के विषय में भी काफ़ी मतभेद आलोचकों में बना हुआ है। कोई 
उनकी मृत्युकाल १६२० वि० मानता है, तो कोई १६३८ बि०। 
यदि पिछली तिथि ठीक हो तो उस समय इनकी आयु लगभग 
१०३ वष की ठद्दरती है । 


सूरदासजी का 'सूरसागर! वास्तव में त्रज साहित्य का 
मुकुट-मणि है जिसकी आभा समय के परिवर्तन तथा आलो- 
चना की नई दिशा के उत्पन्न होने पर भी फीकी नहीं हुई 
है । इस गंथरल्न में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बालरूप का वर्णन इतना 
साड्रोपाज् तथा लत्लित भाव से किया गया है कि इस जोड़ी का 
वर्णन साहित्यमें|[दूसरा महददीं है। तुलसीके समान सूरदासका काठय- 
क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं था कि मानव जीवन की विविध दशाओं 
में समावेश यहाँ किया जा सके, परंतु सीमित होने पर भी इनकी 
वाणी ने उस ज्षेत्र का कोई भी कोना अछूता नहीं छोड़ा । 
श्रृंगार ओर वात्सल्य की सृष्टि में अंधे सूर को जो सूक्मी वह किसी 
भी चक्ुष्मान्‌ कवि को नहीं सूफी । बालकाव्य वल्लमसतानुयायी 
कवियों का निजी क्षेत्र है जहाँ उनकी प्रतिभा अपना कमनीय 
जोहर दिखलाया करती है। इस विषय में सूर सबके अग्मणी हैं। - 
बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बढ़ा भंडार 
ओर कहाँ मिलेगा ? इसी प्रकार गोपियों के प्रेम तथा विरद के 
चित्रण में सूरदास एकदम बेज्ोड़ हें। ये मानब-हुृदय के भीतर 
प्रवेश कर इतनी स्वभाविकता से उसकी वृत्तियाँ का चारु चित्र 
पस्तुत करते हैं कि देखनेवाला दंग रह जाता है। गोपियों के मुख 
से प्रेम के विलास की कितनी मार्मिक अभिव्यंजना सूरदास ने 


कराई है। 


९ ०्टर भागवत संप्रदाय 


प्रेम के कारण दुःखमय जीवन बितानेवाली विरहिणी गोपियों 
का यह कथन कितना सटीक तथा सयुक्तिक है-- 


प्रीति करि काहू सुख ना लद्यो । 
प्रीति पतद़् करी दीपक सों आपे प्रान दुह्यो ॥ 
अलिसुत प्रीति करी जलसुत सरों संपति हाथ गद्यो | 
सारंग प्रीति करी जो नादसों सनमुख बान सहयो ॥ 
हम जो प्रीति करी माधों सों चलत न कछू कहो | 
सूरदास अभु बिलु दुख दूनों नेननि नीर बद्यों॥ 


राधाऋृष्ण के प्रम के प्रादुर्भाव की कैसी स्वाभाविक परिस्थिति 
का चित्र है; यह देखियेः-- 


घेनु दुहत अति द्टी रति बाढ़ी | 
एक धार दोइनि पहुँचावत एक धार जह प्यारों ठाढ़ी ॥ 
मोहन कर ते धार चलति पय, मोहनि सुख अति द्वी छुबि बाढ़ी । 


संध्या होने पर कभी तो गोपियों को यदह्द स्मरण आता है-- 
एहि बेरियाँ वनते चल्नि आवबते । 
दूरहि ते वह घेनु अधर धरि बारम्बार बजावते ॥ 


कभी कभी अंपने उज़ड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने 
के कारण वे वृन्दावन के हरे-भरे पेड़ों को कोसती हैं-- 


मधुवन ! तुम कस रहत हरे ? 
विरह वियोग स्थास सुन्दर के ठाढ़े क्‍यों न बारे ॥ 
तुम हो निल्ज, ल्ाज नहिं तुमको फिर सिर पुहुप धरे। 
कौन काज ठाढ़े रहे वनर्मे काहे न डकठि परे ॥ 


श्री ब्लभ मत डण्ट्‌ 


जब उद्धव बहुत-सा वाग्विस्तार करके निगुण ब्रह्म की 
उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ 
बीच में रोक कर इस प्रकार पूछती हैं-- 


नि्गुन कौन देश को बासी ? 
मधुकर हँसि समुझाय, सौंह दे बूकति साँच, न हाँसी || 
रेख न रूप बरन जाके नहिं,' ताको हमें बतावत। 
अपनी कह्ों दरस ऐसो को तुम कबहूँ हो पावत। 
मुरली धरत अधर दे सो, पुनि गोधन वन वन पारत | 
नेन विशाल भोंह वंकट करि देख्यो कबहूँ निहारत | 
तन त्रिभंग करि, नटवर वपु घरि पीतांबर तेहि सोहत। 
सूर स्याम ज्यों देत हमें सुख व्यों तुमको सोड मोइत | 


सूरदाख की मृत्यु सं० १६३१८ विक्रमी ( 5१५८२ ई०) में 
अनुसान से सानी गई द्वे। उस समय इनकी आयु क्ृगभग 
१०३ बष की थी१ | 

परमानन्द दास--इनका निवासस्थान कन्नोज जिला फरुखा- 
बाद में था । आप कनोौजिया ब्राह्मण थे | से ग्रहस्थी के प्रपव्च में 
कभी नहीं फंसे क्‍योंकि इन्होंने अपना विवाह तक नहीं किया 
था। ये बड़े दही भारी कीतनकार तथा काव्य-रचयिता थे। 
इनके काव्य तथा कीतनां का ऐसा प्रभाव पड़ेता था कि सुनने- 
वाले भावमग्न हो जाते थे | वल्लभाचायजी को ये एक बार ब्रजञ्ञ 
जाते समय अपने गाँव ले गये थे ओर वहीं उन्‍होंने विरह् का 
यह पद इतनी भावभड्जी से सुनाया कि आचायजी उसको सुनकर 
तीन दिन तक ध्यानावस्थित रहे | वह सुप्रसिद्ध. पद यह है-- 


१ दीनदयाल गुत-अश्टछाप ए० २१६ | 


४१० भागवत संप्रदाय 


हरि तेरी लीला की सुधि आवे । 
कमल नयन मन मोहनो मुरति मन मन चित्र बनावे || 
एक बार जेहि मिलत मया करि सो कैसे बिसरावे । 
सुख मुसुकानि बंक अ्रवलोकनि चाल मनोहर भावे ॥ 
कबहँँक निबड़ तिमिर आलिंगित कबहूँक पिक सुर गावे | 
कबहुँक संभ्रम क्वासि क्वासि कहि सदन्नहीन उठि धावे ॥ 
' कबहुँक नयन मूँदि अन्तरगति सनि माला पहिंरावे । 
परमानन्द अभ्ु श्याम ध्यान करि ऐसे विरद्द गमावे ॥ 


अष्टछ्वाप में सूरदास ओर पेरमानंद दाख ये दो ही सब- 
श्रष्ठ माने जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने द्वी कृष्ण की सम्पूर्ण 
लीलाओं का गान सबसे अधिक मार्मिक शब्दों में किया था। 
इस्रीलिये गोस्वामी जी ने सूर ओर परमानंद दोनों को दी 
सागर! कहा है। आप लोग बड़े ही सुंदर कीत॑न गाते 
थे | इसलिये आप के पास भावुक भक्तों की सदा भीड़ लगी 
रहती थी । इन्होंने अपनी समग्र काव्यशक्ति वल्लभाचाय के 
पुष्टिमाग के प्रचार और प्रसार में लगाया । ये प्रथम कोटि के 
वेष्णव थे जिन्हें नंद ओर यशोदा से विरहित होने के कारण 
बेकुंठ की भी तनिक लालसा न थी। इन्होंने एक पद में 
गाया है--... 

ु कहा करों बेकुश्ठहिं जाय । 

जह नहिं नन्‍द जहाँ न यशोदा नहि जहँ गोपी ग्वाल न गाय । 

जहँ नहिं जल जमुना को निमंल और नहिं कदमन का छाय | 

“परमानन्द” प्रभु चतुर ग्वालिनीं त्रज रज तजि मेरी जाय बलाय । 


वल्लम संप्रदाय 'में यह विश्वास दरृढ़मूल है कि सूरदास 
आाचाय चरण के समवयर्क थे, परंतु परामनंद दास जी उनसे 


श्री वल्‍्लभ मत ४१३ 


१४ बष छोटे थे | इसी मान्यता के आधार पर इनका जन्मकाल 
१४५० वि० सं० ( १७३५ वि० + १४ ) ठहरता है। १५७६ बि० 
में लगभग २६ वष की अवस्था में ये वल्लमाचाय के शिष्य बने 
अर्थात्‌ सूरदास के शरणापन्न होने के अनंतर ही ये संप्रदाय 
में आये | इनकी मृत्यु का अनुमान १६४० सं० में किया जाता 
है। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार परमानंद जी दिन की 
गोचारण लीला में 'तोक”ः सखा और रात्रि की कुजल्लीला में 
धंद्रभागा' सखी माने जाते थे इनके पदों का संग्रह “परमानंद्‌ 
सागर! के नाम से श्राप्त द्वोता है, परंतु अभी तक श्रकाशित नहीं 
हो सका है। 


कु भनदास जी--ये जाति के ज्षत्री थे। श्रीगोव्धन के निकट 
जमुनावत' गाँव में रहते थे ओर वहीं इनका जन्म भी हुआ 
था। उन दिनों जमुनाजी का प्रवाह इस गाँव के निकट था। 
उनका खेत पारसोली चंद्र सरोवर के ऊपर पढ़ता था ओर बहीं 
ये खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। आप पूरे विरक्त 
ओर धनमान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। अकबर 
बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतहपुर सिकरी जाना पढ़ाथा। 
वहाँ उनका बढ़ा सम्मान हुआ | परन्तु बादशाह के सामने जाने 
का इन्हें इतना विषाद हुआ कि इन्होंने अपनी विषण्ण दशा का 
वर्णोन तत्काल रचित इस पद में प्रकट किया-- 


भक्तन को कहा सीकरी सो काम । 
आवत जात पन्‍्हेया टूटी, बिसरि गयो हरि नाम । 
जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी परनाम ॥ 
“कुम्मनदास” लाल गिरिधर बिन यह सब कूठे धाम )। 


७१२ भागवत सं प्रदाय 


इनके पद बड़े ही सुंदर तथा रोचक होते थे जिनको सुनने 
की लालसा से हित हरिवेश तथा स्वामी' हरिदास जेसे संत 
महात्मा इनके यहाँ आते थे | इतने निःरप्रह् थे कि जैपुर के राजा 
समानसिंह ने इनका दशन कर मोहरों की थेली देनी चाही जिसे 
इन्होंने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यह अंतिम पद गाते हुए इन्होंने 
अपना शरीर त्याग किया-- 


रसिकनी रसमें रहत गढ़ी | 
कनकबेलि वृषभानु-नन्दिनी स्थाम तमाल चढ़ी | 
बिहरत श्रीग्रिरिधरलाल संग कोने पाठ पढ़ी । 
कु भनदास प्रभु गोवद्ध नधर रति रसकेलि बढ़ी । 


वार्ताओं के आधार पर - इनका जन्मकाल लगभग १५२४ 
विक्रमी, तथा शरणागति काल १५४६ वि० है । कुम्भनदास जीं 
सूरदास जी की मृत्यु के समय ( सं० १६३१८ ) जीवित थे तथा 
परमानंद दास जी के गोलोकवास से पूव ही इनका निधन हो 
चुका था | अतः इनका ,निधन दोनों के बीच में अथोत्‌ १६३६ 
विक्रमी में माना जाना चाहिए | 


कृष्णदासजी--ये भी वल्लभाचाय जी के शिष्य और अष्ट 
छाप में थे। इनका जन्म गुजरात के 'चिलोतरा” नामक ग्राम 
में कुनबी के घर हुआ था। ये जाति के शूद्र थे । परंतु आचाय 
जी के बड़े ऋपा-पानत्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गये 
थे। “चोरासी वष्ण॒वों की वार्ता' में इनका विस्तार से बृत्त दिया 
गया है। एक बार गोसाइ विद्चल जी से किसी बात पर अनबन 
हो जाने के कारण इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। 
इस पर गोसाइ जी के ऋपापातन्र बीरबल ने उनको कैद कर 


. श्री वल्लम मत द ४१३ 


लिया | पीछे गोखाई ज्ञी इस बात से बढ़े दुःखी हुये और इनको 
कारागार से मुक्त करा कर प्रधान के पद फिर ज्यों का त्यों 
प्रतिष्ठित कर दिया। 


आपने भी -राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर श्वगार के बड़े सु दर 
पद गाये हैं। “जुगल्न-मान चरित्र” नामक एक छोटा सा ग्रंथ 
आपका मिलता है। अभ्रमरगीत और भश्रेमतक्त्व-निरूपण नाम 
के इनके दो और ग्रंथ बतल्ाये जाते हें। आपका पद यहाँ 
दिया जा रहा है। कहते हैं इसी पद को गा कर कृष्णदास ने 
शरीर छोड़ा-- 


मो मन गिरधर छुबि पर अटक्यो। 
लक्षित त्रिभंग चाल पे चलिके चिब्रुक चारु गढ़ि ठटठक्यो ॥ 
सजन"*स्थास घन बरन ल्वीन छ्ले फिरि चित अनत न भटक्यों | 
कृष्णदास किये प्रान निछावर यद्द तन जग सिर पटक्यों ॥ 


वल्लभ संप्रदाय के इतिहास में ऋष्णदास जी मंदिर के अधि- 
कार तथा सुव्यवस्था के कारण इतने प्रसिद्ध हें कि आजतक 
श्रीनाथ जी के स्थान पर ऋक्ष्णदास अधिकारी? की ही मोहर 
लगतो है ओर इनके नाम के नीचे काम करनेवाले अधिकारी 
के हस्ताक्षर रहते हैं । 

श्री वल्लमाचाय जी ने श्रीनाथ जी को सं० १५६६ की अक्षय 
तृतीया (बशाख शुक्त ठृतीया) के दिन नवीन मंदिर में प्रविष्ट किया 
था; यह घटना सप्रमाण सिद्ध है। उसी के कुछ ही दिन पहित्ते 
कृष्णदास जी आंचाय जी के शरण में आये थे। सुनते हैं कि 
उस समय इनकी उम्र १३ वष की थी | अतः इसका जन्मकाल 
१४४२ वि० के आसपास मानना चाहिए। सं० १६३१ बि० तक 
इनके जीवित रहने का अनज्नुमान लगाया गया है। 


१४ भागवत संप्रदाय 


नंददास--अष्टछ्वाप के कवियों में सूरदास के अनंतर इनकी 
ही बिमल ख्याति भक्त तथा कवि के रूप में सर्वत्र जागरूक है। 
इनके जीवनचरित के विषय में वार्ता-प्रंथों ने बढ़ा घपला कर 
रखा है जिससे सत्य का ठीक ठीक पता नहीं चलता । वार्ता में 
ये तुलसीदास के छोटे भाई बतलाये गये हैं, परंतु अभी तक 
तुलसीदास तथा गोस्वामी तुलसीदास की अभिन्नता स्पष्ट 
प्रमाणों पर सिद्ध नहीं हो सकी है। य विद्व॒ल्ननाथ जी के शिष्ष्य 
थे। काव्य-कल्षा में विशिष्ट चातुरी के कारण ही ये आलोचक- 
समाज में 'जड़िया? की उपाधि से मण्डित किये गये हैं। अन्य 
कवि लोग तो हैं केवल गढ़िया, गढ़ने वाले, परंतु नंददास जी 
थे जड़िया, जड़नेवाले, कविता कामिनी के श्रृंगार को जड़नेवाले, 
कल्लावंत। इनके ग्रथों की संख्या काफी अधिक है। संस्कृत के 
अच्छे पंडित होने के कारण इन्होंने संस्क्रत से अनभिनज्ञ भगवद्‌- 
भक्तों के लिए भागवत के दशम स्कंध का पूरा अनुवाद हिंदी में 
प्रस्तुत किया । इनकी सर्वोत्तम रचनायें हैं--रास पंचाभ्यायी तथा 
भ्रमर-गीत । इनके समकालीन श्रवदास जी ने इनकी भक्ति- 
रखिकता को सुदर पंक्तियों में अंकित किया है-- 


नंददास जो कछु क्यो, रागरंगमें पागि । 
अच्छुर सरस सनेहमय, सुनत होत हिय जागि ॥ 
रसिक दूसा अद्भुत हुती, करत कवित्त सुढार । 
बात प्रेम की सुनत ही, छुटत प्रेम-जल धार ॥ 


नंददास जी परम भागवत तथा उच्च प्रतिभावान्‌ कवि थे । 
इनका जीवन-काल लगभग १५६० वि०--१६४० बवि० के बीच 
माना जा सकता हे। इनकी कविता तथा भक्तिभावना की 


श्री वलल्‍्लभ मत डर 


बात से आकृष्ट होकर अकबर ने अपनी वजयात्रा के प्रसंग में 
बीरबल के द्वारा नंददास को बुज्ञाया था तथा उनसे भट की थी, 
यह वार्ता से स्पष्ट प्रमाणित हे! । हे 


अ्रमरगीत में! उद्धबः के 'निगुंण' उपदेश पर गोपियाँ 
कहती है-- 


जौ उनके गुन नाहिं, और गुन मये कहाँ ते । 
बीज बिना तरु जमें, मोहि तुम कहो, कहाँ ते ॥ 
वा गुन की परछाँह री, माया दरपन बीच । 
गुन ते गुन न्‍्यारे भये, अमल बारि जल कीच ॥ 

खसखा सुन श्याम के ॥ 


करुनामई रसिकता है तुम्ही सब झूठो। 
जब ही ज्यों नहि लखो तबहि लों बाँधी मूठी ॥ 
में जानो ब्रज जायकें, तुम्हो निर्दय रूप | 
जो तुमको अवल्ंब हीं, ताको डारो कृप ॥ 

कौन यह धरम है। 


छीत स्वामी--आप पहले मथुरा के एक सुप्रसिद्ध सुसम्पन्न 
पंडा थे । राजा बीरबल जेसे लोग इनके यज़ञमार्न थे। पंडा होने 
के कारण ये बड़े अक्खड़ ओर उद्दड थे। पीछे गोस्वामी विद्ठल्न- 
नाथ जी से मंत्रदीक्षा लेकर परप्न शांत भक्त हो गये और 
श्रीकृष्ण का गुणानुवाद करने ल्गे। सं० १६१२ के लगभग 
आपने रचनाएँ की । इनके फुटकर पद द्वी ज्ञोगों के मुख से 


१ नंददास की ग्र थावल्ञी नागरी प्रचारिणी सभासे हात्न में ही प्रका- 
शित हुई है | 


श्द्व भागवत संप्रदाय 


खुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहीत मिलते हैं। इनके पद 
श्गार के अतिरिक्त त्जमूमि के प्रति प्रम-व्यन्जना भी श्रच्छी 
पायी जाती हे-- 


हे विधना ! तोसों अंचरा पसारि मांगौ 
जनम जनम दीजो याही त्रज बसियो | 


यह आप का ही पद है। इनके पढ़ों में सरसता और 
मधुरता ओत-प्रोत है। 


भोर भये नव कुक्ष-सदन ते आवत लाल गोवर्धन घारी । 
लटपटि पाग, मरगजी मात्रा, सिथिल अंग, उगमग गति न्यारी। 
बिनु गुन साल विराजति उर पर नखछत हज चंद अनुद्दारी । 
छीत स्वामि जब चितये मो तन तब हों निरखि गये बलिहारी । 


गोविद स्वामी--श्रीगोविंद स्वामी अंतरी के रहनेवाले 
सनाह्य ब्राह्मण थे | ये विरक्त होकर मह्यावन में रहने 
लगे थे। पीछे गोसाई विट्नल्ञनाथ जी के शिष्य हुए - 
जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर अप्टछाप में लिया। 
इनका रचना-काल सं० १६०० से १६२४ त्तक माना जा सकता 
है। ये गोव्धन पंत पर रहते थे और उसके पास ही आपने 
कदंबों का एक उपवन लगाया था जो आज तक भी "गोविंद 
स्वामी की कदंब खंडी” कहलाता है। ये कवि होने के अतिरिक्त 
बड़े पक गवये थे | तानसेत कभी कभी इनका गाना सुनने के 
लिये भी आया करते थे। 


. श्री वल्लभम मत ४१७ 


गोविंद स्वामी गोकुल में रहते थे। पर श्रीयमुना जी में 
पांव नहीं देते थे। वह यमुना जी को साज्षात्‌ श्रीस्वामिनी जी 
मानते थे | श्रीयमुना जी का दशंन करते, दंडवत करते, उसका 
जलपान भी करते परंतु पांव कभी न घोते। एक दिन कई 
संतों ने मिल्षकर इन्हें बलात्‌ यमुना जी में नहत्लाना चाहा । 
इस पर इन्होंने प्राथना की कि यह मलमृत्र से भरा शरोर मां 
यमुना के योग्य नहीं है। यमुना जी तो साज्षाव्‌ श्रीस्वामिनी जी 
हैं। अतः इस अधम देद्द को स्पश न कराये'। श्रीयमुना जी में 
तो स्िफ उत्तम सामग्री अपण करनी चाहिये। यह सुनकर 
सब संत चुप हो गये। 


गोविंद स्वामी भक्त तथा उच्च कोटि के कवि होने के 
अतिरिक्त एक उच्चकोटि के गायक थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित 
होने से पहिले भी इनके अनेक शिष्य गानविद्या के अनुशीलन में 
हो गए थे और इसी आचायत्व के कारण ये 'स्वामी? पदवी से 
विभूषित किये गये थे। वार्ता का कथन है कि अकबरी दरबार 
का गायक-रत्न तानसेन भी हरिदास स्वामी जी के शिष्य होने 
पर भी इनसे गाना सीखने आता था। स्वामीजी के सहस्नावधि 
पद सुने जाते हैं परंतु आजकल केवल २५२ पदों की ही उपलब्धि 
वष्णव घरानों में होती है। संप्रदाय कल्पदुम” के अनुसार 
गोविद स्वासी विक्रमी १५६२ सं० ( ८१५३६ ईस्वी ) में 
गोसाई विट्ृलनाथ जी के शरण में आये थे । उस समय इनकी 
काव्यकलत्ना तथा गानविद्या की रूयाति पर्याप्त रूप से हो .चुकी 
थी। १६४२ वि० ( ८१४८६ ई० ) में विइलनाथ की सृत्यु के 
कुछ दी बाद इनका भी निधन संपन्न हुआ | बाल्कऋष्ण की भव्य 
कॉकी इस पद में देखिए-- . 

बश्ध 


ध्श्प् भागवत संप्रदाय 


प्रात समें उठि जसुमति जननी, गिरिधर सुतको उबटि न्हवावति । 
करि शंगार बसन भूषन सजि फूलन रचि-रचि पाग बनावति। 
छुटे बंद बागे अति शोमित बिच-बिच चोव अरगज़ा ल्लावति । 
सूथन लाल फूदना सोमित आज्ञ कि छुबि कछु कहति न आवति॥। 
विविध कुसुम की माला उर घरि भ्रीकर सुरली बेत गहावति | 
ले द्रपन देखे श्रीमुख को गोविंद प्रभु॒ चरननि सिर नावति | 
चंतुभुजदास--अष्टछाप के ही पूववर्णित कुंभनदास जी के 
सबसे छोटे पुत्र थे। पिता की वष्णव -भक्ति तथा निमत्र 
आचार का प्रभाव पुत्र के ऊपर पूरी मात्रा में पड़ा था। ये 
श्रीनाथ जी के ह्वी समक्ष गाया करते थे तथा दूसरे किसी के आगे 
ये कभी गाते ही न थे । सुनते हैं कि एक बार बढ़ी 
सुंदर रास चल्न रही थी। गोसाइई जी के पुत्र श्रीगोकुल्ननाथ जी 
ले इनसे गाने के लिए कहा, परंतु इन्होंने इस लिए अस्वीकार कर 
दिया कि अभी तक श्रीनाथ जी का इस स्थान पर प्राकठ्य नहीं 
हुआ है। भक्त की बानी को सिद्ध करने के लिए श्रीनाथजी के 
आगमन होने पर ही इन्होंने-आनंदमग्न चित्त से गाया-- 
अद्भुत नट भेस घरे जमुना तट स्यामसु दर 
गुननिधान. गिरिवरचर रासरंग. राचे ॥ 
» इनका जन्मकांल तथा शरणागति का संवत्‌ एक दी 
माना जाता है वि० सं० १५६७ ( 5१५५१ ई० )। केवल ४७ 
वर्ष की अवस्था में सं० १६४२ में इनका निधन हुआ। ये 
गोसाई विट्ठल्ननाथ जी के मान्य शिष्यों में थे। चरित था 
एकद्म उदार, हृदय था अभक्तिभावना से पूरित तथा काव्य था 
भगवान्‌ की स्वानुभूत लीला के वणन से रसस्निग्ध। अपने 
पिता के समान ही पुष्टिमाग की पुष्टि में निरंतर लगे रहे । 


(४९) 


राधावल्लभीय संप्रदाय 


(१) आचाय हितहरिवंश जी 
(२) अन्य आचायंगण 
(३ ) संप्रदाय के सिद्धांत 


राधाकरावचित-पलन्नव-बन्लेरी के 
राधापदाब्ज-विलसन्म्रधुरस्थलीके । 
- राधायशोमुखर-मत्तखगावली के 


राधाविहार-विपिने रमतां मनो मे । 
“-हितहरिवंशजी 


५३४, ५' 
४, 


ै 
(0५॥ 
20 आरके 
0० 


३ 


ह २५, ॥॥०॥ 2 


न 
0० ५ 


मे 


९० 


800०४... हरे 





रसिकाचाय्यवय्य अनन्तश्रो गोस्वामी 
श्रीहिित दरिवंशचन्द्र महाप्रभु 


१ -हितहरिबंशजी 


राधावल्लभीय संप्रदाय को कुछ लोग निम्बाक मत की बूंदावनी 
शाखा मानते हैं और कुछ लोग चेतन्य मत का; परंतु बस्तुतः यह 
एक स्वतंत्र वष्णव संप्रदाय है जो ठेठ ब्रज्ममंडल में ही उत्पन्न 
हुआ और यहीं खूब फूला फला | इसके अनुयायियों का प्रधान 
अखाड़ा आज भी ब्रजमंडल ही है। संप्रदाय की साधना-पद्धति 
इसे एक स्वतंत्र बष्णव संप्रदाय मानने के लिए बाध्य करती है । 
नाभादासजी ने भी इस पंथ की सेवापद्धति या रसचर्योां को 
साधारण मानवों के लिए नितांत दुष्कर तथा कठिन बतलाया है । 


इस संप्रदाय को जन्म देनेवाले महात्मा श्रीद्ठितहरिवंशजी थे 
जो वष्णवमतानुसार श्रीकृष्णचंद्र की मुरतक्ञी के अवतार माने 
जाते हैं। उनकी कविता इतनी सरस तथा स्तनिग्ध है कि आश्चर्य 
नहीं भक्तों के कर्णकुहरों में वह्द वंशीनिनाद के समान दही सुधा- 
रस बरसाती है। इन मद्दापुरुष के जन्मस्थान तथा आविभाव- 
काल के वियय में विद्वानों में अमी तक ऐकमत्य नहीं है। कुछ 
लोग इन्हें सद्दारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान का निवासी 
मानते हैं? । परतु बात यहं ठीक नहीं है। इनके पिता .देवंबंद 
में रहते जरूर थे, परंतु इनका. जन्म हुआ. थां त्रजमंडल, मथुरा 
से चार कोस की दूरी पर स्थित बाद” नामक आराम में; क्योंकि 
गोसाईं जी के अनन्य शिष्य 'सेवक जी! इसके प्रमाण हैं--- 


१ मिश्रबंधु विनोद पु० २५० ( द्वितीय संस्करण ) 


४श२ भागवत संप्रदाय 


धमरहित जानी सब हुनी । 
जहाँ बाद” प्रगटे जगधनी ॥ 


ये गोड़ ब्राह्मण थे ओर आज भी इनके वंशज देवबन्द तथा 
वृदावन दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके पिता का नाम था 
केशवदास मिश्र, उपनाम व्यासजी तथा माता का ताराबवती | 
व्यासजी असल में सहारनपुर के पास देवबंद के निवास्री थे । 
वे बड़े पंडित थे | बादशाह के साथ दोरे में अपनी पत्नी ताराबती 
देवी के साथ धूम रहे थे। इसी समय बाद” श्राम में श्रीहरिवंश 
जी का प्राकख्य हुआ । थोड़ी अवस्था में ही इन्हें श्रीराधिका जी 
से स्वप्न में गुरुमंत्र की दीक्षा मिल गई थी। देवबंद में ही पहिले 
रहते थे। वहाँ इनके घर के पासही एक कुआ था जिसके 
भीतर से इन्होंने श्रीरंगलालजी की मूर्ति को निकाला तथा मंद्रि 
बनाकर उसकी पूजा अर्चों किया करते थे। 

इनके जन्म-संवत्‌ के विषय में भी इसी प्रकार मतभेद पाया 
जाता है। सिश्र - बंधुओं के अनुसार इनका जन्म १४३० संवत्‌ 
में हुआ था", परंतु इन्हीं,के संप्रदायानुसारी भगवत्‌मुद्ति नामक : 
भक्त द्वारा निर्मित हित हरिवंश चरित्र! ग्रंथ के अनुसार इनका 
जन्म संवत्‌ १५४६ ( १५०३ ई० ) में हुआ था। हितहरिवंश जी 
अपने गाँव देवबंद में रहकर गाहंस्थ्य जीवन में ही भगवान को 
अचों-पूजा में निमग्न रहते थे। अनंतर श्रीराधिकाजी की आज्ञा 
से ये घरबार छोड़ बवृंदावन के लिए चलते पड़े। रास्ते में 'चिड़- 
थावल्! नामक ग्राम के निवासी आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने 
अपनी दो कन्याएं तथा साथ में श्रीकृष्णचंद्र की एक सुंदर मूर्ति 





१ वही पु० २५१ न ११ 


राधावल्‍लभीय संप्रदाय ४२३ 


अर्पित की । यद्द राधावल्लभ जी का विग्नह था जिसे हरिवंश जी 
ने वृंदाावन में मंदिर बनवा कर स्थापित किया" । 


उसी की पूजा-अर्चा में ये सदा मस्तं बने हुए जीवन यापन 
करते थे । १५६१ विक्रमी में इस मंद्रि का प्रथम 'पट महोत्लव” 
हुआ था. जिसकी सूचना भगवतमुदित के पूर्बोक्त प्रंथ से 
चलती है* | ये राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति के उपासक थे तथा 
युगल उपासना का उपदेश इनके सिद्धांत का सारं अंश था | ऋष्ण 
की अपेक्षा श्रीराधारानी की पूजा तथा भक्ति को इन्होंने अधिक 
महत्त्वशात्षिनी तथा शीघ्र फल्दायिनी अंगीकार किया है । कहते 
हैं कि श्रीहरिवंशजी ने स्वंप्त में श्रीराघिका जी से मंत्र ग्रहण कर 
उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था | ये गृहस्थ थे। इनके चार 
पुत्र तथा एक कन्या मानी जाती हैं। परंतु गृहस्थ होकर भी ये 
विरक्तों में भी विरक्त थे। पचास वर्ष की आयु मैं संचत्‌ १६०६ 
विक्रमी की शारदीय पूणिमा के दिन आपने अपनी अंतरंगलीतला 
में प्रवेश किया । 


मार्ग की विशिष्टता 
भगवान्‌ राधावल्लम जी की उपासना तथा उनकी श्रेमाभक्ति 
का उपदेश द्वी हितजी के जीवन का स्वेस्व था और भक्ति-पत्त 
राधावल्लम की मधुर उपासना था । 
भक्तवर नाभादास॒ जी की दृष्टि में गोसाइ जी की प्रेमाभक्ति 
का यह प्रकार नितांत कठिन तथा दुरूह है । उनका कहना है-- 





१ द्रष्टव्य राघा सुधानिधि की भूमिका पृ० ३४५---३७ | 
२ पन्द्रह सो इक्यानबे सुद्ायों कातिक सुदि तेरस सुख छायो | 
पट महोत्सव ता दिन कियो, याचक गुनियन बहु घन दियो | 


२४ भागवत संप्रदाय 


श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सुकृत कोड जानि है। 
श्री. राधाचरण प्रधान ह॒दे अति सुदृढ़ .'उपासी । 

कुज केलि दम्पति तहाँ की करत पवासो ॥ 

सवसू. महाप्रसाद असखिद्धता के अधिकारी । 

विधि निषेध नहिं, दास अनन्य उत्कट बतधारी ॥ 

श्री व्याल सुवन पथ अनुसरैे सोई भले पहिचानि है 
श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सुकृत कोड जानि है? । 


यह छप्पय इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि द्िितदरिवंश जी 
की प्रमाभक्ति का परिचय पाना साधारण जन का नहीं, किसी 
पुण्यसंपन्न संत का ही अधिकार है। इस भक्ति में न तो विधि 
के लिए स्थान है ओर न निषेध का निरोध | राधा के चरणारविंद 
की अनन्य उपासना ही भक्त के जीवन का लक्ष्य है और राधा- 
कऋष्णु के केल्रिकुज की खबासी करना--चाकरी करना दी भक्त 
का प्रधान काय है। माधुय रस से स्तिग्ध यह उपासना विषयी 

न्‍नवों की शक्ति तथा समझ के बाहर की बात है और इसी 

लिए इंसका अधिकारी बही हो सकता है जो गोसाईं जी के 
पवित्र पंथ का पथिक हो । 

प्रियादास जी के अनुसार भी इस माग में ऋष्ण की अपेक्षा 
राधा का ही गौरव, सम्मान तथा भजन अधिक है जिसको लाखों 
में भी विरल्ा ही मनुष्य समक सकता है। जिसका हृदय बज 
चंद्र की भक्ति- चंद्रिका से स्निग्ध तथा पेशल नहीं हुआ है उसके 
लिए इस परम रस माधुरी” का स्वाद जानंना असंभव ही है। 
श्रियादास जी का यह महत्त्वपूण कथन इस प्रकार है-- 





१ भक्तमाल छुप्पय नं० ६० 


राधावल्ल्भीय संप्रदाय ४२५ 


शी हिंत जू को रति कोऊ लाषनि में एक जाने | 
राधाई प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए ॥ 
निपट विकट भाव होत ,.व सुभाव ऐसो। 
उनहीं को कृपा दृष्टि नेकु क्‍यों हूँ. पाइए ॥। 
बिधि और निषेध छेद डारै, प्रान प्यारे हिए। 
जिये निजदास निस दिन वहे गादइए ॥ 
सुषद॒ चरित्र सब रखिक विचित्र नीके । 
जानत प्रसिद महा कहि के सुनाहए ॥ 

इनके प्रंथों में अध्यात्मपक्ष का विवरण कम है, प्रत्युत राधा- 
कऋष्ण की कुज-केलि तथा वनविहार का नितांत ललित तथा 
श्वगारिक वर्णन भक्तों के मानस को बरबस अश्राक्ृष्ट करता है । 
राधावल्लमीय मत श्ृगार में संयोग पक्ष का ही पक्षपाती है, 
बह विरह-पक्त की वेदना, पीढ़ा तथा कलश से नितांत अपरिचित 
है। राधा तथा कृष्ण का मिलन नित्यवृंदावन में संपन्न होने 
वाली नित्य लीला है--बहाँ वियोग के पेर रखने की भी जगह 
नहीं । इसीलिए माधुरी भाव की इस भव्य उपासना में वियोग 
भावना का अस्तित्व नहीं । द | 

पंथ 

गोस्वामी हित हरिवंश जी के दो प्रधान ग्रंथ हैं-- 

(१ ) राधा खुधानिधि (२७० पद्म )। यह संस्कृत में 
श्री राधारानी की प्रशस्त प्रशस्ति है। राधा के साँदये, सेवाभाव 
तथा परिचर्यातत्त्व का मार्मिक वर्णन कर हरिवंश जी ने अपने 
प्रकृष्ट भक्ति तथा काव्य-प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है" । 


१ हिंदी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन बाबा हितदास ने बाद ग्राम 
( पोष्ट बरारी, जिल्ला मथुरा ) से किया है । 


४२६ भागवत संप्रदाय 


(२) हित चोरासी ( ब्रजभाषा में निबद्ध चौरासी पद )। 
इसके .ऊपर अनेक प्राचीन टीकायें उपत्नव्य होती हें--( क ). 
हित धरणीधर की टीका १६ वीं शती; ( ख ) गोस्वामी सुखलाल 
जी की १७ वीं शती, (ग) लोकनाथ जी की, ( घ ) श्री जुगल 
दास की, (हः ) प्रमदास जी की, ( च ) केलिदास की श्८वीं 
शती, (छ) श्री रतनदास जी॥की आदि। इसमें सिद्धांत के: 
पदों की विशेषता है तथा राधाकृष्ण की रूप-माधुरी तथा सेवा- 
माधुरी का उत्कृष्ट कवित्वमय वर्रान है । 

इसके अतिरिक्त आशास्तव, चतु:छोकी, श्री यमुनाष्टक तथा 
राधातंत्र ग्रंथ भी इनके नाम से प्रसिद्ध हैं । 


कविता 


श्री हितजी की कविता भावुकता तथा भक्ति की दृष्टियों से 
नितांत बदात्त, रसपेशल तथा ललित भावमयी है। उसमें मुख्य- 
 तया हृदय - पक्त का ही प्राबल्य है। कल्ञा - पक्त अस्तित्वदीन न 
होने पर भी हृदयपक्ष का ही पोषक तथा संवधक है। श्री राधा- 
रानी की सुषमा का निरीक्षण कीजिए-- 
त्रज नव तरुनि कदम्त्र सुकुट मनि स्यथामा शआआाजु बनी। 
नख शिख लों अरग-अंग-माधुरी मोहे स्याम धनी || 
यों राजत कबरी गूथित कच कनक कंजबदनी | 
चिकुर चंद्रकनि बीच अरध बिघु मानों ग्रसत फनी ॥ 
(जे श्री) हितहरिबंश प्रसंसित स्यासा कीरति बिसद घनो । 
गावत खबननि सुनत सुखाकर बिस्वदुरित दवनी ॥ 
स्वामी जी को भक्तिभावना द्वी उदात्त न थी, प्रत्युत वह 
स्वयं प्रमाभक्ति की जीवन्त मूर्ति थे। भक्तवर व्यास जी का यह 
पद्‌ गोसाइईं हित जी के सरस व्यक्तित्व की भव्य.व्याख्या है-- 


रशाधावल्लमीय संप्रदाय ४२७ 


हुतो रसरसिकन को आधार । 
बिन हरिबंसद्दि सरस रीति को, का पे चलिहे भार ? 
को राधा दुलरावै गावे बचन खसुनावै चार। 
बरृंदावन की सहज माधुरी, कहि है कौन उदार ॥ 
पद रचना अब का पै हें है? निरस भयो संसार । 
बडो अभाग अनन्य सभा को, उठिगो ठाठ सिंगार ॥ 
जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतत, सहज रूप आगार । 
. व्यास! एक कुल-कुमुद-चंद बिनु उड्शुगन जूही थार ॥ 
इनके उपदेश का सारांश इन दोहों में मिज्न सकता है जिसे 
हरिवंशी मत की चतुःसृत्री कह सकते हैं-- 
तनहि. राखु सतसंग में, मनहि प्रेम रस भेव । 
सुख चाहत हरिबंश नित, कृष्ण कलपतरू सेव ॥ 
सबसों हित निहकाम मन, दृंदाबन विश्राम । 
राधा वलल्‍लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम ॥ 
श्री राधारानी के अनन्य उपासक हित जी की कबिता 
माधुय तथा सरसता का ज्वल्ंत प्रतीक दै। श्री राधा जी की 
नाना अवस्थाओं का भ्रव्य चित्र प्रस्तुत करने में इनकी समंता 
शायदही अन्यत्र मिल्ने । मिलन-कुज में प्रवेश करने से पूर्व 
श्री राधिका जी के मघुरद्शन की एक प्यारी कत्षक लीजिए-- 
आजु नीकी बनी राधिका नागरी | 
त्रज जुबवति जूथ में रूप अरू चतुरई ॥ 
सील सिंगार गुन खसबनि तें आमरी। 
कमल दच्छिन श्ुजा बामसुज अंसु सखि, 
गावती सरल मिलि सधुर सुर राग री | 
सकल विद्याविदित, रहसि हरिबंस द्वित,- 
मिलत नव कुज बर स्यास बड़ भाग री | 


ड्श्द्ध भागवत संप्रदाय 
( २) 
अन्य आचायंगण 


श्रीव्यास॒ जी 


जय जय विशद व्यास की बानी क्‍ 

मूलाधार इष्ट रसमय, उत्कर्ष भक्तिरस सानी | 

रस श्टंगार सरस यमुना सम वर धारा घहरानी 

विधि विषेध तरुवर तरु तोरत हरिजस जलधि समानी ॥ 

जुगल विहार विटप सो लिपटी सुबरन बेलि निवानी 

लगे रंगीले सुमन जासु में फल रसमय निर्बानी ॥ 
--नील सखी 


श्रीनीलसखी जी की यह डक्ति वास्तव में यथाथ है। श्री 
व्यासजी को कविता युगल रस की माधुरी में सिक्त भकक्‍त हृदय 
का मधुमय उद्गार है। व्यासजी वृदावन की भ्क्तिलीला के 
योवनकोल में आविभूत हुए । यह वषद्द पावन समय था जिसने 
हरिदास स्वामी, स्वामी हितहरिबंश, रूप गोस्वामी, सनातन 
गोस्वामी जैसे तपस्वी भक्तों की मधुमय साधना को अपनी 
आँखों से निरखा था । मीराबाई ने अपने भावुक भजनों से उस 
काल्न के क्षण क्षण को गुंजारित किया था | सूरदास तथा परमानंद 
दास ने अपनी भक्तभावना को ललित पढ़ों के द्वारा भक्तमंडल्ी 
के सामने आविभूत किया था। मध्ययुग का यह पवित्र समय 
भक्ति के इतिहास में एकदम बेज्ञोड़ है। इसी काल में वृंदावन के 
केलिनिकु ज में अपनी सरस मस्ती में गानेवाले श्रीव्यासजी की 
बाणी मुखरित हुईं थी । 


राघावल्लभीय संप्रदाय ४१२६ 


भक्तशिरोमणि व्यास जी का पूरा नास था हरिराम शुक्क । 
व्यास” तो उनकी उपाधि थी जिसे काशी के पंडितों ने उनकी 
कविता से मुग्ध होकर उन्हें प्रदान किया था। सं० १५६७ 
(& १५१० ई०) मागशीष शुक्ला पंचमी को हरिरामजी का 
जन्म ओड़छा के निवासी श्रीसमोखन शुक्त के घर उनत्तकी घम- 
पत्नी श्रीपझावती देवी के कोख से हुआ था। ओड्छा नरेश 
के दरबार में इनके पिता का बड़ा आदर सम्मान था। फलत: 
इनके पिता[का घर अ्रतुल्ल संपत्ति तथा विशाल बेभव के लिए 
नितांत विख्यात था और ओड़छे में 'ब्यासपुरा? अपने अतीत 
गौरव के लिए आज भी प्रसिद्ध हे। ये सनाह्य ब्राह्मण थे । 
इनके पिता परम वेष्णव थे तथा चैतन्य महाप्रभु के गुरुभाई 
माघवदास जी के शिष्य थे | हरिराम जी ने अपने पूज्य पिताजी 
से वष्णव दीक्षा प्रहण की थी, इसके णोषक अनेक प्रमाण इनके 
ग्रथ में उपलब्ध हैं । इन्होंने अपनी 'व्यासवाणी! के मंगलाचरण 
में अपने गुरु शुक्तजी का स्पष्ट निर्देश किया हैः-- 


बन्दी श्री सुकल पदपंकजन 
सत्त चित आनंद की निधि, गई हिय की जरन । 


अन्यत्र भी जय जय श्री गुरु शुकल मोहि सरबस दिया? 
आदि पदों के अध्ययन से इनके गुरु के विषय में भ्रम नहीं रहता । 
ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में हितहरिवंशजी से इनका गुरु-शिष्य का 
नाता जोड़ना एकदम अनुचित है। दवितहरिवंश तथा दहरिदासजी 
को तो ये अपना परम प्रेमी सखा मानते थे। ओड़छे में रहते 
समय भी बृ दावन सें निवास करने की लाल्सा का सूचक यह 
पद इस तथ्य को स्पष्ट द्वी प्रकट कर रहा है-- 


४३० भागवत संप्रदाय 


हम कब होहिंगे ब्रजवासी। 
ठाकुर नंदकिसोर हमारे ठकुराइन राधा सी ॥ 
कब मिलि हैं वे सखी सहेली हरिवंसी हरिदासी | 
हरिवंश जी के पीछे हरिव्यास जी इस मत के एक सम्मान्य 
आचाय हुए जिनके विषय में ध्र्वदास .जी की यह प्रसिद्ध 
शक्ति है-- द 
वरकिशोर दोड लाड़िले, नवल् प्रिया नव पीय | 
प्रगट देखियत जगत्‌ में, रसिक व्यास के हीय । 
इरिव्यास जी के गुरु के विषय में मतभेद दीख पड़ता है। 
इन्होंने अपने पिता जी को ही अपना गुरु लिखा है, परंतु 
भ्र्‌वदास जैसे समकालीन ग्र थकार के साक्ष्य पर ये हित हरिवंश 
जी के शिष्य तथा राधावल्लडभजी के उपासक माने जाते हैं--- 


सेवक की सरि को करे भजन सरोवर हंस । 
मन बच के धरि एक ब्रत गाए श्री दरिबंश ॥ 
ह॒ --भक्तनामावल्ती दोहा ७४ 


दोनों में समन्वय किया जा सकता है। पिता जी इनके 
विद्यागुरु थे तथा दृरिवंश जी दीक्षागुरु। ये बूंदावन में आकर 
गोस्वामी हरिवंश जी के दशन से ऐसे मोहित हुये कि उनके 
शिष्य बन गये | बृंदावन में ही रम गये और पन्नानरेश के 
स्वयं आकर ले जाने पर भी पन्ना नहीं गये | 

गृहस्थी में जीवन बिताते हुए भी ये श्रीयुगलकिशोर की 
सेवा तथा अल्लौज्ञिक प्रेम से कभी विचलित नहीं होते थे । 
तत्कालीन ओडछानरेश मधुकरशांह इनके मंत्रशिष्य थे। सं० 
१६१२(७ १५५५ ई० ) में ये अपना जन्मस्थान छोड़कर सदा के 


राधावल्लभीय संप्रदाय ४३१ 


लिए वृंदावनचंद्र के लिए निकुंज में चल्ले आये | वृ दावन 
से इन्हें ल्ोटाने के उद्योग में स्वयं मधुकर शाह्व व्यास जी 
के पास आये, परंतु व्यास जी अपने निम्चय से तनिक 
भी नहीं डिगे। वृदावन में ही अपना अल्लोकिक जीवन 
बिता कर भक्ति तथा कविता उभ्रयविध साधना के लिए वे एक 
अनुपम आदर्श छोड़ गए। व्यास्र जी के दो ग्र'थ मिलते हैं-- 


( १ ) नवरल्ञ'--संस्कत में रचित, संप्रदाय के सिद्धांतों का 
निद्शक ग्रंथ ( अप्रकाशित ) 


(२) व्यासवाणी--्रजभाषा में निबद्ध लगभग ७०० पदों 
का अनुपम ग्रथ ( प्रकाशित )” 


व्यासवाणी में दो खंड हैं। प्रथम खंड (२६१ पद ) में 
भक्तिसिद्धांत का मनोरम वर्णन है | द्वितीय खंड ( ४५६ पद ) 
राधाकृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन द्ोने से रसखंड के 
नाम से विख्यात है। व्यास जी चेतन्य-संप्रदाय के चेष्णव थे 
झओर उस समय के मान्य गोस्वासी रूप तथा सनातन से इनकी 
गहरी मैत्री थी। सुनते हैं कि इन गोस्वामियों का दृढ़ आग्रह 
स्वीकार कर द्वी वे वृ दावन सें रसमय जीवन बिताने के लिए 
चले आये | 

व्यासजी राधाकृष्ण के उच्चकोटि के भावुक भक्त थे। 
व्‌ दावन पर उनकी इतनी प्रीति थी कि वहाँ के रज्ज। कण में वे 
लोटना अन्यत्र प्रासाद के सखमज्नी फर्शपर रहने से अच्छा 
सममभते थे । इस विषय के पुदों में उनका प्रेम छुल्क रहा है। 





१ इस ग्रथ को व्यास जी के वंशोद्धव आचाय राघाकिशोर 
गोत्वामी ने बंदावन से प्रकाशित किया है, सं० १६६४ | 


४२ भागवत संप्रदाय 


उश्चकोटि के ब्राह्मण होने पर भी वे नीच ज्ञाति के भक्त के हाथ 
से मद्दाप्रसाद प्रहण करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। 
वे तो बड़े मीठे शब्दों में अपना परिचय देते हैं+- 


रखसिक अनन्य हमारो जाति। 
कुलदेवी राधा, बरसानो खेरो त्रजवासिन सो पाँति ॥ 
गोत गोपाल, जनेऊ माला, सिखा-सिर्खेडि हरिमन्दिरि भाल 
हरि गुन नाम वेद धुनि सुनियत, मूज पखावज कुस करताल ॥ 


भक्त जाति-पाँति के बंधन में थोड़े ही अपने को बाँधता 
है। वह तो जीवन्मुक्त होता है। कृष्ण के सकल पियारे उसके 
परिवार के परिजन होते हैं | वेद की संहिता कममकांड 
के उपासकों के लिए मान्य शास्त्र है। भक्तों के लिए तो हरि के 
गुण तथा नाम का गायन ही बेदिकी श्रुति है। व्यास जी के 
पदों में युगल सरकार के प्रति असीम भक्ति, अलौकिक माधुरी 
तथा विशाल्न प्रके की विमल धारा प्रवाहित हो रही है। पद 
क्या हैं ? भक्तिभावना में सराबोर हृदय के मधुमय उद्वार हैं। वे 
केवल हमारा अनुरब्जन ही नहीं करते, भ्रत्युत हमें उस दिव्य 
माधुरी की काकी दिखला कर हमारा हृदय उदात्त, विशुद्ध तथा 
विशाल बनाते हैं । 

मन की द्विविधा व्‌ दावन के सेवन से तथा राधाऋृष्ण के 
लीला-गायन से मिटती हैं-- 


दुविधा तब जेडे या मन की । 
निर्भय हे के जब सेवहु गे, रज श्रीवृन्दावन की । 
कामरि छे करवा जब लेहे, सीतल छॉह कुजन की । 
अति उदार लीला गावहु गे, मोहन-स्याम सुधन को ॥ 


राधावल्लभीय संप्रदाय ' ४३३ 


राधावर के ध्यान के सामने अन्य देवता की उपासना निरथक 
है। क्‍यों ? 
श्रीराधावर ध्याइ के और ध्याइए कौन । 
व्यासहि देत बने नहीं बरी बरी प्रति लोन ॥ 


राधा तथा कृष्ण की जोड़ी व्यास जी के कमनीय रासवर्णन 

में कैसी फबती है-- 

सुधर ( श्री ) राधिका प्रवीन बिना, वर रास रच्यों 

श्री श्याम संग वर सुधंग तरनि--तनया तीरे || $ 

आनन्दकन्द' वृन्दावन शरद चन्द मनन्‍्द मन्द, 

पवन कुसुम-पुंज ताप-दवन, धुनित कल कुटीरे ॥ २ 

रुनित किंकिणी सुचारु, नुपुरु मनि बलय हारु 

अंग रत सदंग ताल तरल तिरप चोरे ॥ ३ 

गावत अतिरंग रहो, मोपे नहिं जात कह्मों 

ब्यास!ः रस-अ्रवाह बह्मौ, निरखि नेन सीरे॥ ४ 


श्री राधिकाजी के मान तोड़ने के लिए सखी के ये वचन 
कितने मार्मिक हैं-- 


कबहूँ तो काहू कौ कह्ौं न कियौ | 
जुरत बसीठी ते सरीठी करि डारी, हठ करि कछु न लियौ ॥ 
नेननि तोहि कुटलता खिखईं, और न हेत वियौ। 
कठिन कुचनि की संगति कौ फल, हे गयो कठिन हियौ ॥ 
बिनु अपराधहिं साधु पियहि: ते कबहूँ न चेन दियौ। 
सरधा हूँ ते कृपन अघर मधुरस पिय न अधाइ पियौ ॥ 


व्यास जी की दृष्टि प्रकृति के कमनीय रूप पर मुग्ध होती है। 
। ४3५38 में पावस की यह बहार निराली ही है-- 
ध् 


४३४ भागवत संप्रदाय 


आज कछु कु जन में बरषा सी । 

बादल दल में देखि सखी री चमकति है चपला सी॥ 
नान्‍हीं नान्‍हीं बूं दन कछु घुरवा से पवन बहे सुखरासी । 
मन्द मन्द गरजन सी सुनि मंनु नाचति मोर सभा सी ॥ 


व्यास जी ने राधाऋरष्ण के नाना प्रकार की लीलाओं का बड़े 
विस्तार से वन किया है जिसके अनुशीलन से समस्त लीलायें 
पाठकों के सामते सजीब हो उठती हैं। प्रम-विभोर व्यास की 
कविता कहीं कहीं कोमत्न-कान्त-पदावली के रचयिता जयदेव की 
-जरबस सुधि दिलाती हैं-- 


तरृंदावन कुज कुज केलि बेलि फूल्ी। 
कुन्दकुम्रम चन्द्‌ नलिन विद्रुम छुवि भूली ॥ 


भ्रवदासजी--व्यासजी के शअनंतर भ्रवदासजी भी राधा- 
वल्लमीय मत के विशेष प्रचारक तथा विशिष्ट विद्वान हुए हैं जिन्होंने 
अपने विविध ग्रथों के द्वारा श्रीद्वित जी के मत का विशदीकरण 
किया है। भ्ुवदास जी के रचित ग्रथों की संख्या ४० से भी ऊपर 
है जिनमें वृंदावन-सत, सिंगार-सत, रख-रव्नावली, नेहमंजरी, 
रहस्यमंजरी, सुख-मंजरी आदि मुख्य ग्रंथ हैं, परंतु ऐतिहासिक 
दृष्टि से इनका महत््वशाल्ली ग्रथ भक्तनामावली है जिसमें इन्होंने 
प्राचीन तथा समकालीन भक्तों का संज्षिप्त परिचय बड़ी सहृदयता 
के साथ दिया है । इनके ग्रंथों की रचना का समय भी दिया गया 
. है--बूंदावन-सत का रचनाकाल है सं० १६८६, रहस्यमंजरी का 
१६६८ विक्रमी । भक्तनामावल्ी में १७३४ विक्रमी तक के भक्तों 
का परिचय मिलता है। अतः इनका समय १६४५० वि० से १७४० 
वि० तक माना जाता है। बूंदाबन की सुषमा का वर्सन इनके 


राधावल्‍्लभीय संप्रदाय ४रेफ . 


काव्यों में खूब है । प्रमतत्त्व का विश्लेषण भी इन्होंने बड़ी सुंदरता 
से किया है। धभ्रुवदास की भगवान्‌ से यही प्रार्थना है-- 
. ऐसो करी नव लाल रंगीले जू चित्त न और कहूँ ललचाई । 
जे सुख दुःख रहें लगि देह, सो ते मिटि जाँहि$रु लोक बढ़ाई | 
संगति साधु देंदाबन कानन, तो गुन गाननि 'माँक बिहाई। 
कंज पर्गों में तिहारे बसों बस, देह यहे धभुव को शआुवताई ॥ 


इस संप्रदाय के अन्य ग्रथ भी उपलब्ध होते हैं जेसे सेवक- 
बानी, वल्लभरसिक की बानी, आदि। इस संप्रदाय के भक्त 
कवियों की विशेषता दै बूंदावन की माधुरी का वर्सन तथा राधा- 
कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रसपेशत्न तथा मनोमुग्धकारी चार 
चित्रण | ब्रजभाषा साहित्य को पुष्ट तथा समृद्ध करने में इस 
संप्रदायवालों का विशेष हाथ रहा है। 

प्रधान गुरु-शिष्य परम्परा इस प्रकार है-- 


श्रीनित्य विद्दारी 
श्रीनारायण ( प्रथम पुरुष ) 
द धो 

भरीचि 

क्रय 


अचतलेश्र 


अच्युतेश्वर 


४३६ मागवत संप्रदाय 
पर 
दर 

ऋषि पाशिधर 
गे 
विजय भट्ट 
कुलाजित भट्ट 
शा 
जालप मिश्र 
प्रभाकर मिश्र 
उमाकर सिश्र 
जब सिश्र 
दिमकर मिश्र 
ब्वस मिश्र 
गोस्वामी कह श्रीहित हरिवंशचंद्र 
गोस्वामी ४2002 ( बनमालीदास जी ) 


” श्रीसुन्द्रवर जी 


राधावल्ल्भीय संग्रदाय ४३७ 


| 
गोस्वामी श्रीदामोदरवरजी 
| 


| | 
गोस्वामी पी 0 हक लि) 


| | है 
श्रीकमल्ननयन जी श्रीरसिकलाल जी 


गोस्वासी राधालाल जो श्रीसुखलाल जी 
श्रीमुकुन्दल्चाल जी नवनीतलाल जी 
घनश्यामलाल जी कान्तलाल जी 
माधवल्ताल जी | राधाज्ञाल जी 
माखनलाल हा आस] 
छोटेलाल जी लाड़िलीलाल जी 
पीतमलाल । हरिलाल जी 
मुकुंदलाल जी किशोरीज्ाल जी 
राधालाल ् कि जी 
मनमोहनलाल जी सुकुमारी लाल जी (८ वत्तेमान 


अधिकारी जो आचाणय्य गही पर 
प्रतिष्ठित हैं ) 


च्श्प८ भागवत संप्रदाय 


नितव्यविहारी से श्री व्यास मिश्र तक वंशपरंपरा है ओर 
श्रीहरिवंशचंद्र से आगे ज्येश्ठ पुत्र ओर शिष्य परंपरा है जो 
आचाय्य गही के अधिकारी हैं। श्री दामोदरवर जो की दो 
पत्नियों से गद्दी के दो अधिकार हैं। अतः आगे दोनों की पूर्स परं- 
परा दी गयी है। इस समय वास्तव में विज्ञास वंश का अधिकार 
है। यों तो प्रत्येक पुत्र शिष्य है अतः सभी आचाय हैं किंतु इसमें 
शिष्य ओर वंश का बड़ा भारी विस्तार हो जाता है, इसलिये 
यहाँ संक्षप से ज्यष्ट पुत्र और शिष्य का वर्णन किया है। यह 
परंपरा केवल आचाय्य-कुल की है। विरक्त शिष्यों की कोई 
खास परंपरा नहीं, क्योंकि वे गुरु-गद्दी के अधिकारी नहीं होते । 


( ३) 


संप्रदाय के सिद्धांत 


श्री द्वित हरिवंश की साधना प्रणाली बढ़ी ही यूढ़ तथा रहस्य- 
मयी है। इसका अधिकारी भी सामान्य साधक न होकर 
विशेष निष्ठावान्‌ पुरुष ही हो सकता है। इसकी विल्क्षणता अन्य 
संप्रदायों के साथ तुलना करने पर स्पष्ट ही प्रतीत होती है। श्री 
संप्रदाय में वकुरठबासी भगवान्‌ विष्णु को इष्ट मान कर दास्य- 
भाव से उनका केकय करना ही जीव का परम घम द्वोता है । 
वल्लभ संप्रदाय में श्री बाल-गोपाल को इष्ट मान कर वात्सल्य 
भाव से उनमें रति करना ही भक्ति का मुख्य लक्ष्य है। निंबाक 
मत में तथा माध्व गौडीय संप्रदाय में किशोर श्री ऋष्ण को 
क्रमशः रवकीया भाव तथा परकोया भाव से उपासना उचित 
मानी गईं है। परंतु इस राधावल्‍लभीय मत में उपासना का तत्त्व 
इनसे विल्क्षण है। हरिवंश महाप्रभुु का कहना है कि परकीया 


राधावल्‍लमभीय संप्रदाय ह ४३६ 


तथा सवकीया दोनों भाव अपूर्स हैं। स्वकीया में मिलन है, पर 
विरह नहीं । उघर परकीया में विरह है, मित्लनन का पूर्ण सुख 
नहीं । इसीलिए प्रम साम्राज्य में स्वकोीया-परकीया की भावना 
केवल एकदेशीय तथा एकांगी भावनायें हैं। प्रेम की पूर्णता वहाँ 
है जहाँ स्वकीया तथा परकीया दोनों का बोध नहीं; तथा जहाँ 
नित्य मित्लन में भी विरह का सुख या ल्त्नक नित्य स्थित रद्दता 
है | हरिवंश जी ने चकई तथा सारसके संवाद रूप में इस तथ्य 
की अभिव्यक्ति की है। प्रिय के विरह में भी चकई का जीवित 
रहना सारसकी दृष्टि में प्रम की परम न्यूनता है-- 


चकई प्रान ज्ु घट रहें पिय विछुरंत निकज्ज । 
सर अंतर अरु काल निसि तरफ तेज घन गज्ज ॥ 
तरफ तेज घन गज्ज॒ लज्त तुव बदन न आवे | 
जलन विहन करि नेन मोर किहिं भाव बतावे ॥ 
द्वित हरिवंश विचारि बादि श्रस कौन जु बकई । 
सारख यह संदेह प्रान घट रहे ज्ञु चकई॥ 


परंतु चकई की रागभरी दृष्टि में सारस का प्रम एकांगी है 
क्योंकि वह अपने नित्य मित्नन के सुख में विरह-सुख का अनुभव 
नहीं करता । सारस का प्रेमाजुभव भी अपूर्ण और अधूरा है-- 


सारस सर बिछुरंत को जो पल्ु सहे सरीर । 
अगिनि अनंग जु तिय भखे तो जाने पर पीर ॥ 


ऐसी विषम स्थिति में हरिवंश महाप्रश्नु का प्रमसार्ग एक 


निराली चीज है। वे अपने सिद्धांत का' वर्णन करते हुए 
कहते हैं--- 


४४० भागवत संप्रदाय 


जै श्री हितहरिवंश विचारि प्रेम विरहा! बिनु वा रस | 
निकट कन्‍त नित रहत मरम कहा जाने सारस ॥ 


यह “अ्रमविरहा” ही राधावल्लमीय पद्धति का सार है। 
मिलने में भी विरह जैसी उत्कण्ठा इसका प्राण है। युगल 
किशोर श्री राघा-वल्लभल्नाल के नित्य मित्लनन में वियोग की 
कल्पना तक नहीं है, परंतु इस मिलन में प्रेम की क्लीणता नहीं, 
प्रत्युत प्रतिक्षण नूतनता का स्वाद है, चाह तथा चटपटी है। 
प्रमांसव का अनवरत पान करने पर भी अतृप्तिरुपी महान्‌ 
बिरह की छाया सदा बनी रहती है, प्रतीत होता है -- 


“सिलेहि रहत मानों कबहूँ मिले ना” 


इस प्रकार स्वकीया-परकीया, विरह-मिलन पवे स्व-पर- 
भेद रहित नित्य विहाररस ही श्री हितमहाप्रश्ु का इृष्ट 
तत्त्व है । 

हरिवंश जी इस प्रकार न अवतार श्रीकृष्ण को अपना इष्ट 
मानते हैं और न युगल किशोर श्रीनंदनंदन तथा श्रीवृषभानुलली 
को। वे नित्यविह्ाारिणी श्रीराधा को ही अपना इष्ट मानते हैं| 
उनका कथन रपष्ठ है कि राधा स्वतंत्र पराशक्तिरूपा है। वह 
महासुख रूपा है। वह मेरी सेव्या-आराध्या है, अन्य कोई नहीं:-- 


इंशानी च शची महासुखतनुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा | 
श्रीवृन्दावननाथपट्टमहिषी राधेव सेब्या मम ॥ 
“-राधासुधानिधि श्लो० ७८ 


असिद्ध है कि श्रीराधारानी ने ही स्वप्न में श्रीहितहरिबंश 
प्रभु को अपना इशष्टमंत्र देकर शिष्य बनाया था। इसका उल्लेख 


राधावल्लभीय संप्रदाय ४४१ 


सांप्रदायिक ग्रथो में बहुशः किया गया है। इनका यहाँ तक 
कहना है कि जो लोग श्राराधा के चरणों का सेबन छोड़ कर 
गोविंद के संगलाभ की चेष्टा करते हैं वे मानो पूर्णिमा तिथि 
के बिना ही पूर्ण सुधाकर का परिचय पाना चाहते हैं। वे 
अज्ञ यह नहीं जानते कि श्यामसुदर के रतिप्रवाह की लहरियों 
की बीज यही श्रीराधा ही हैं-- 


राधादास्यमपास्य यः श्रयतते गोविन्द्सद्राशया , 

सो5ययं पूणंसुधारुचेः परिचय राकां विना वान्छृति । 

किंच श्याम-रति-अवाह-लहरी-बीजं न ये तां विदु- 

स्ते प्राप्यापि महास्ताम्बुधिमहो बिन्दुं पर आ्प्नुयुः | 
“-राधासुधानिधि ७९ 


राधावज्लभीय भ्रक्त की कामना बड़ी रहस्यमयी होती 
है। वह अपनी कामना की अभिव्यक्ति इस पद्य में चित्रित 
करता है-- 


सान्द्रानन्दोन्मद्रसघन प्रेमपोयूषमूतः 

श्री राधाया श्रथ मधुपतेः सुप्तरयोः कुब्जतल्पे | 

कुर्वाणाहं रदुसूदु-पदाम्भोजसम्वाहनानि 

शय्यान्ते कि किसपि पतिता आप्ततन्द्रा भवेयस्र्‌ ॥ 
“-रा० सु० श्लोक २१२ 


निविड आनंदोत्सवरस के घनत्व से प्रकट प्रेमाम्रतमूर्ति श्री 
राधा तथा मधुपति जब कुज्जशय्या पर निद्रित हो जाँय, तब उनके 
अति कोमल पदकमलों का संवाहन करते-करते में तंद्रा प्राप्त 
होने पर उस सेज के समीप ही क्‍या कभी लुढ़क रहँगी ? इसी 
कामना की ओर लक्ष्य करके नाभादास- जी भी कहते हें-- 


७४२ भागवत संप्रदाय 


श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुध्ढ़ डपासी । 
कुज केलि दंपती तहाँकी करत खबासी ॥ 


हरिवंशी संप्रदाय वस्तुतः रससंप्रदाय है जिसमें प्रेमासृत- 
मूर्ति श्री राधा तथा लालजी के नित्य मिलन के अवसर पर 
साधन तनन्‍्मयभाव से उन्तकी सुचारु सेवा में लगा रहता है। इस 
सेवा भाव को ही बह अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। 
हरिवंश जी की सम्मति में जिस प्रकार जज्न से तरंग का प्रथक्‌- 
करण असंभव है. उसी प्रकार राधा से कृष्ण का, सांवरे से गोरे 
का, प्रथक करना एकदम असंभव है। दोनों मित्न कर एक ही 
तत्त्व के प्रतीक हैं। वे दोनों अभिन्न हैं तथा अनन्य हैं। इस _ 
तथ्य का स्पष्टीकरण उनका यह सु दर पद्म कर रहा है-- 

जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, 
भावै सोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे । 

समोको तो भावतो ठौर, प्यारे के नेनन में, 
' च्यारो भयो चाहे मेरे नेननि के तारे । 

मेरे तो तन मन ग्रोण हूँ में प्रीतम प्रिय, 
अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे । 

जें श्री हित हरिबंश हँस हँसिनी साँवर गौर, 

कहो कौन करे जल ॒तरंगनि नन्‍यारे। 


“-488:-- 
प्रम-साधना में जीव का भावमय स्वरूप 


श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ ने अपनी दो प्रकृतियाँ बतायी 
हैं; एक आठ भेदोंवाली जड़ प्रकृति और दूसरी जीवरूपा 
परा प्रकृति। बस इन्हीं दो प्रकृतियों से समस्त चराचर जगत्‌ 


राधावल्लभीय संप्रदाय ४४ 


का निर्माण हुआ है। (देखिये गीता अध्याय ७ छोक ५, ६, ७) 
इस विचार से समस्त चराचर जगत भगवान्‌ की प्रकृति है 
ओर वे भगवान्‌ ही एकमात्र परमपुरुष हें। यह विश्व-विज्ञास 
उसी प्रकृति ओर पुरुष का विल्लास है । 


रसिकाचार्थ्यों ने इस प्रकृति-पुरुष विज्ञास की भावना को 
अधिक उज्ज्वत्न रूप देकर स्पष्ट कर दिया है। वे कहते हें कि 
भगवान श्रीकृष्ण नित्य-विहारी ही एकमात्र पुरुष हैं और उनकी 
चिदु-अचिद्-विशिष्ट आह्यदिनी एवं निजरूपा प्रमर्शाक्त श्रीराधा 
ही परम प्रकृति हें। इन सनातन युगलकिशोर का ही सारा 
जगत्‌ प्रतिविंब है । श्रीराधा प्रकृतिरूप में सवत्र व्याप्त हैं । 
वे समस्त सखियों के रूप में हैं ओर वही गोप्रियों के रूप में । 
गोपियाँ कया हैं ? प्रेम की साकार प्रतिमा । प्रत्येक जीव प्रेम- 
रूपा गोपी है क्‍योंकि वह सनातन प्रकृति है | उसमें वे सब दिव्य 
गुण गण हैं जो गोपियों में हैं--श्रीकृष्ण की सखियों में हें । 


जीव अपने निज स्वरूप--प्रेमरूपा सखीभाव--को भूल 
जाने के ही कारण इस आवागमन-रूप दुर्गंति को प्राप्त हो गया- 
है। यदि जीव अपने निज स्वरूप की स्व्रति करे तो वह आनंद 
रूप को शीघ्र पा सकता है। आवश्यकता है अपनी अंतरृष्टि 
को फेरने की । 


जब यह निर्विवाद सिद्ध है कि जीव का निज्ञ एवं सनातन 
स्वरूप प्रभु की प्रकृति या सखी है तो फिर साधक को अपने 
स्वरूप का स्मरण किस प्रकार करना चाहिये ? यह जानना 
आवश्यक हो जाता है । 


रसिकाचारय्यों को इस ऐकान्तिक रस-पूर्ण भावना अर्थात्‌ 
जीव के सखी-स्वरूप के बोधपूषंक भावना करने के पहले यह 


४४४ भागवत संप्रदाय 


अवश्य ज्ञातव्य है कि यह भावना न तो गुड़ियों का खेल है, न 
उपदहास का विषय। यह है सन्त शिरोमणि, मोक्ष-संन्यासी 
रसिकों का हृदय । अतः साधक अपने चित्त की सच्ची जाँच करके 
इन लोहे के चनों को चबाने का कठिन प्रयास प्रारंभ करे | 


रस की साधना में साधक के दो देह कहे जाते हैं; एक 
साधन देह और दूसरा लिद्ध देह । 

(क) साधन देह--इस स्थूल शरीर से स्थूल्न भोग भी भोगे 
जाते और उनके बंधन भी भविष्य के लिये तैयार होते हैं। 
इस स्थूल शरीर से अन्य जगत का भी निर्माण किया जाता है। 
तब यदि साधक पुरुष अपने मन,. इन्द्रिय एवं चित्तपुज्न साधन 
देह को इस प्रमरस के स्राधन में लगावे तो इसे अपने सिद्ध 
देह को रफुणा होने लगेगी । इसे रससाधना में लगाने का 
केवल इतना ही अथ है कि अपने मन के द्वारा अपने किसी 
दिव्य देह की भावना करे। 


(सर) सिद्ध ( दिव्य ) देह क्‍ 

किसी दिव्य वस्तु की भावना या कल्पना करने के लिये 
संसारी व्यक्ति को अपने आस-पास के वातावरण के आधार 
पर ही पहले उस दिव्य वस्तु की कल्पना करनी पड़ती है। जहाँ 
यह कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण का स्रादय्य कोटि काम- 
लावण्यहारी हे, वहाँ साधारण लोग जो एक कामदेव के 
सोंदय्य की कल्पना नहीं कर सकते, कोटि काम-लावण्यहारी 
की कल्पना कैसे कर सकेंगे ? ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है 
कि वे कोटि काम-लावण्य विनिंदक श्रोकृष्ण के सोंदय्य की वही 
रूपरेखा तैयार कर लेते हैं जो सोंदय्य उन्होंने देखा है, उसी के 
जैसा यः उससे कुछ विशेष | 


राधावल्लभीय संप्रदाय ७४५ 


श्रीयुगलकिशोर की नित्य सखी की स्वरूप-भावना वस्तुतस्तु 
न तो कद्दी जा सकती है, न समझी द्वी जा सकती है, पर वह तो 
अनुभव-गम्य है। युगल-किशोर श्रीराधावल्लभलाल सॉंदय्य- 
माधुय्यं की निधि हैं। उनका समस्त परिकर परम सॉंदय्यंमय 
है। श्रीधाम वृंदावन श्री ओर सुषमा का आगार है ओर वहाँ 
के निवासी खग, स्ग, कीर, कपोत, मयूर, मराल सभी दिव्य 
चिदानंद्मय और अपार सोंदय्य-माधुये के निधान हैं। कहना न 
होगा कि युगल किशोर की सखियाँ भी अतीव रूप-ल्ावश्यमयी 
हैं। जिनकी चरणश-नखच्छुटा पर कोटि-कोटि उमा-रमा बलिहारी 
जाती हैं, उनके रूप-लावण्य का क्‍या पारावार ९ 


हम पहले कहद्द चुके हैं कि रस-क्षेत्र में साधक का भी स्वरूप 
वही है जो वहाँ की नित्य सदचरियों का है। अतः साधक अपने 
वास्तविक रूप सखी-स्वरूप का स्मरण इस प्रकार करे:-- 

युगल नवल्न किशोर अनेक किशोरी-प्रमदागणों से घिरे 
हैं । उन किशोरी गणों में से एक मैं भी हूँ। मेरा द्व्य देह रूप- 
योवन-संपन्न एवं ललित किशोर अवस्था से पूर्ण है । सुडौल 
अंग प्रत्यंग, मनोहर मुखाकृति, आकषक और रमणीय वर्ण, 
लल्नित-गति मंद हास, सहज चपतलता, यौवन का भार और लब्ना- 
भरी चितवन है। सबके साथ-साथ हृदय दिव्य प्रम के भावों 
से ओत-प्रोत है | मन, प्राण, इंद्रियाँ सबके सब प्रम से आकुल हैं । 


नख से शिख तक दिव्य एवं मनोहर वस्त्राभरणों से मैं 
सुसल्विता हूँ । चरणों में जाबक की ल्ञाली है और गुल्फों में कन- 
कारते हुए मणिमय नूपुर। कटि पर सारी है और उस पर 
शोभा की वृद्धि करती हुई करधनी मुखरित है। कंचुकी से कसे 
हुए पीनोन्नत ' पयोधरों पर हारों की शोभा; शंख सी ग्रीवा पर 


४४६ भागवत संप्रदाय 


मणशि-पोत और दुलरी, तिलरी की छटा, विजक्षण है; अपूब है । 
मृणाल-नाल सी भ्रुजाएँ और उन पर फब रहे हैं यथा-स्थान बाजू 
बंद, कंकण चूड़ियाँ ओर मुद्रिकाएँ । क्‍ 

मुख है या चंद्र ? आंति होती है। इस चंद्र के दो कल्नइड हैं 
कपोल पर गिरि हुई काली काली अजत्लक ओर लल्लाट-पटल 
शोमित तिज्नक । काम-धनुष सी हैं भ्रकुटियाँ और उस पर चढ़े 
हैं अनियारे, विशाल और कजरारे नयनों के बाण । पैनी-नासिका, 
बिंवाफज्न से अधर और ललित कपोल | तिन पर मिलमित्ञाते 
हुए तरल ताटकों को शोभा अवर्णनीय है। काल्ले-काले घुँघरात्ते 
केशों की लंबमान वेणी पुष्ट नितम्बों तक चली आयी है पीठ पर 
लहराती हुई । वेणी पर गुंथे हुए हैं, महकती हुई मालती के 
फूल ओर वेणी का छोर गुच्छ मणि-माणिकों से गुंफित है। सिर 
में सिंदूर की सौभाग्य रेखा जगमगा रदह्दी है और सिर को ढाँके 
हुए है एक कीनी-मीनी रेशमी ओढ़नी । 


यह है संक्षेपतः सांकेतिक रूप से साधक के दिव्य देह 
का चिंतन। इस्री के संबंध में अन्यत्र रस शाझल््षों में कहा 
गया है-- 
आ्रात्मानं चिन्तयेत्तत्र तासाँ मध्ये मनोरमाम । 


रूप-योवन-सम्पन्नां किशोरी अमदाकृतिस ॥ 


अर्थात्‌ “ उस वृंदाबन में साधक अपने,आझापको उन सनो- 
रसा सखियों के बीच में इस श्रकार चिंतन करे--में रूप-योवन- 
संपन्न, विशेष उन्‍्मादकारिणि आकृतिमयी किशोरी हूँ ।” 

तक रस साग के साधक के चित्त में अपने किशोरी 
स्वरूप का भान नहीं होता, तब तक उसके हृदय में युगल किशोर 
की रस-भावना तो होगी कहाँ से साधारण स्वरूप स्मृति भी नहीं 


राधावल्‍्लभीय संप्रदाय ४४७ 


हो पाती | अतएवं यह प्रथम कत्तेव्य हो जाता है कि साधक. 
अपना रवरूपानुसंघान करे | इसी स्वरूपानुसंधान की बात का 
स्पष्ट वर्सन आचाय्यचरण श्रीहित हरिवंशचंद्र महाप्रभु ने 
बाचना के रूप सें इस प्रकार किया है-- 


दुकूल॑ विज्ञाणामथ कुचतटे कन्चुकपरं, 
प्रसाद स्वामिन्याः स्वकर-तल-दृत्तं प्रणयत्तः | 
स्थितां नित्य पाश्वे विविध-परिचरय्येक-चतुरां, 
किशोरीमाव्मानं किमिंह सुकुमारीं नु कलये |॥ 
“श्रीराधा सुधानिधि छो० ४२; 


अर्थात्‌ “अहो ! में अपनी स्वामिनीजी के निज करकमल्ों 
के स्नेहपूवक दिये हुए प्रसादरूप दुकूल और कब्न्चुकी-पट को 
अपनी कुच-तटी में धारण करू गी ओर सदा अपनी स्वामिनी के 
बगल में स्थित रहकर विविध प्रकार की सेवा-परिचर्य्याओं में 
चतुर सुकुमारी किशोरी के रूप में अपने आपको क्‍या यहाँ 

 देखूँगी १” 

यहाँ जिस सिद्धदेह का स्वरूपानुसंघान कराया गया है, उसका 
युगल-किशोर श्रीराधा-वल्लभलाल की रस-लीला से पूर्य साधम्य 
हैं। अत; उसका ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि विना अपने स्वरूप 
का स्फुरण युगल के स्वरूप की रसस्फ्रणा नहीं हो सकती । उस 
ला प्रभु के साधम्य को नीचे लिखे अनुसार समभना 
चा | ह 


प्रमोपासना की दृष्टि से जीव एवं युगलकिशोर का साधस्य 


वेदांतवादी आचारय्यों ने अनेकों श्रुतियों के अथ जीव और 
'विश्वु की एकता में द्वी लगाए हैं। “तत््वमसि--तुम वही हो” 


४ डटर भागवत संप्रदाय 


महावाक्‍्य स्पष्ट . रूप से जीव की ब्रह्मरूपता सिद्ध करता है: . 
इसी प्रकार सोडहहम्‌ और शिवो5हम्‌ भी। और विचार की दर 
से हे भी बात ऐसी ही कुछ है कि एक अचिन्त्य और अखंड सत्ता 
ही सर्वत्र व्याप्त है। यह नानात्व कुछ है नहीं। फिर उस एक 
अखंड सत्ता को चाहे कोई ब्रह्म कह ले, कोई राम और कोई 
कृष्ण । उसके लिए जितने भी नाम और रूपों की कल्पनाएँ की 
जायंगी सब उसमें एक अंग में प्रवेश पा जावेंगी । 

योगी जिसे परमात्मा कद्दते हैं, उसे ज्ञानी लोग त्रह्म और उसे 
हो तो भक्त भगवान्‌ कहते हैं। तब ऐसी दशा में एक ही वस्तु 
के तो तीन नाम हुए; वस्तुएं तीन नहीं हुई । तीन द्वी क्‍यों, उसके 
तो अनंत नाम हो सकते हैं 

वह एक ही वस्तु है ओर उसी में यह नानात्व की श्रांति द्वो 
रही है जैसे स्व॒ण में कंकणश ओर कुडल्न आदि अनेक आदकारों 
की। माया, ब्रह्म ओर जीव की यह्द त्रिपुटी कि नी अ्रमपूर्ण है इसे 
अधिक स्पष्ट न करना होगा जिन्होंने स्वर्ण और आभूषण के 
सिद्धांत को समझ लिया होगा उनके लिए-- 


सो तें ताहिं तोहि नहिं भेदा। 
वारि वीचि इमि गावहिं वेदा ॥ 


है ही। जीव और प्रभु के बीच मिथ्या माया आ बैठी है 
कैसा आश्वय है ? 
सो दासी रघुवीर के समुर्रे मिथ्या सोंडपि | 
ओर वह समझ लेने पर मूठी है ? _ 
तब उस मिथ्या की क्‍या कथा ? अब रहा जीव ज्ञोर विश्रु 
की एकरूपता-तादात्म्य का प्रश्न | शांकर वेदांती ओर भक्ति 


राधावल्‍्त्मीय संप्रदाय ७४९ 


बादियों में इतना ही अंतर है कि वेदांती कहते हें 'सब खल्विद्‌ं 
ब्रह्म! अथात्‌ 'यह सब ( चराचर ) ब्रह्म ही है।! ओर भक्त कहते 
हैं--/जीव अनेक एक श्रीकंता ! जीव और विद्यु दो नित्य 
तत्त्व हैं; एक अणु है और दूसरा महान्‌। यह असु ओर मह्दान्‌ 
का ढ्वेत भक्तों की दृष्टि में सिद्ध है। 
किंतु रसिकाचाय्य श्रीहित हरिवंशचद्र महाप्रसु अपने रख- 
सिद्धांत की दृष्टि से कहते है 
यत्किल्चिद्‌ दश्यते सष्टी सव हितमय बिहुः । 
अर्थात्‌ “स्थावर-जंगम जो कुछ विश्व-वित्ञास है, वह सब एक 
ही वस्तु 'हित!--प्रेम है; ऐसा जानो।? 
रसिकाचाय्य श्रीहिित हरिवंश की दृष्टि में जीव और विश्ञु 
का हत समाता ही नहीं। समावे भी केसे ? उनकी दृष्टि तो 
एक प्रम-रस से सिक्त हो चुकी है न? उसमें तो एक रंग चढ़ 
चुका है, तब दूसरे रंग को गुंजाइश ही कहाँ रहद्दी ? 
जिन आँखिन में वह रूप बस्यौ, 
डन आँखिन सो अब देखिये का ? 


उनको तो सर्वत्र अपनी आराध्या का ही दशन हो रहा है-- 
सर्वान्‌ वस्तुतया निरीक्ष्य परमस्वाराध्यबुद्धिमंस | 
“अराधा सुधानिधि 
अर्थात्‌ सबको घपस्तु बुद्धि से अवल्ञोकव करके उन [ नाना 
नाम रूपों ] के प्रति मेरी स्वाराध्य बुद्धि है ।” 


इनकी सवत्र स्वाराध्य बुद्धि हो चुकी है और सब्वत्र एक 
प्रम तत्त्व ही सिद्ध दो चुका है इनके लिए। परंतु जिनके लिए ऐसा 


नहीं हो पाया उनके लिए क्‍या क॒तंव्य है, वे कया कर ? 
२६ 


४#० भागवत संप्रदाय 


कर क्‍या ? उनके लिए भी रसिक आचाय्यगण विधान करते 
हैं कि वे भी सर्वत्र अपनी बुद्धि को एक वस्तुमय बना दें। यह 
नानात्व की माया मिटा दे । जब सवत्र एक प्रमतक््व ही ओत- 
प्रोत है, तव क्या आवश्यकया है यह हेत के भार किए फिरने 
की ? श्री प्रबोधानंद सरस्वती-पाद क्‍या कहते हैं, सुनिए-« 
स्वान्तर्भाव-विरोधिनी-व्यवह्ृतिः सर्वा शनैस्व्यज्यतां, 
स्वान्तश्चिन्तित-तत्वमेव सततं सर्वत्र संधीयताम | 
तद्भावेत्रणतः सदा स्थिरचरेडन्या दगू तिरोभाव्यतां, 
बुन्दारणय-विलासिनो निशि,दिवा दास्योत्सवे स्थीयताम || 


धीरे-धीरे उन सारे व्यवहारों को त्याग दे जो अपने 
अंतर्भाव ( सिद्ध भावना ) के विरोधी हों और स्वेत्र, सवकाल 
खोजता रहे अपने अंतःकरण के चिंतनीय तत्त्व को ही। उसी 
चितनीय तत्त्व का सदा सब में भाव-दृष्टि से दशन करता हुआ 
स्थिर-चर प्राणियों में जो भेद दृष्टि-द्वेत बुद्धि है उसका तिरोभाव 
कर दे और दिन रात श्रीवृंदावन-विज्ञासी राधा - मुरलीधर के 
दास्य - सुख में भी सुख, शांति ओर स्थिरता प्राप्त करे । 

जब द्वत की सृष्टि मिट जञायगी तब एक ही वस्तु रह जायगी 
रख, केवल प्रमरस । यह रस चराचर-व्यापी है ओर ऐकांतिक 
भी। चराचर व्यापी रस - विज्ञास का पयंवसान है ऐकांतिक 
रस-विज्ञास श्रीवृंदावल - विहार में । जहाँ बृंदावन, श्रीराधा, 
श्रीकृष्ण और सहचरिवर्ग ये चार उपकरण होकर ,भी सब एक 
रूप हैं, वहीं कु उल्ल कंकण और स्वण की भाँति श्रीराधा भी 
प्रेम है, श्रीकृष्ण भी प्रेम, श्रीवृंदावन और सखियाँ भी प्रेम ही हैं, 
“सब हितमर्य विदुः” सिद्धांत पूर्सतया सिद्ध है। तब यह कह कर 
प्रकट करने की आवश्यकता तो रह दी नहीं जाती कि हितरूप 
जीव और युगल की एकधमता--एकरूपता क्या है ! 


राधावद्लमीय संप्रदाय यू है 


एक वस्तु के ही दो रूप हैं; रस समुद्र में उठी हुई लहरियों 
का यह विल्ञास है जो श्रीराधा, श्रीकृष्ण सहचरी श्रीवन आदि 
चार और फिर अनंत रूपों में विम्तीण हो जाता है। जीचरूपा 
सखी और श्रीराधावल्लभ-विभु दोनों एक ही तर्॑व हैं। केवल 
लीला एवं रस विज्ञास के लिये इन्होंने अपने नाना रूप निर्माण 
कर लिये हें । संक्षेप में यों समकना चाहिए कि वे रखिक-नरेश ही 
जीवरूप अपनी छांया से खेल रहे हैं । यही रस-क्षेत्र में जीव और 
विभु का साधम्य है। 

शास्रोक्त-शेली से इस रस-तत्व का अनुभव ओर साज्षात्कार 
करने के लिये राधावल्लभ युगल किशोर का ताक्त्विक एवं रसमय 
स्वरूप जानना आवश्यक है। अतः अब इसके आगे पर-न्रद्म- 
स्वरूप का यथामति निरूपण किया जाता है । 

पर-(ब्रह्म) स्वरूप 

ब्रह्म अव्यक्त है। और जो अव्यक्त है उसे फिर व्यक्त केसे 
किया जाय ? इसीलिये श्रति उसके लिये अतक्य, अचिन्त्य 
. ओर अवाडममनसगोचर आदि विशेषण देकर उस्र तत्त्व का लक्ष्य 
कराती है यह सब ठीक है फिर भी उसे जानना तो 
होगा ही, चाहे जितने ओर जसे रूप में वह जाना जाय; क्योंकि 
उसके जाने बिना जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं हो 
सकता । इसी न्याय से शास्त्रों :एवं आचार्य्यों ने उस अव्यक्त 
तत्त्व के अनेकों नाम एवं रूप प्रकट कर डाले हैं | इनमें मुख्यतया 
ब्रह्म के दो रूप माने गये हैं--( १ ) निर्गुण निराकार और (२) 
सगुण साकार । 

जिसे निगुण निराकार कहा जाता है वही सगुण साकार 
है। जो लोग इन दो रूपों में तारतम्य बुद्धि करते हैं, वे अज्ञ 


४9२ भागवत संप्रदाय 


हैं। जो भगवान्‌ नि्ुंण निराकार है; वही भक्त और प्रेमियों 
के लिये नित्य सशुण साकार भी है; वह विष्णु होकर विश्व 
ब्रह्माण्ड का पालन;करता ओर नारायण बनकर सबका निरीक्षण 
करता है। वही साकेतवासी राम बनकर अपने दासों को दास्य 
सुख प्रदान करता है और अनेक रूपों से विचित्र-विचित्र 
लीलाएँ करता रहता है। सब रूपों में एक वही निगुण-सगुण 
निराकार-साकार ओर इनसे भी परे--अल्क्ष्य, योगीन्द्र- 
दुरगंम-गति श्रीकृष्ण ही तो क्रीड़ा कर रहे हैं। वे स्वयं 
गीता के दशम अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते 
समय स्पष्ट कर रहे हैं--“अज़ुन । मैं शस्त्रधारियों में राम, 
सिद्धों में कपिल, वृष्णि-वंशियों में वासुदेव ओर मुनियों में वेद- 
व्यास हूँ । अधिक कया, यह चराचर जगत्‌ मुममें है। तुम्हें अब 
अधिक जानने से क्या प्रयोजन ? इतना ही जानना पर्याप्त है कि 
इस संपूर्ण जगत्‌ को मैंने अपने'्॑एक अंश,में धारण कर रखा है-- 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। ' 
विश्भ्याहमिद कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत ॥ 
“गीता १०।४२ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उक्त कथन का यह आशय है कि समस्त 
सात्विक अस्ात्विक विभूतियाँ मेरी अंश-मूता हैं। मैं ही एक- 
मात्र सबका आधार, निधान और अव्यय बीज हूँ। और तो 
क्या, में निगु ण निराकार और सगुण साकार ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा 
हूँ, जिससे कि उसको स्थिति है। मेरे बिना ब्रह्म की भी कोई सत्ता 
नहीं हे-- 
ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहमस्हतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
“गीता १४।२७ | 


राधावल्लमभीय संप्रदाय ४५ ३ 


“मैं श्रीकृष्ण ही अविनाशी परत्रह्म, नित्य धर्म, अमृत और 
अखण्ड एकरस आनंद का भी एकमात्र आश्रय हूँ।”? 

इसी प्रकार ओर भी गौतवा के पंद्रहव अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने भक्त अज्जुन से कहते हैं--“अज़ुन ! मैं क्षर 
( जगत्‌ ) ओर अविनाशी जीव तत्त्व ( अक्षर ) से भी परे उत्तम 
परम पुरुष--पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ। ( देखिये गीता १४! 
१६॥१७।१८। ) 

इन वाक्यों से सिद्ध है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम 
ब्रह्म के भी आदिक्ारण] ओर ईश्वरों के मी ईश्वर--सवश्वर 
हैं। ये सब अंशांश अवतारों के बीज और अंशी हैं--इसीलिये 
इनके संबंध में भगवान्‌ वेद-व्यास ने कहा है-- 

एते चांशकल्लाः पु सः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्र । 
--श्रीमद्धांगवत 


“भ्रगवान्‌ के अन्य अन्य अबतार तो अंश और कल्ना- 
मात्र ही हैं किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो स्वयं परिपूर्णवम 
भगवान्‌ हैं ।” 

ये भमवान्‌ श्रीकृष्ण आदिपुरुष और नारायण के भी 
कारण हैं। महाविष्णु अर्थात्‌ नारायण भी उनकी एक कल्ला हैं। 


विष्णुमहान्‌ स इह यस्य कलाविशेषो, 
गोविन्द्सादिपुरुष॑ तमहं भजामि । 


ये गोविंद आदिपुरुष किस रूप में और किस धाम में नित्य 
क्रीड़ा करते हैं ? इसका भी परिचय में हमें मित्रता है-- 


आननन्‍्द-चिन्मय-रस-प्रतिभावितामि--- 
रह का 
'स्तामिय एवं निजरूपतया कल्लामिः | 


४४४ भागवत संप्रदाय , 


गोलोक एवं. निवसत्यखिलात्मभूतो, 
गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि ॥ 

अर्थात्‌ “जो नित्य निरंतर अपने आनंद चिन्मय रस से 
सराबोर हुए अपने समस्त तेज ओर प्रभा से पूर्ण एवं समग्र रूप 
ओर कक्षाओं से पूर्ण होकर द्व्य गोलोक धाम में अपनी आत्म- 
रूपा श्रीराधा एवं समस्त सखीजनों के साथ मिल्ते निवास एवं 
विहार करते हैं में उन आदिपुरुष श्रीकृष्ण का भजन करता हूँ ।” 

सारांश यह कि ये वृंदावनविद्दारी श्रीकृष्ण ही निगुण, सगुण 
वामन, वाराह, मीन, राम आदि अवतारों के मूल हैं । इन्हीं के 
लिये श्रति-“रसो वे सः” “बह ब्रह्म रसरूप है? , ऐसा लक्ष्य कराती 
है। बहुत स्पष्ट है कि सिवाय वृंदावनविहारी स्वरूप के और 
कोई अवतार रसरूप नहीं है। यही एक स्वरूप है जो मूर्ति- 
मान श्रृंगार कहा जाता है। जिस प्रकार भोजन के छ;£ रसों 
में मधुर श्रष्ठ है. उसी प्रकार समस्त भगवद्रूपों में श्व|गार ओर 
माधुय्ये की मूर्ति श्रीकृष्ण, श्रेष्ठ हें। इनके रस की उपासना भी 
तो श्रृंगार और मधुर रख३को लेकर चलती है । 

रसोपासक साधक का ध्येय रूप शआगार-साधुय्यं-निधात्त 
श्रीकृष्ण रूप ही हैं । 


 सोंदय्य-माधुय्यं की चरम सीमा युगल-किशोर 


भगवत्तत्व एक है किंतु लीला एवं क्रियाओं के अनुसार उसके 
नाम-रूप-मेद अनेक हैं। भक्तों की भावना और सगवान की 
लीला के अनुसार एक ही भगवान्‌ श्री ऋष्णु तीन रूपों में विभक्त 
हो जाते हैं 
.. (१) श्री वृंदावन विहारी श्रीकृष्ण; 

(२ ) सथुरा-बासी श्रीकृष्ण; . 


राघावल्लभीय संप्रदाय है 8. 5 4 


(३ ) द्वारका-वासी श्रीकृष्ण । 

तीनों एक ही हैं; फिर भी सथुरा और द्वारका के चरित्र, 
ऐश्वय्य, वंभव, लोकोद्धार आदि के भावों से पूर्ण हैं | उन चरित्रों 
में श्रीकृष्ण कत्तव्य-परायण एक आदश क्षत्रिय राजपुरुष, 
सनातन - धर्मी और वेदांतनिष्ठ महापुरुष हें । वे वेदांत-ज्ञान के 
पंडित और उपदेशक भी हैं; साथ ही मानापमान-रहित, निःस्पृह, 
निद्वद्व, इंद्रियजित्‌ , काम-क्रोध-रहित शांत योगेश्वर भी | वे लोक- 
कल्याण के समस्त नियम और धर्मों का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं 
ओर उनका पूरा-पूरा पालन भी करते हैं। वे वहाँ भगवान्‌ भी 
हैं और भक्त भी। कहने का आशय यह है कि मथुरा और 
द्वारका में मगवान्‌ का स्वरूप कुछ ओर है और अश्रीवृंदावन में 
कुछ और , जो एक दूसरे से एकदम विपरीत सा है। 

वही श्रीकृष्ण बृंदावन में रासविहारी, कुंजबिहारी, राधा- 
पति, निकु ज-विज्ञाखी, चित्तचोर, नवन्न किशोर, रस-विवद्धक, 
नवत्न-नायक, राधा रमण, हैं । 

अधिक तो क्या, उज्ज्वल रस (श्वूगार-रस ) के उपासक के 
लिये श्रीकृष्ण की बाल्य, कोमार, पौगण्ड आदि अवध्थाएं और 
तत्कालीन ज्ञीलाएं भी उतनी प्रिय नहीं होतीं जितनी कैशोर 
लीलाएं । उन्हें केवन्त नवल्न-किशोंर निकुंजविहारी स्वरूप 
ही प्रिय है क्‍योंकि है भी यह रूप अनंत मधुर और रखमय। 
यह रसमय रवरूप रसिक-जनों का जीवन प्राण है । यह 
व दावन-रस या श्रीकृष्ण का कैशोर रस दो प्रकार का है-- 
एक त्रज-रस ओर दूसरा निकु ज-रस | 


(क) त्जविहारी श्रीकृष्ण ओर बज-रस 
वज-रस के जत्र में क्रीड़ा करनेवाले श्रीकृष्ण गोपी-पति 
गोपियों के प्रेमी ( जार ) हैं; गोपियाँ उन्तका सेवन उपपति के 


४५६ भागवत संप्रदाय 


रूप में करती हैं जिसे परकीया-भाव भी कहते हैं । वे जीवरूपा 
गोपियों के साथ श्ृगार-रस की क्रीडाएँ किया करते हैं। यह 

ज-रस क्रीड़ा श्रीकृष्ण अवतार की लीला है, अवतारी की लीला 
नहीं । यह किसी समय-विशेष ( द्वापर आदि ) में ही प्रकट होती 
ओर फिर ल्ोप भी द्वो जाती है। यह लोक में नित्य नहीं है । 
इस अवतारतत्त्व की रसोपासना का सिद्धांत माध्व-गोडेश्वर 
संप्रदाय में इस प्रकार से दिया गया है-- 


आराध्यो भगवान्‌ घजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावन । 
रम्या काचिदुपासना जजवधूवर्गेण या कल्पिता। 
श्रीमद्भागव्त पुराणममलल प्रेमा पुमर्थों महान 
श्रीं चेतन्यमहाप्रभोम॑तमिदं तन्नाग्रहो नाः परः ॥ 


अर्थात्‌ “हमारे आराध्यदेव हैं ब्रजेन्द्रनंदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जिनका धाम है श्रीवृ दावन | हमारी उपासना का भी वही कोई 
रमणीय सिद्धांत है जिसको पूवकालमें गोपी-जनों ने कल्पित किया 
था। हमारा शास्त्र हे श्रीमद्भागवत जैसा निर्मल पुराण और 
लक्ष्य है पंचम पुरुषार्थ प्रमा-भक्ति । बस, श्रीचैतन्य महाप्रश्नु 
का इतना ही मत है ओर यही प्रहणीय है, अन्य नहीं ।” 

इस श्ल्ञोक से बहुत स्पष्ट है. कि नंदनंदन श्रीकृष्ण आंराध्य हैं 
ओर आराधना की शैज्ञी गोपी-भाव है । 


( सत्र) नित्य-विहारी श्रीकृष्ण ओर निकुज रस 


परकीयात्व और औपपत्य ब्रज्-रस के निज अंग हैं। 
दोनों नंदनंदन अवतार में ही संभव है, नित्यविहारी श्रीकृष्ण में 
नहीं, क्‍योंकि निस्य तत्व अवतार नहीं अवतारी है। उसका 
विहार भी काल-व्यवधान-रहित अखंड एकरस और नित्य है । 


राघावल्लभीय संप्रदाय ४४७ 


उसका समस्त परिकर भी नित्य और उसका 'स्व” है 'पर' नहीं । 
इस नित्य तत्व का ही प्रकाश करते हुए श्रीहित हरिवंश रसिका- 
य्यं चरण ने कहा हैं-- 


यद्‌ दू दावनमात्रगोचरमहो यज्ञ श्रुतीनां शिरो$- 
प्यारोहु चमते न यच्छिवशुकादीनों तु यद्धयानगस्‌ । 
प्रेमामृतमाधुरी-रस-मर्य यज्निव्यकेशोरकं 
तद् पं परिवेष्दुसेव नयन॑ ल्ोलायमारन सम ॥ 
-“शरीराधा-सुधानिधि, श्लोक ७६ 


अथोत्‌ “अहो ! जो केक्‍्ल श्रीवृदावन में ही दृष्टिगोचर 
होता है अन्यत्र नहीं, जिसका वर्णन करने में श्रति-शिरोभाग 
उपनिषद्‌ भी समथ नदी है, जो शिव और शुक आदि के 
भी ध्यान में नहीं आता, जो प्रमाम्रत माधुरी से परिपूर्ण है. और 
जो नित्य-किशोर है उस रूप को देखने के लिये भेरे नेत्र चंचत्न 


हो रहे हैं ।” 


रसिकाचाय्य श्रीहित हरिवंशचंद्र महाप्रभ्ुु ने बताया है कि 
यह नित्यबिहारी तत्त्व समस्त वेदु, उपनिषद्‌, पुराण एवं शास्रों 
से अलज्ित और अगोचर है। सब वेदादि जिसकी ओर “रसो 

:? वह रस रूप है, कट्ट कर संकेत मात्र करते हैं, वह श्रुति 
अल्लक्तित तत्व श्रीराधावल्लभ ल्ञालं है। यह तत्त्व नित्य, सत्य 
ओर सचिदानंदघन है । यह प्रेम, रूप-माधुय्य, सोंदय, रस, सुख, 
आनंद ओर माव की परावधि है। यह समस्त अवतारों का 
निधान और मूल है । इसी से सारे अवतार होते रहते हैं, जैसे 
अग्नि से चिनगारियाँ। श्रीराधावल्लभम-लाल सब-तंत्र-स्वतंत्र ब्रह्म 
के भी ब्रह्म हैं। इन्हें सृष्टि, पालन एवं प्रतय की व्यवस्थाओं से 


एप्प भागवत संप्रदाय 


न कोई प्रयोजन है और न उनकी स्मृति की ही । ये अपने नित्य- 
रस में मगझ्न हुए अपनी निजरूपा स्वामिनी श्रीराधा के साथ 
आनंद विहार ही करते रहते हैं । श्रीराधा और श्रीकृष्ण दो नहीं 
एक द्वी तत्त्व हैं। य दो ह्वी क्यों ? सारा नित्य विहार-परिकर ही 
एक तत्त्व रूप है | 

नित्य-बिहार परिकर के मुख्य चार अंग हैं:--श्रीराघा, श्री- 
कृष्ण, श्रीवृंदावन और सखियाँ | किंतु ये चारों एक ही तत्त्वप्रेम 
की चार शआकृतियाँमात्र 'हैं जो परस्पर ओत-प्रोत हैं। प्रमरूप 
युगल किशोर जो निरंतर प्रम-क्रीड़ा किया करते हैं उसी को नित्य- 
विहार या निकु ज-क्रीड़ा कहते हैं । इस नित्य-विहार के परिकर 
में बियोग-भ्रम या विरह की कोई कल्पना तक नहीं है। यहाँ 
नित्य मिलन की ही एकरस क्रीड़ा है । यहाँ सखियाँ युगल 
किशोर की आत्म-मभूता हैं। अतः 'स्व-पर? भेद से रहित हैं 


यह विहार नित्य-निरंतर अनादि अनंत रूप से दिव्य धाम 
श्रीवृंदावन में होता रहता है। बृदावन का स्वरूप स्थूल से तो 
परे है ही; सूह्म ओर कारण से भी परे अतक्य ओर अवाड्मनस- 
गोचर है। नित्यविहार की कल्पना की माँकी श्रीहित भ्र्‌ वदास 
जी ने बड़े मनोवज्ञानिक ढंग से 'भ्रस्तुत की हैः-- 
क्या है 
न आदि न अंत बिहार करें दोड, 
लाल प्रिया में भई न चिन्हारी । 
नई नई भाँति नई नई कॉाँति, 
नई नवला नव नेह बिहारी ॥ 
दियें चित आहि, रहे सुख चाहि, 
रहे तन प्रान सु स्वसु हारी। 


राधावल्लभीय संप्रदाय 


करे 
रहें इक पास करें मृदु॒हाँस, 


झओझोर-- 


सुनो श्रव प्रेम अकत्थ कथा री ॥ 


वृंदावन रस सबको सारा । 
नित सर्वोपरि जुगल विहारा ॥ 
नित्य किसोर रूप की रासी। 
नित्य विनोद मंद म॒दु द्वासी ॥ 
सुख की अवधि ग्रेंम को एं ना | 
सेवत मेंननि की सतसेंना ॥ 
बिहरत तहाँ परम सुकुमारा । 
रूप माधुरी को नहिं पारा ॥ 
नित्य विहार अखंडित धारा । 
एक बेस रस विवि सुकुमारा || 
नित्य किसोर रूप निधि सींवा | 
विलसत सहज मेल्ि भ्ुज्ञ औवां ॥ 
तिन बिच अंतर पलको नाहीं । 
तऊ तृषित औतम मन माँहीं ॥ 
अद्भुत सहज रंग सुखदाई । 
तहाँ प्रेम की एक हदुहाई ॥ 
तिनको प्रेम ओर ही माँति। 
अदभुत रीति कही नहिं जाति ॥ 
सूक्षम श्रेम विरह खुखदाई । 
दिन संजोग में रहत हैं माई ॥ 
छिन छिन दसा और की औरे । 
थाँसे रहति सखो सिरमोरे ॥ 


४०१६ 


४६० भागवत संप्रदाव 


विरह् सेजोग दिनहिं दिन माँहीं । 
जहिप ओवनि मेलें बाँहीं ॥ 
इहि विधि खेलत कलप विहाने। 
परम रसिक कबहूँ न अधाने ॥ 
प्रम तरंग कहे नहिं जाँहीं। 
छिन-छिन जे उपजत मन माँहो ॥ 
देखिवो जहाँ विरह सम द्वोई। 
तहाँ कौ प्रेम कहा कहे कोई ॥ 


हर ह ५ 


या सुख पर नॉहिन सुख ओरे। 

जेहि उर रचे रसिक सिरमोरे ॥ 

श्रीहरिवंश-चरन_ उर धारे। 

सो या रख में मन श्रनुसारे।। 
नित्यहिं नित्य बिहार दोऊझ करत लाड़िली लाल । 
वृंदावन आनंद जल बरसत है सब काल ॥ 
रूप रंगीली सभा सो प्रेम रंगीलौ राज़ । 
सखी सहेली संग रंग अदूभुत सहज समाज || 


.. यह नित्य-विहारी तत्त्व रूप, लावण्य, चातुय्ये-केलि और 
श्रम रस का सिंघु है-- 


वेदग्ध्य - सिन्धुरनुराग-रसेक-सिन्धु- 
.. वॉसल्यसिन्धुरतिसान्द्रकृपेकसिन्धुः । 
लावण्यसिन्धुरम्टतच्छुविरूपसिन्धु:, 
श्रीराधिका स्फुरतु में हृदि केलिसिन्घुः ॥ 
““शरराधा सुधानिधि १७ 


राधावल्‍लभीय संप्रदाय ४६१ 


“जो चातुय्य की सिंधु, प्रम रख की सिंधु, वात्सल्य 
भाव की सिंधु, अति कृपा की सिंधु, लावण्य की सिंधु ओर 
छवि रूप अम्रत की अपार सिंन्धु हैं वे केलि-सिन्धुरूपा श्रीराधा 
मेरे हृदय में स्फुरित हों ।” 

ये भीराधा या श्रीकृष्ण केवल इन सबके सिन्धु ही नहीं 
सार भी हैं-- 

लावण्यसार-रससार-सुखेकसारे, 

कारुण्यसार-मधुरच्छुवि-रूपसारे । 

वेदग्ध्य-सार - रतिकेलि-विल्ञास - सारे, 

राधाभिधे मम मनो5खिलसारसारे || 
“-भीराधासुधानिधि २५ 


अर्थात्‌ वे राधा नामक कोई अखिल सारों की भी सार- 
रूपा सवश्वरी लावण्य की सार, सुख की एकमात्र सार, करुणा 
की सार, मधुर रूप छवि की सार, रति-विदग्धता की सार एवं: 
रति-केलि विज्ञास की भी सार हैं।” 
सारांश यह .है कि नित्य विहारीलाल सोंदय्य माधुय की चरम 
सीमा और परात्पर तत्त्व हैं। यद्दी युगल किशोर रूप अखिल 
सोॉंदय्य माधुय्य-निधि रस-तत्तव रसिक जनों का लक्ष्य और 
उपास्य है। य श्रीराधावल्लभ प्रेम और रस की अपूर्व निधि हैं-- 
पराकाष्ठा हैं-- 
एके प्रेमी एक रस श्रीराधावल्लमभ आहि । 
भूलि कहे जो और ठा ऊूठो जानों ताहि ॥ 
“-म्रुवदास जी । 


इन कमनीय युगल किशोर की प्रम-केलि का वर्सन करते हुए 
श्रीहिताचाय्य-पाद ने कहा है-- 


४६२ भागवत संप्रदाय 


मिथो भज्जी-कोटि-प्र वहदनुरागासतरस-- 
स्तरज्ञ-अ भन्ञ क्षुमितबहिरभ्यन्तरमहो । 
मदाघ्रूर्शन्नेत्र रचयति विचित्र रतिकला- 
विलासं तत्कुल्जे जयति नवकैशोरमिथुनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “युगल किशोर के पारस्परिक हाव-भाव के विस्तार 
से आज प्रेमामृत रस का प्रवाह सा बह चला है। उस प्रवाह में 
दोनों की कुटिल भ्रकुटियों के नचंन ही मानों तरंगें हैं। युगल 
किशोर के नयन रस के मद से घूर्णायमान हो रहे हैं। दोनों 
नव-निकुंज भवन ग्रें रतिकला के विचित्र विज्ञास की रचना करते 
हैं और इस प्रकार सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त हो रहे हैं ।” 

इस तरह सिद्ध है कि नित्य-विहार सिवाय प्रंम-केलि के और 
कुछ है ही नहीं । युगल किशोर एक प्रेम के ही दो रूप हैं। प्रेम 
ही विविध रूपों में विल्लास कर रहा है। अतः नित्य-विहार केवल 
हित-प्रम का ही विलास है। 


युगल सरकार ओर हिततत्त्व 


जीव का भावमय स्वरूपः इस शीषक से हम पहले बता 
आये हैं कि जीव और विभु नामक दो अलग अलग तत्त्व नहीं 
है बर एक प्रम-तत्त्व ही अनेक रूपों में विद्यमान है। वही जीव 
रूप है और वही विभु रूप है। हित? ही “द्य! है। प्रेम दी 
परमात्मा है। वही व्यापक प्रम नित्य-विद्वार-केलि में चाररूंपों 
में व्याप्त है, अर्थात्‌ युगल, श्रीवन और सहचरी-गण । यावन 
मात्र स्थिर-जंगम सब प्रम के द्वी स्थूल् रूप हैं या प्रेम चर-अचर 
रूप में जडतासंचारी;भाव को प्राप्त हो गया है। चराचर व्यापक 
इस प्रम का सबंत्र दशन करते हुए श्रीलाड्िलीदास जी ने 


राधावल्‍ल्भीय संप्रदाय ४४वें 


कट्ा--सबे चित्र हित मित्र के जहँ लो घधामी घाम। अर्थात्‌ 
“जहाँ तक धाम है और उनके बासी धामी हैं सब उसी एक 
“हित-मित्र ( प्रेम देवता ) के चित्र हैं । 


यह प्रेम किन किन रूपों में और किस प्रकार व्याप्त है इसका 
संकेत करते हुए चाचा श्रीहित वृन्दाबनदासजी ने भी कटद्दा है-- 


बन्दों प्रेम खिलारी दंपति उर जो है। 

। ..._ मुनि जन मन मोहे ॥ 
कौतुक रचे जु भारी वारी अति रस रूप छुकावे । 
सदा सदेह रहे बृंदावन पिय प्यारी दुलरावें ॥ 
याके खेल रसिक जन परचें थिरचर सब मन भाते । 
वृंदावन द्वित रूप सहेल्षिनु चित जु चोज उपजाब ॥ 


' जो प्रम दंपति ( युगल्-किशोर ) के हृदय में है बही 
मुनियों का मन मोहित करता और स्थिर-चर सब में व्याप्त है। 
वहीं प्रेमतत्त्व मूर्तिमान्‌ होकर श्रीह्चित हरिवंश के रूप में श्रीवन 
में विराज कर युगल किशोर को दुल्लराता है। कि बहुना ? वही 
. सखियों के हृदय में बेठ कर रसानुभव भी कराता है। 


प्रम अनिवचनीय तन्तव है। वह एक होकर भी अनेक है। 
_ बह प्रिया है, वह प्रियतम है, वह सखी है, वह श्रीवन है और 
. बह इनसे परे भी है । ये सब मिलकर उसका रखास्वादन करते 
हैं, उसे जानना चाहते हैं पर जान नहीं पाते। उसने सबके चित्त 
को हरण कर रखा है। उस श्रम ने उन्हें किस प्रकार वशीभूत 
कर रखा है, वे स्वयं स्वेाज्ञ होकर भी नहीं जान पाये हैं। उस 
दिव्यातिद्व्य प्रेम के परिचय में कोई क्‍या कहे ? 


४५६४ भागवत संप्रदाय 


यह प्रेम असृतरूप है; मूक के आस्वादन की भाँति अव्यक्त. 
है । ओर एक रहस्य है जो श्रीकृष्ण और श्रीराघा-प्रेम प्रतिमाओं- 
के भी चित्त को हरण किये बेठा है। श्रीहिताचाय्येचरण 
कहते हैं-- 
यन्नारदाजेश-शुकेरगम्य 
वृन्दावने वन्जुल-मञ्ञ -कुब्जे । 
तत्कृष्णचेतो-हरणेकविज्ञ-- 
मत्रास्ति किद्वित्‌ परमं रहस्यम || 


अर्थात्‌ “यहाँ श्रीवृंदावन की वेतस कु जों में एक रहस्य है, 
रहस्य ! ओरों की तो बात ही क्या जो ब्रह्मा, नारद, शंकर, शुकदेव 
आदि के लिये भी अ्गम्य है। ये बड़े-बड़े महा - भागवतगण भी 
उसे नहीं जान पाये हैं। उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह 
है कि वह उन श्रीराधा और श्रीक्षष्ण का भी चित्त चुराने में: 


बहुत चतुर है।' 


( १०) 


ु ५ 


पुर | हे के 


अनपिंतचरीं चिरात्‌ करुणयावतीणेः कलौ 

समपयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्‌ | 

हरि पुरटसुन्द्रद्॒तिकदम्बसंदीपितः 

स॒दा हृदयकन्दरे स्फुरतु नः शचीनन्दनः ॥ 
-श्रीरूपगो स्वामी 


सहजिया वेष्णव संप्रदाय 


. बंगाल में वेष्णव घंसभ का शंखनाद श्री चेतन्‍्य महागप्रभु ने 
१६वीं शी में बजाया, परंतु उनके उदय से पहिले भी वहाँ एक 
वेष्ण॒व संप्रदाय प्रचलित ब्था जो आज भी नाना उपभेदों के द्वारा 
अपनी सत्ता जमाये हुए है। इस संप्रदाय का नाम है--सहजिया 
वष्णव संप्रदाय । बंगाल तांत्रिक बुद्धघम के जन्म तथा 
विज्ञास का लीला-स्थल है जहाँ महाथान घम ने काल्षांतर में 
'ब्रञ्अयान! के नाम से महनीय तांत्रिक धर्म के रूप में अपना अड्डा 
जमाया और यहीं से यह नेपात्न, तिब्बत आदि देशों में फेज्न कर 
आज भी अपना महत्त्व तथा गौरव बनाय॑ हुए है। मंत्रतंत्र- 
बहुल 'वजञ्यान? ही 'सहजयान' के नास से भी विख्यात है। इस 
धर्म के अपने माननीय सिद्धांत हैं जिनका प्रभाव सहजिया 
वेष्णव धर्म के ऊपर भी कुछ अंशों में पढ़ा है। अतः इस वेष्णव 
घम के स्वरूप जानने से पहिल्ले सहजयान' के तत्त्वों से परिचय 
रखना नितांत आवश्यक है। 


(१) 


. सहजावस्था 


.. वज्यान का ही दूसरा नाम सहजयान है। सहजिया 
संप्रदाय के योगियों के मतानुसार 'सहजावस्था? को प्राप्त करना 
सिद्धि की पूणंता दहै। इसी अवस्था का नामन्तर निर्वोण, 


है टन मागवत संप्रदाय 


महासुख, सुखराज,' महासुद्रा-साक्षात्कार आदि हैं। इसी 
अवस्था में ज्ञादा, ज्ञेय, ज्ञान--ग्राहक, ग्राह्मय तथा प्रहण इस 
लोक-प्रसिद्ध जिपुटी का उस समय सवंधा अभाव हो जाता है। 
इसी अवस्था का वर्णन सरहपा (८०० ई० के आसपास ) ने 
इस प्रसिद्ध दोहे में किया है:--..' 

“जह मन पवन न सन्चर्‌इ रवि ससि नाह पवेश । 

तहिं वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिआ उचेश | 


अर्थात्‌ सहजावस्था में मन ओर*प्राण का संचार नहीं 
होता। सूय ओर चंद्र का वहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं है । 
चंद्र ओर सूर्य इडा-पिंगल्ामय श्रावतशील काह्न-चक्र का ही 
नामांतर है। निर्वाण-पद काज्न से अतीत होता है इसीलिये . 
बहाँ चंद्र और सूय के प्रवेश न होने की बात का सरहपा ने वर्णन 
किया है। इसी अवस्था का नाम है “'उन्मनीभाव!। इसी 
अवस्था में मन का ज्ञय स्वाभाविक व्यापार दे। उस समय 
वायु का भी निरोध संपन्न होता है । सदहजिया लोगों का कहना 
है कि यही निर्वाण प्रत्येक व्यक्ति का निज-स्वभाव ( अपना सच्चा 
रूप ) है। इस समय जो आनंद होता है उसी को “महासुख 
कहते हैं। इसी का नाम सहज” है । वह एक, कारणद्दीन पर- 
माथ है.। महासुख के विषय में सरहपाद को यह दक्ति नितांत 
सत्य हे-- 
““घोरे न्धारे चन्द्मणि, जिमि उज्जोश्न करेह । 
परम महासुंख एखुकणे, दुरित्र अशेष हरेइ ॥ 





१ जयति सुखराज एकः कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ । 
यत्य च निगदनसमये वचनद्रिद्रों बभूव सबशः ॥ 
“सरहपाद का वचन; सेकोद्देशटीका पृ० ६३ 


पूरबी भारत में भक्ति आंदोलन ४६६ 


अर्थात्‌ घोर अंधकार को जिस प्रकार चंद्रकांत मणि दूर कर 
अपने निर्मल प्रकाश से छद्घधासित होता है उसी प्रकार 
इस अवस्था में महासुख समस्त पापों को दूर कर प्रकाशित 
होता है। इस महासुख की उपलब्धि वज्यानी सिद्धों के लिये 
परमपद की प्राप्ति है" । 
इसी महासुख के प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है गुरु का 
उपदेश । तंत्र साधन-माग है। पुस्तकावलोकन से इस मार्ग का 
रहस्य नहीं जाना जा सकता । इसीलिय साधक को किसी योग्य 
गुरु की शिक्षा नितांत आवश्यक होती हे3 । परंतु गुरु का स्वरूप 
क्या है? 
यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। सहजिया लोग कहते हैं 
कि गुरु युगनद्धरूप है अर्थात्‌ मिथुनाकार है। वह शून्यता ओर 
करुणा की युगलमूर्ति है; उपाय तथा भ्रज्ञा का समरस विश्रह 
शून्यता सवब-श्र छ ज्ञान का वाचक है। करुणा का अथ 
जीवों के डद्धार करने के लिय महती दया दिखलाना है। गुरु 
को शुन्यता और करुणा की मिश्रित मूर्ति बतल्लाने का अभिप्राय 
यह है कि वह परम ज्ञानी होता है; परंतु साथ ही साथ जगत्‌_ 
के नाना प्रपंच के आत प्राणियों के उद्धार के ल्ञिय उसके हृदय में 


१ हेवज़तन्त्र में महासुख को उस अ्रवस्था का आनंद बतल्ाया है 
जिसमें न तो संसार ( भव ) है, न निर्वाण, न अपनापन रहता है, न 
परायापन । आदि-अंत-मध्य का अ्रभाव रहता है।--- 

आइ ण अनंत मज्क ण॒हि, नठ भव नउ निव्वाण | 
एहु सो पर्म महासुहुक, नउ पर नउ अप्पाण | 
-“सेकोह श टीका (० ६३) में उद्धव हेवजतन्त्र का वचन । 
२. शान-सिद्धि का १३ेवाँ परिच्छेद-द्रष्टव्य । 


४७० भागवत संप्रदाय 


महती दया विद्यमान रहती है। ब्रञबान में प्रज्ञा ओर उपाय के 
एकीकरण के ऊपर जोर दिया गया है। क्योंकि प्रज्ञा और उपाय 
का सामरतस्य ( परस्पर मित्नन ) ही निर्वाण है? ।_ 

बुद्धत्व की प्राप्ति के लिये केवल प्रज्ञा से काम नहीं चलता 
ओर न उपाय से ही काम चलता है।* ,उसके लिये दोनों का 
संयोग नितांत आवश्यक है। इन्हीं दोनों की मिल्रित मूर्ति होने 
से गुरु को 'मिथुनाकार! बतलाया गया है। बजयानी सिद्धों के 
मत में मोन मुद्रा ही गुरु का उपदेश है। शब्द के द्वारा सहज 
तर्व का परिचय नहीं दिया जा सकता, क्‍योंकि मन और वाणी 
के गोचर पदार्थ विकल्प के अंतर्गत हैं। निर्विकल्प तत्त्व 
शब्दातीत है। इसी को महायानी ग्रंथों में अनक्षर तत्त्व” कहा 
गया है । न 

सच्चा गुरु वह हे जो आनंद या रति के प्रभाव से शिष्य के 
हृदय में महासुख का विस्तार करे? | केवल्न मौखिक उपदेश 
देना गुरु का काम नहीं है । गुरु का काम हृदय के अंधकार को 


रियनामलमतसमतन नाक क333.५3333334>33.>44»>33444944>3#44नह+*नन पतन चमक 9५ +५3333++3५५3+५॥०.+333393«48333+3>पमकीनानावन सका 33क्‍3»333+>नतननपामभनता38३३.०५५५५५ थम न नना 3५3.+<++->-ानआत8 3 ५०-०५भ४3.3७३५>५०५3ननपनानकालता ५3०५ ५०भ१७+8७५॥ ७५3. कमभभमन ४५.७ “पनाल॑सकलाकनलमकअ ५७» ५७8+३० ७०४. 3मक 


१. न॒प्रश्ञाकेवलमात्रेण बुद्धत्व॑ भवति, नाप्युपायमात्रेण | किंतु 
यदि पुनः प्रशोपायल्नक्षणों समतास्वभावी भवतः , एतौ द्वौ अमिन्नरूपो 
भवतः तदा अक्तिमुक्तिभवति । 

२ उभरयोमित्ननं यत्च, सल्ित्व - क्षीरयोरिव । 

अद्दयाकारयोगेन प्रज्ञोपायं तदुच्यते ॥ 
चिन्त।मणिरिवाशेषजगतः- सवदा स्थितम्‌+ 
भुक्तियुक्तिप्रदं सम्यक्‌ प्रशोपायंस्वभावतः ॥ 

रे सदगुरु) शिष्ये रतिस्वभावेन महासुखं तनोति | 


पूर्वी भारत में भक्ति श्रांदोत्रन "४७१ 


दूर कर प्रकाश तथा आनंद का उल्लास करना है। तंत्र-शास््र 
में इसीलिये उपयुक्त गुरु की खोज के लिए इतना आग्रह है" । 
महासुख की उपलब्धि के स्थान तथा उपाय का वर्शन वज- 
यानी ग्रथों में विस्तार के साथ मित्नता है। सिद्धों का कहना है 
कि उष्णीष कमल” में महासुख की अभिव्यक्ति होती 
अवधूती- है| तंत्रशाश्न और हठयोग के ग्रथों में इस कमल को 
भाग धहस्तदत्न! (हजार पत्तों वाला ) कहा गया है। 
वजगुरु का आसन इसी कमल की कर्णिका के मध्य 
में है। इस स्थान की प्राप्ति मध्यममार्ग के अवलंबन करने से ही 
हो सकती है | जीव सांसारिक दशा में दक्षिण और वाम मार्ग 
में इतना भ्रमण करता है कि उसे मध्यम मार्ग में जाने के लिये 
तनिक भी सामथ्य नहीं होती। यह माग गुरु की कृपा से दी 
प्राप्य है। सहजिया लोग वाम शक्ति को 'लत्रनाः और दक्षिण 
शक्ति को 'रसना” कहते हैं। तांत्रिक भाषा में ललना, चंद्र तथा 
प्रज्ञा वास शक्ति के द्योतक होने से समानाथक है । रसना, सूय 
ओर उपाय दक्षिण शक्ति के बोधक होने से पर्यायवाची हैं । ईन 
दोनों के बीच में चलने वाली शक्ति का पारिभाषिक नाम है 
“अवधूती”* । अवधूती शब्द की व्युत्पत्ति है-- 
£ यासा संसारचक्र विर्चयति मनः सन्नियोगात्महेतो: 
सा धीयस्य प्रसादाद्दिशति निजश्ुवं स्वामिनों निष्प्रपंचम । 
तच्च प्रत्यात्मवेद्वं समुद्यति सुखं॑ कल्पनाजालपुक्तें; 
कुर्यत्तस्याडिम्रियुग्मं शिरसि सविनयं सदूगुरोः सवकालम्‌ ॥ 
--चर्याचयविनिश्चय--पु० हे 
२ द्रश्व्य वीणापाद! का यह गायन-- 
सुज लाउ ससि तागेल्नि तान्‍्तीं। 
अणहा दाए्डी वाकि किअ्रत अवधूती ॥ 


९७९७१ - भागवत संप्रदाय 


“अवहेलया अ्रनाभोगेन क्लेशादि पापान्‌ घुनोति । 


अर्थात्‌ वह शक्ति जो अनायास द्वी क्लेशादि पापों को दुर 
कर देती है। अवधूतीमा्ग ही अद्वयमाग, शून्यपथ, आनंदस्थान 
आदि शब्दों से अभिह्ित किया जाता है। ललना ओर रसना 
इसी अवधूती के ही अविशुद्ध रूप हैं। जब ये शक्तियाँ विशुद्ध 
होकर एकाकार हो जाती हैं तो इन्हें “अवधूती” कहते हैं । तब 
चंद्र का चंद्रत्व नहीं रहता और न सूर्य का सृयत्व रहता है। 
क्योंकि इन दोनों के आलिंगन से ही अवधूती” का उदय होता 
है। वज्जजाप के द्वारा ललना और रखना के शोधन करने से 
तात्पय, नाड़ी की शुद्धि से है। शोधन होने पर दोनों नाड़ियाँ 
मिलकर एकरस या एकाकार हो जाती हैं । इसी निःस्वभाव या 
नेरात्म्य अवस्था को ही शून्यावस्था कह्दते हैं। जो इस शुन्यमय 
अद्वतभाव में अधिष्ठान कर आत्मप्रकाश करता हैं वही सच्चा 


वजगुरु हे 


रागमार्ग-- 

मद्दासुख कमल में जाने के लिये यथाथ सामरस्य प्राप्त करने 
के लिये मध्यपथ का अवलंबन करना तथा द्वद्व का मिलन कराना 
ही होगा । दो को बिना एक किये हुये रष्टि ओर संदार से अतीत 
निरंजन पद की प्राप्ति असंभव है। इसलिये मिलन ही अद्बय- 
शून्यावस्था तथा परमानंद लाभ का एकमात्र उपाय है। सह- 
जिया लोगों का कहना है कि बुरे कर्मों के परिहार से तथा इंद्विय- 


बाजइ अलो सहि हेरुअ- बीणा। 
: सुन तांति घनि विलसह रुणा ॥ 
“-बौद्धगान ओ दोहा पृ० ३० 


पूर्वी भारंत में भक्ति आंदोलन ४७३ 


'निरोध से निर्विकल्पक दशा उत्पन्न नहीं की जा सकती। युगल्न 
अबस्था की प्राप्ति न होने से विराग तथा विषय का त्याग एकदम 
निष्फल है। इसके लिये एक ही मार्ग--सहजमार्ग--रागमार्गे है, 
'बराग्यमाग नहीं। इस मांगे के लिये कठिन तपस्या आदि का 
विधान निष्फल है । श्रीसमाजतंत्र का कथन हे कि दुष्कर नियमों 
के करने से शरीर केवल दुःख पाकर सूखता है; चित्त दुःख के 
समुद्र में गिर पड़ता है। इस प्रकार विक्षेप द्वोने से सिद्धि नहीं 
ममिनज्ती-- 
दुष्करैनियमेस्तीनेः, मूर्तिः श॒ुष्यति दुःखिता। 
दुःखाब्धो क्षिप्यते चिच॑, विक्षेपात्‌ सिद्धिरल्यथा ॥ 


इसलिये पंच प्रकारों के कामों का त्यागकर तपस्या द्वारा 
अपने को पीड़ित न करे । योगतंत्रानुसार सुखपूर्वक बोधि ( ज्ञान ) 
की भ्राप्ति के लिय सदा उद्यत रहे-- 
पञ्चकामान्‌ परित्यज्य तपोभिन च पीडयेत्‌ । 
सुखेन साधयेत्‌ -बोधि योगतन्त्रानुसारतः ॥ 


इसलिये वज्भरयान का यह सिद्धांत है कि देहरूपी वृक्ष के चित्त- 
रूपी अंकुर को विशुद्ध विषय-रस के द्वारा सिक्त करने पर यह 
वृत्त कल्पवृक्ष बन जाता है, और आकाश के समान निरंजन फल्न 
फलता है। महासुख की तभी प्राप्ति होती हैः-- 
तलुतरचित्ताडकुरको विषयरसेयदि न सिच्यते शुद्धः। 
गगनव्यापी फलदः कल्पतरुत्व॑ कर्थ लभते 


नी जा गत मनन ननपेननकनिपमनन >रनिगनिननननननना न. 





१ “चर्याचयविनिश्चय” के लुईपाद कृत प्रथम पाद की टीका में 
उद्धत सरहपाद का वचन । 


४७४ भागवत संप्रदाय 


राग से ही बंधन होता है अतः मुक्ति भी राग से ही उत्पन्न 
होती है। इसलिये मुक्ति का सहज साधन महाराग या अनन्‍्य- 
राग है, वेराग्य नहीं | इस बात के ऊपर हेवजतंत्र” आदि अनेक 
तंत्रों की उक्ति अत्यन्त स्पष्ट हेः--“रागेन बध्यते लोको रागेनेव 
विमुच्यत्ते ।” इसलिये अनंगवज ने चित्त को ही संसार और 
निर्वाण दोनों बतलाया दै। जिस समय चित्त बहुल-संकल्प-रूपी 
अंधकार से अभिभूत रहता है, बिजुली के समान चंचल होता 
है और राग, हंष आदि मलों से लिप्त रहता है, तब वही संसार- 
रूप है! । 
अनल्प-संकल्प-तमोभिभूत , 
प्रभव्जनोन्मत्त-तडिचुचलन्च । 
रागादिदुरवांरमलावलिपं ; 
चित्त विसंसारम॒वाच वद्धी ॥ 


वही चित्त जब प्रकाशमान होकर कल्पना से विमुक्त होता है, 
रागादि मलों के लेप से विरद्दित होता है, ग्राह्म, श्राहक भाव की 
दशा को अतीत कर जाता है तब वही चित्त निर्वाण कहलाता 
है। । वेराग्य को दमन करनेवाले पुरुष को 'बीर? कहते हैं । 


१ प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि ४॥२२ 
२ प्रभास्वरं कल्पनया विमुक्त , प्रहीणरागादिमत्प्रलेपम्‌ ॥ 
ग्राह्म॑न च आइहकमग्रसत्वं, तदेव निर्वाश॒पदं जगाद ॥ 
“प्र० बि० सि० ४|२४ 
नागाजुन के निम्नांकित वचन से इंसकी तुल्नना कीजिये | 
निर्वाणस्य या कोटि,, कोटि; संसरणस्य च | 
न तयोरनन्‍्तर किश्वितू, सुसूक्मममपि विद्यते ॥ 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४७५. 


ऊपर ललना और रखना के एकत्र मिलन की बात कट्दी गयी 

है। विशुद्ध दोने पर ये दोनों 'अवधूती” के रूप में परिणत हो 
'डोम्बी!. जाती हैं। उस समय एकमात्र अवधूतिका ही 

. तथा. प्रज्वलित रहती है। अवधूतिका? के विशुद्ध 
धाण्डालीः. रूप के लिए “डोम्बी? शब्द का व्यवहार क्रिया 
जाता है। वामशक्ति ओर दक्षिणशक्ति के मिलन 

से जो अग्नि या तेज उत्पन्न होता है उसकी प्रथम अभिव्यक्ति 
नाभिचक्र में होती हे। इस अवस्था में वह शक्ति अच्छी तरह 
विशुद्ध नहीं रहती । इसका सहजिया भाषा में सांकेतिक नाम 
चाण्डाली' हे । जब चाण्डाल्ी विशुद्ध हो जाती है तब उसे 
'डोम्बी? या बंगाली” कहते हैं"। अवधूती, चाण्डाली और 
बंगाली ( या डोम्बी >) एक ही शक्ति की त्रिविध अवस्था के 
नामांतर हैं। अवधूती अवस्था मे हित का निवास रहता है 
क्योंकि उसमें इड़ा और पिद्ञज्ला प्रथक्‌ रूप में अपना काय 
अलग-अलग निर्वाह करती हैं। चाण्डाली अवस्था में द्वेताढ्ेत का 
निवास है तथा बंगाली अद्तभाव की सूचिका है। तंत्र में 
शक्ति के जो तीन भेद--अपरा, परापरा तथा परा--किये गये 
हैं उनका लक्ष्य इन्हीं तीनों भेदों से है। अवधूती अवस्था में 
वायु का संचार तथा निगम होता है, इसी का नाम संसार है। 
शक्ति को सरत्नमाग में ले आना अर्थात्‌ वक्र गति को दूरकर 


१ तुत्ननीय भ्रुछ्तुकुपाद की यह प्रसिद्ध गीति-- 
आज अभुसुक्‌ बंगाली भइली। 
णिश्र घरिणीं चण्डाल्ी “लेली ॥ 
उहि जो पंचधाट णइ दिबिसंशा ण॒ठा । 
न जानमि चिश्र भोर कछ्टि गई पहठा ॥ 


४७६ भागवत संप्रदाय 


सरल्षपथ में ले चल्लना साधक का प्रधान काये है। सिद्धाचार्यों 
का उजू बाट* (ऋजुवत्म-सीधा माग) यही है | वाम ओर दक्षिण 
की गति ज्ञब तक है तब तक हमारा माग टठेढ़ा ( सिद्धों की भाषा 
में बाँक > वक्र ) ही रहता है। इस माग को छोड़कर सीधे 
ग॒मेंआने के लिये सिद्धाचार्यों ने अनेक सुंदर दृश्ंत दिये 
हैं। इस मार्ग के अवलंबन करने से वजञ्रयानी साधक को अपनी 
अपनी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है । अंतिम क्षणमें रागाग्नि आपसे 
आप शांतदो जाती है जिसका नाम है निवोण ( या आगका बुम 
जाना) | रागाग्नि के निवृत्त होने से जिस आनंद का प्रकाश होता 


१ मध्यमाग ही सरल मांगें, ऋजु मार्ग या ऊजू बाट है। 
सरहपाद की युक्ति हैः. .* 
“उजू रे उजू छाडि ना लेझो रे बँंक।” 
निञ्रहि बोहिया जाहु रे लॉक !। 
अर्थात्‌ ऋजुमाग को पकडों, टेढ़े रास्ते को छोड दो । 
सिद्धाचाय शांतिपाद ( प्रसिद्ध नाम भ्रुसुक ) की यह वक्ति भी 
मननीय है-- 
वाम दहिन दो बाद छाड़ी। 
शांति बुगथे3उ3 सकेल्िउ ॥ 
अर्थात्‌ वाम और दक्षिण माग को छोड़कर मध्यमा्ग का अहण 
आवश्यक है। यही विशुद्ध “अवधूतीमार्ग” या वच्रमार्ग है। बिना 
इसका आश्रय लिये बुद्धत्व, तथागतमाव या मद्दासुख की प्राप्ति का 
दूसरा मार्ग नहीं है--एतद्‌ विरमानन्दोपायमाग विहाय नान्यमागंसदू- 
भावो5भिमुखो5स्ति | इसी का द्योतक यह तंत्र-बचन दहै-- 
एघ मागवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः । 
येन यूयं गमिष्यन्तो भविष्यथ तथागताः ॥ 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४७७ 


, है उसे कहते हें-विर्मानंद्‌ | उस समय चंद्र स्वभावस्थितं होता है 
मन स्थिर होता है तथा वायु की गति स्तम्मित होती है। जिसके 
हृदय में विरमानंद का प्रकाश उत्पन्न हो गया है, वही यथाथ 
में योगीन्द्र, योगिराद है तथा सहजिया भाषा में वही वजञ्धर! 
पदवाच्य सद्गुरु कहलाता है । 
सहजिया लोगों में महामुद्रा का साज्ञाकार ही सिद्धि गिना 
जाता है। शून्यता तथा करुणा के अभेद को ही “महामुद्रा” 
महामुद्रा. कहते हैं) । जिसने अभेद ज्ञान को प्राप्त कर 
लिया है, उससे अज्ञात कोई. भी पदाथ नहीं 
रहता । उसके लिए समग्र विश्व के पदाथ अपने विशुद्धरूप को 
प्रकट कर देते हैं। 'घमंकरएडक”, 'बुद्धरत्नकरण्डकः तथा 
“जिनरत्नः--इसी महासुद्रा के पर्याय हैं । तंत्रशास्त्र में शिव और 
शक्ति का जो तात्पय तथा स्थान है वही रहस्य तथा स्थान वज्ञ- 
यान में शून्यता तथा करुणा अथवा वज्ञ और कमल का है | शिव- 
शक्ति के सामरस्य को दिखलाने के ल्षिए तंत्र में एक यंत्रविशेष 
का उपयोग किया जाता है । यंत्र में दो समकेंद्र त्रिकोण हें--एक. 
ऊध्वमुख त्रिकोण रहता दे और दूसरा अधोमुख त्रिकोण | ये 
पृथक रूप से शिवतत्त्व तथा शक्तितत््व के दग्योतक हैं--इनका 
एकीकरण दोनों के परस्पर आलिंगन या मिल्लन का थांत्रिक 
निद्शन है । शून्यता तथा करुणा के परस्पर मिल्नन--वज् 
ओर कमल फा परस्पर योग--दोनों का रहस्य एक ही है-- 
शक्तिदवय का परस्पर मिलन या सामरस्य या समरसता । 


इन्द्रियसुख में आसक्त पुरुष धमतर्तव का ज्ञाता कभी नहीं हो 


| कल प-नकता ये फिनणन्‍ननणननननपण मनन 


१ द्रष्टव्य ज्ञानसिद्धि ४६-४७ | 


४्ष्य भागवत संप्रदाय 


सकता । वज-कमल के संयोग से जिस साधक ने बोधिचित्त . 

को वजमाग में अच्युत रखने की योग्यता प्राप्त कर ली है अथवा - 
जिसने शिव-शक्ति के मिलन से ब्रह्मनाड़ी में बिन्दु को चालित 
कर स्थिर तथा दृढ़ करने की सामथ्य सिद्ध कर ली है, वही 
महायोगी है। धर्म का तत्व उसकी ज्ञानदृष्टि के सामने रवयं 
उन्मिषित हो जाता है। समस्त साधन का उद्देश्य बोधिचित्त या 
बिंदु की रक्षा करना है। बोधिचित्त से अभिप्राय बोधिमाग्ग 
पर आरूढ़चित्त से है? । ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे चित्त 
उस माग से पतित न हो जाय । नाना प्रकार की साधना का 
फल काय, वाक तथा चित्त की दृढ़ता संपादन करना होता है। 
देवता के संयोग से काय की दृढ़ता, वज्जजाप के द्वारा चन्द्र-सू्य 
की गति के खंडन होने पर वाक्‌ की दृढ़ता ओर सुमेरुशिखर पर 
श्वास को ले जाने से चित्त की दृढ़ता संपादित होती है। बिना 
इनकी दृढ़ता हुए साधक में परम चेतन्य की शक्ति का आविर्भाव 
है नहीं सकता । यदि आविर्भाव संभवतः हो भी जाय, तो उसे 
सहन या धारण करने की क्षमता साधक में नहीं रहती । इसी 

लिए गुरु इस दृढ़ता की प्राप्ति के लिए विशेष आग्रह दिखलाता 
है। इस दृढ़ता की अभिव्यक्ति 'वज्र' शब्द के द्वारा की जाती 
है। इस प्रकार द्वतभाव के परित्याग से अद्वेतभाव की अनुभूति 
वजञ्यान का चरम लक्ष्य है। .'वज्र? शुन्यता का ही भौतिक 


१ अनादिनिधन शास्तं भावामावक्षयं॑ विभुम | 
शूत्यतांकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌ || 

-- श्रीसमाजतन्त्र पृ० १४३ | 

इसको विस्तृत व्याख्या. के ल्षिए. द्रष्टव्य--ज्ञानसिद्धि पृ० ७५४ | 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४७६. 


प्रतीक दै क्‍योंकि दोनों दी दृढ़, अखंडनीय, अछेद्य, अभेद्य तथा 
अविनाशी हैं-- 


हृढ' सारमसौशीयमच्छेय्यामेयलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च झून्यता वजञ्रमुच्यते ॥ 
“-वज्शेखर प्रू० २३ 


सहजयान में परमार्थ की प्राप्ति प्रज्ञा! तथा 'डपाय” के पररपर 
योग का परिणत फल है। शून्यता का ही अपर नाम है 'अज्ञा 
तथा अशेष प्राणियों पर अनुकंपा का ही अमिधान है “उपाय! । 
जो मनुष्य प्रज्ञा तथा उपाय से युक्त रद्दता है तथा संसार के 
पदार्थों से आसक्तिहीन रहता है। वह्द इसी जन्म में सिद्ध हो जाता 
है; इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं है। ऊपर कहा गया है कि सहद- 
जरयान रागमाग है, वेराग्यमार्ग नहीं अर्थात्‌ जो राग अशुद्ध तथा 
मंज्िन होने पर संसार में बंधन का कारण बनता है वही राग 
कालुष्य तथा कामना से विरह्दित होने पर अपने परिशोधित रूप 
में जगत्‌ में मोत्त का साधन बनता है। इस राग के परिशोधन 
के निमित्त सहजयान का साधन मुद्रा का साधन करता है अथोत्‌ 
किसी पर-स्ली के संग अनेक विशिष्ट तांब्रिक क्रियाओं का अनु- 
घान करता हुआ अपने “काम! को 'राग” के रूप में परिशुत 
करता दे ओर इसी जन्म में 'महासुख” का अनुभव करता हुआ 
जीवन्मुक्ति लाभ करता हे । 


४८२० मागवत समप्रदाय 


(१) 
सहजिया वेष्णव संग्रदाय 


सहजिया वेष्णव लोग रागानुगा प्रेमाभक्ति के अनुयायी हैं, 
इसलिए वे लोग वेधी भक्ति को विशेष महत्त्व नहीं देते | 'सहज” 
शब्द की संप्रदायगत व्याख्या ठीक ठीक जान लेने पर इस मत 
के सिद्धांतों से पूरा परिचय प्राप्त हो सकता है। मल्ुष्य परमात्मा 
का ही रुप है और प्रेम ही परमात्मा का सहज धर्म है जिसे 
मनुष्य भगवान्‌ की विभूति होने के कारण से स्वतः धारण करता 
_ है। मनुष्य भगवदंश होने से सहज रूप से प्रम को धारण करता 
है? । इसी प्रम के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का इतना प्रसार 
कर लेता है कि वह प्रत्येक जीव के साथ अपना सामंजस्य -स्‍्था-- 
पित फर लेता है ओर तदू-द्वारा भगवान्‌ के साथ भी अपनी पूर्ण 
एकता स्थापित कर लेता है | तब वह सिद्ध बन जाता है और परम 
पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है । 


सहजिया लोग इसीलिए मनुष्य के रूप-विश्छेषण फो ज्यादा 
महत्तव देते हैं। प्रत्येक मानव केभीतर स्वरूप! और 'रूप” नामक 
दो भिन्न भिन्न कोटियों के रवभाव विद्यमान रहते हैं । यह केवल 
धार्मिक विचार-धारा में ही महत्व नहीं रखता, प्रत्युत यह एक 
मनोवेज्ञानिक तथ्य है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा. सकती । इन 


१ सहज भजन एई शब्देर अथ्थ एई ये जीव अनुचेतन्‍्य स्वरूप 
ग्रात्मा । प्रम आत्मार सहज घम | ये घम ये वस्तुर सहित एकत्रे उत्पन्न 
हय ताहा ताहार सहज । 

--रूपानुग-भजनदपेणः 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन धपर 


लोगों का विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य के अंतगत श्री ऋष्ण 
का आध्यात्मिक तत्त्व वर्तमान है जिसको स्वरूप” कह सकते हैं 
ओर इसके साथ ही साथ उसमें एक निम्नस्तर का भौतिक-तत्त्व 
भी वर्तमान है जिसे “रूप” कह सकते हैं | इन साधकों के अनुसार 
प्रत्येक पुरुष एवं त्ली को अपने रूप के ऊपर स्वरूप का आरोप 
कर सेना चाहिए और उसी की सहायता से साधक को अपने पार्थिव 
प्रम॒ को अपार्थिव रूप में परिणत कर देना चाहिए। मनुष्य जब 
तक रूप की ही अभिव्यक्ति में लगा रहता है, तब तक उसका 
प्रम विशुद्ध न द्वोकर केवल मलिन बना रहता है। परंतु जब 
साधक रूप के ऊपर स्वरूप का आरोप कर अपने विशुद्ध रूप में 
' धआ जाता है, तब उसका प्रेम भी अपनी मल्िनता को छोड़ कर 
विशुद्ध रूप में प्रकाशित ह्वो उठता है। बिना रूप की सहायता के 
स्वरूप की उपलब्धि नहीं.होती । इसी लिए ये लोग अपार्थिव 
प्रेम की अनुभूति के लिए किसी परकीया के साथ प्रेम की साधना 
भी नितांत आवश्यक मानते हैं । 


4 श् 
ल्मक्राकडर कै 2202 के यहा 


(२) 
सहज मानुष 


सहजिया लोग म॑नुष्य को ही अधिक महत्व देते हैं । इसका 

तात्पय यही है कि मनुष्य यदि अपने सच्चे स्वरूप को पहचान 

ले तो उसके हृदय में प्रमाभक्ति के उदय में विलंब नहीं होता । 

इस भाग के अनुसार 'सहज-मानव” ही सानव समाज के लिए 
३१ 





ड्दर भागवत संप्रदाय 


आदश है) । सहज-मानव में न रजोगुण का प्राधान्य रहतां 
है, न तमोगुण का अतिरेक । उसमें शुद्ध सत्त्व की ही. प्रतिश्ना 
रहती है। वह अपने में ओर संसार के इतर प्राणियों में किसी 
प्रकार का भेद नहीं देखता । यह सांसारिक वस्तुओं में किसी 
प्रकार का राग नहीं रखता |. न तो किसी से वह हष करता है 
और न भल्ला-बुरे के विवेचन में ही अपना समय गयवाँता है। 
शुद्ध सक्त्व में प्रतिष्ठित ऐसा मनुष्य ही सद्दजिया-पंथ में आदश 
मानव गिना जाता है। ऐसा मनुष्य बड़ा दुलेभ होता है। ऐसे 
मनुष्य का परिचय “चण्डीदास” ने अपने एक प्रसिद्ध पद में 
दिया है--. 
...._ मानुष मानुष सबाइ कहये, सानुष के मन जन | 
मानुष रतन सानुष जीवन, मानुष पराण धन ॥ 
 अरमें श्ुलये अनेक जन, मरम नाहिक जाने | 
माजुषेर प्रेम नाहि जीवलोके, मानुष से प्रेम जाने ॥ 
मानुष यारा जीवन्ते मरा, सेई से मानुष सार। 
मानुष लक्षण महाभावगण, मानुष भावेर पार ॥ 
'मानुष नाम बिरल धाम, बिरल ताहार रीति । 
चंडीदास कहे सकलि बिरल, के जाने ताहार रीति ॥ 


चंडीदास का कहना है कि मनुष्य के विषय सें सब चर्चा 


१ शुद्ध सत्व जीव एई सदा निष्ठाशीत् । 
सहजे अमेद भावे देखे ये अखिल ॥ 
विषयेर दास्‍्ये येई ना कायाय काञल् । 
नयनेर दृष्टि यार चित्ते . चिरकाल् ॥ 
भालमंद नाहि जाने, नाहि करे द्वेष । 
अन्तरे नियत हेरे आपन्न महेश || --रसरत्न सार 





पूर्वों भारत में भक्ति आंदोलन ४परे 


. करते हैं परंतु उसके शुद्ध खच्चे रूप को कोई नहीं जानता । 
मनुष्य रत्न है । वह सृष्टि का मूल प्राण है। वह हमारे प्राणों 
को आक्ृष्ट करने वाले पदार्थों की निर्मिति है। मानुष के 
बाहरी रूप को देखने वाले भ्रम में पड़े रहते हैं, क्योंकि वे उसके 
भीतरी रूप को जान नहीं सकते । प्रम से मनुष्य गढ़ा जाता है-- 
उस प्रेम से, जो इस जगत्‌ का न होकर दिव्य लोक का है । बिना 
इस प्रेम को जाने कोई भी व्यक्ति सच्चा मानव नहीं हो सकता । 
मनुष्य प्रेम का अक्षुण्ण बहनेवाला नि्मर है | वह महाभाव- 
' समूहों का पात्र होता है । ु 
मनुष्य को जीवित होकर भी मृतक के समान रहना 
चाहिए । इस लक्षण के द्वारा सहजिया ल्ञांग मानव के एक 
अन्य वेशिष्ट्य की ओर संकेत करते हैं । साधना-साम्राज्य में 
सहजिया लोगों की यह हदृह मान्यता है कि पुरुष को अपनेको ख््री 
सममभ कर उपासना करनी चाहिए | इस विशिष्ट सिद्धांत का एक. 
गूद तात्पय है। इसका अभिप्राय है कि पुरुष को अपनी कामना 
तथा वासना को अपने काबू में रखना चाहिए ओर उसे यौन 
संबंध का सवथा परित्याग कर देना चाहिए" । पुरुष के रत्रीभाव 
धारण करने का यही आशय है सहज्ञिया मत में। आकारतः 
वह पुरुष होता है परतु वृत्तितः वह स्त्री होता है--कोमल प्रेम 


१ शुद्धसत्व मानुष एई स्वभाव विनम्वति 
स्त्रीमूर्ति ऋभ्रित तार भजन पीरिति। 
आपनारि नारी,दिया आपनि सेवारि। 
ताहा ते पुरुषत्व किंवा जाति[कुल दिया । 
नाममात्र पुरुष तार आकार पाइश्ना ॥ 

--रत्नसार 


चपाढ मागवत संप्रदाय 


का आश्रय, जितेन्द्रिता का आदर्श तथा कामना से नितांत 
विरहित। 'सहज” सानुष इसीलिए तो नितांत विरल माना 


जाता है| । 


सहजिया मतानुसार परमात्मा अश्वांत आनंद का निमरर है 
जहाँ से आनंद सदा भरता रहता है। वह माधुय तथा सोंदर्य 
का निकेतन है। भगवान्‌ प्रेम के निधान हैं तथा उनका प्रेम साथे- 
भौम होता है। संसार में छोटा से छोटा भी जीव उनके प्रम से 
वंचित नहीं रहता। श्रीराधाकृष्ण ही इन वष्णवों के परमा- 
राध्य देवता हैं। इसमें श्रीकृष्ण हैं पुरुष तथा राधा हैं प्रकृति । 
इन दोनों में संबंध हे आश्रयाश्रयीभाव का। कृष्ण हैं आश्रयी 
तथा राघा हैं. आश्रय | चैतन्य-चरिताम्रत में राधा पूर्ण शक्ति 
तथा ऋष्ण शक्तिमान्‌ माने गये हैं। ये दोनों तत्व आपस में 
ऐसे संबद्ध हैं. जैसे कस्तूरी और उसका गंध, अर्थात्‌ जेसे अप्मि 
झौर उसकी दाहिका शक्ति। सहज़िया ग्रथों में ऋष्ण “काम! 
तथा राधा 'मदन? के अभिधान से भी अमिहित किये जाते हैं। 
कुसुमसायक काम अपने कोमल बाणों के द्वारा प्राणियों के स्नेह 
: का संचार जिस प्रकार करता है. उसी प्रकार कृष्ण भी, अपनी 
ललित चेष्ठाओं के द्वारा मनुष्यों के हृदय में नाना भावों को 
उत्पन्न करते हैं। मदनरूपिणी राघा श्रीकृष्ण के लिए सदा व्या- 
कुल रहती हैं। शक्ति के समान वह शक्तिमान्‌ को छोड़ कर एक 
क्षण के लिए भी स्वतंत्र रूप से टिक नहीं सकतीं । 


विशुद्ध प्रेम की भावना सिद्ध करने पर ही साधक उस भाव- 
जगत्‌ में प्रवेश कर लेता है जहाँ वह अपने इशष्टदेव के साथ 
तादात्म्य का अनुभव करता हुआ पूर्ण. आनंद में. प्रतिष्ठित हो 
जाता है। अतः सहजिया साग॑ रागमाग है, वेराग्यमान्र नहीं । 


पूर्वों भारत में भक्ति श्रांदो्न ध्पश 


यह रसमाग है काममार्ग नहीं । यहाँ काम के दबाने की आवश्य- 
क॒ता नहीं है, प्रत्युत उसके शोधन की । विशोधित काम ही मातन्नव 
को देवी सत्ता प्रदान करने में समर्थ होता है । 


(३) 
साधना-पद्धति 


सहजिया पंथ साधना की दृष्टि से तांत्रिक पंथ है। ये लोग 
दक्षिण मार्ग की अपेक्षा बाममार्ग के पक्षपाती हैं। उनके मंत- 
व्यानुसार दक्षिण मार्ग में वेदिक विधिविधानों पर आग्रह है 
ओर इसीलिए यह मार्ग बधी भक्ति के अंतगंत आता है। परंतु 
सहजिया लोग राग्राज्ञुगा भक्ति के अंनुयायी होने से वागमाग 
के ही पक्तपाती हैं । 

तांत्रिकों के अनुसार ये लोग भी मानव देह में सप्त सरोवर? 
तथा तदवस्थित 'कमलों? की कल्पना करते हैं। तांत्रिक चक्र? 
तथा सहजिया सरोवर” की परस्पर तुलना करने पर इस माग 
की नवीनता का पता चलता है । सबसे नीचे मूलाधार में स्थित 
सरोवर” घोर सरोवर के नाम से विख्यात है जिसमें द्विदल 
कमल खिलता है। इसके ऊपर नाम के प्रदेश में दो सरोवर होते 
हें--नाभि सरोवर तथा पृथु सरोवर जिनमें प्रथम में जड़ कमल 
रहता है ओर दूसरे में घटदल कमल । उदर में शतदल कमल 
से संपन्न मानसरोबर की सत्ता स्वीकृत की गई है। वक्षश्थल 
में अष्टरूल कमल वाला कज्ञीर सरोवर, कण्ठ में चतुदुल कमल 
वाला करंठ सरोवर तथा शिरके ऊपर सहख्रद्ल कमल वाले 
अच्तय सरोचर का अस्तित्व माना जाता है। इन सरोबरों की 


पद भागवत संप्रदाय 


तुलना तांत्रिक चक्रों के साथ करने पर अनेकत्र भिन्नता दृष्टि- 
गोचर होती है। नाभि-प्रदेश में दो सरोवरों की कल्पना, उद्र- 
प्रदेश में नवीन सरोवर की स्थिति तथा भूमध्यस्थित आज्ञा चक्र 
के स्थान पर किसी सरोवर का एकदम अभाव स्पष्ट ही लक्षित हो 
रहा है | कमलों के दलों की संख्या में तो पर्याप्त भेद है। चंडीदास 
ने सहजिया होने पर भी तांत्रिक चक्रों का ही अनुगमन अपने 
रागात्मक पदों में किया है। इस 'सप्तसरोबर” वाली कल्पना का 
विशद्‌ वर्णन “निगृढ़ार्थ प्रकाशावली” में किया गया है । 

नाडियोँ के विषय में भी दोनों मतों में मत-वेषम्य है। 
तांत्रिकों की तीन नाडियाँ--इडा, पिंगला तथा सुषुम्ता--में 
सुषुम्ना को ही प्राधान्य दिया जाता है, परंतु 'निगूढ़ाथ प्रकाशा- 
वली' के अनुसार मानवशरीर में ३२ नाड़ियाँ मुख्य हैं जिनमें 
चार नाडियाँ सवतोभावेन महत्त्वशालिनी हैं। अरुणवर्ण नाड़ी 
मृत्रनाड़ी है जिससे पशुल्लोग अपना जन्म ग्रहण करते हैं। 
गर्भादकशायी” नाड़ी मन की नाड़ी है जिससे स्वकीया उपासक 
लोग उत्पन्न होते हैं। '्ीरोदशायी” नाड़ी सब नाड़ियों में श्र 
तथा उत्तम है ओर यहीं से कृष्ण के भक्त लोगों की उत्पत्ति होती 
है। और अंतिम सर्वोत्तम नाड़ी-चंद्रशायी नौड़ी-से सहजिया 
भक्तों का जन्म हुआ करता है" । इस प्रकार सहजिया लोग 
नाड़ियों तथा सरोवरों की उपादेयता अपनी रसमयी साधना 
पद्धति में विशेष रूप से मानतें हैं। 

सहजिया साधना में माधुय-भाव ही एकमात्र उपासना है। 
गौडीय वष्णव गण मानवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार 
सख्य, दास्य तथा वात्सल्य भावों को भी उपासना में. उपादेय 


१ बोंस-पोस्ट्चैतन्य संहजिया कल्ट पृ० १२५-१३० 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४८७ 


मानते हैं तथा किसी किसी भाग्यशाली योग्यतम साधक के 

लिए माधुये भाव की उपासना का भी निर्देश करते हैं, परंतु 
सहजिया वेष्णवों में केवल एक ही भाव की उपासना मान्य तथा 
ग्राह्म है ओर वह है माधुय भाव की । इस उपासना में साधक 
भगवान्‌ को पुरुष मानता है और अपने को स्त्री। पतिपत्नी भाव 
को आध्यात्मिक भाव-जगत में प्रतिष्ठित करनेवाली यही उपासना 
माधुय-भाव! के नाम से प्रसिद्ध है । सहजिया लोग इसी भाव 
के उपासक अवश्य हैं, परंतु वे ही इस भाव के आद्य प्रतिष्ठापक 
नहीं हैं। इस भाव .का प्रतिष्ठापक स्वयं श्रीमद्भागबत ही है 
जिसने गोपियों के भ्रम को सवश्रेष्ठ, विशुद्ध, कामनाविरद्दित तथा 
स्वाथविद्दीन बताया है। उद्धव जैसे ज्ञानी भक्त को भी गोपियों 
की विशुद्ध भक्तिभावनाके सामने श्रद्धासे अपना मस्तक नत करना 
पड़ा था और वे भी त्रज्ञ की 'लताओं में जन्म ग्रहण के इच्छुक 
इसीलिए थे कि गोपियों के पादरज के कण उनके देह पर पढ़ 
उन्हें विशुद्ध कर देंगे । नारदजी ने इसीलिए गोपिकाओं 
को आदशं भक्तों की श्रेणी में रखा है। साधक जब अपने को 
गोपीस्थानीय मानकर प्रियतमस्थानीय श्री ऋष्ण की उपासना 
एकनिष्ठ चित्त से करता है, तभी माधुय-भावमयी उपासना का 
जन्म होता है । 


भक्ति संप्रदाय के इतिहास में सहजिया लोगों तथा गोडीय 
भक्तों से भी पहिले आव्ववार भक्तों की उपासना में माधुय भाव 
को स्थान दिया गया हम पाते हैं। नम्म आलवार ने उपास्य- 
“देव के मिलन को “आध्यात्मिक सहवास? की संज्ञा दी है ओर 
इसके लिए माधुय भाव की द्वी प्रधानता दी है और प्रसिद्धि है 
कि इस भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कभी कभी वे स्त्री का 


डटव् भागवत संप्रदाय 


भी वेष धारण कर लिया करते थे! | वे अपने पदों में इस आंत- 
रिक भाव के प्रकाशन से भी पराडमुख नहीं हैं। वे कहते हैं-- 
“विरहिणी अपने प्रियतम के प्रति संदेश भेजने की उत्सुकता में 
किसी दूत को न पाकर हंस को ही भेजना चाहती है; परंतु ये 
दुष्ट पक्षी अपनी हंसिनी के साथ उड़ भागते हैं और उसके शब्दों - 
को ध्यान तक में नहीं. लाते । क्‍या इस नीलोत्पल देहधारी 
विष्णु के विस्तृत ल्लोक में पहुँचने के लिए हम विरहिणियों के 
 संदेशों का कोई अधिकार नहीं हे*?” थीं आड़वार आंडाल की 
भक्ति तो निःसंदेह गोपीभाव की थी। वह इस भाव में इतनी 
पग जाती थी कि उसने अपने गाँव को द्वी गोकुल मान लिया 
था; वहाँ की लड़कियों को गोपियाँ, भगवान्‌ के मंदिर को नंद 
का घर, मूर्ति को श्री ऋष्ण का विग्रह मानकर भ्रम-विहल हो 
जाती थो । अंडाल अपनी रचनाओं के पाँचवें .दशक में एक 
विरहिणी की भाँति प्रियतम के पास अपने संदेश को ले जाने के 
लिए कोयल से आग्रह करती है। 

फल्तः माधुयं भाव की उपासना प्राचीनकाल से इस 
भारतवष सें प्रचलित थी । सहजिया लोगों ने इस उपा- 
सना को खूब ही महत्त्व दिया। इसकी पूर्णता के निमित्त वे 
ज्ञोग परकीया के माध्यम द्वारा प्रम साधना में व्यावहारिक रूप 
से अग्रसर रहते थे। गोडीय वेष्णवों के यहाँ परकीया-तत्त्व 
सिद्धांररूपेण स्थापित होने पर भी केवल एक वादसात्र था, 
परंतु सहजिया लोगों ने इसे अपनी साधना का प्रधान पीउ-स्थत्न 

बनाया था ओर इसको अपने व्यावहारिक जीवन में 


१ चतुथ प्राच्यसम्मेल्नन प्रयाग का कार्यविवरण, १६२६ । 
२ हूपर--हिम्स आफ दी आडवास पृ० ६६ । 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन है 73 


भी वे प्रयोग करते थे। परकीया तत्त्व वेष्णवशाश्र सह एक निगूढ़ 
गुरु-मुखैकगम्य सिद्धांत है। । यहाँ केवल स्थूल बातों के वर्शन से 
ही हमें संतोष करना होगा | 


परकीयातत्व 


 परकीया के दो पक्ष हें--समाजपत्ष तथा अध्यात्मपक्ष । 
सामाजिक दृष्टि से परकीया नितांत गहंणीय तथा व्याज्य सिद्धांत 
है, परंतु आत्म-साधना की दृष्टि से वह एकांत उपादेय तथा ग्रह- 
शीय आदश है। उज्ज्वल नीलमणि के शब्दों में परकीयादि 
विषयों की जो निंदा शास्त्रों में दृष्टिगोचर होदी हे, वह लोकिक 
नायक को ही दंष्टि में रखकर की गयी है, परंतु रख के आस्वादन 
के निमित्त अवतीण लीला धारण करनेवाले अल्ोकिक नायक- 
भूत ऋष्ण के विषय में वह निद्य न होकर ग्राह्म है* । मानव को 
आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर दोने के ज्षिण अपनी काम-बासना 
के परिशोधन की नितांत आवश्यकता होती है। काम स्वत्त: एक 
पुरुषार्थ है जिसकी उपयोगिता का परिचय मानव-समाज के 
कल्याण के लिए सब किसी को दहै। परंतु स्वार्थभावना से युक्त 
यह काम काल्न-सपं के समान मनुष्य को सदा डसा करता है 


१ इस विषय के विस्तृत वर्णन के लिए. देखिए 
बोस-पोस्ट्वैतन्य सहजिया कल्ट पृ० २६-६६ । 
२ बहु वायते यतः खंलु, यत्र अच्छुन्नकामुका। 
या च मिथो दुलभता सा मन्मथस्य परमा रतिः ॥ 
लघुत्वमत्र य॒त्‌ प्रोक्त तत्त प्राकृत-नायके । 
न कृष्णे रसनिर्यास-स्वादाथमवतारिणि ॥ 
“-६१|९५,१६ | 


४६० भागवत संप्रदाय 


ओर मलुष्य उसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए कथमपि कृत- 
कार्य नहीं होता । इस 'काम' वृत्ति के विषद्ंश को. दूर करने के 
लिए अध्यात्म-पथ में दो उपाय मान्य माने जाते हैं। निवृत्ति- 
प्रधान आचाये लोग काम-बृत्ति के दबाने का उपदेश देते हें, परंतु 
दुबल मानव काम की कारा में निबद्ध एक लाचार जीव है और 
वह अपनी नेसर्गिक वृत्तियों के दबाने में, अपनयन में, कथमपि 
समथ नहीं होता । इसीलिए सहजिया लोगों ने दूसरे माग को 
अपनाया दै। वे स्त्रियों को छोड़ देने की शिक्षा नहीं देते, अपितु 
उनके संग में ऐसी कतिपय क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का आश्रय 
लेते हैं जिससे साधक का मन इस प्रत्नोभन के द्वारा कथमपि 
आकृष्ट तथा आसक्त न हो सके। “साधक का प्रथम कतेव्य 
ल्लियों की संगति में रति की साधना है जिसके द्वारा उप्तके विकार 
स्वतः दूर हो जाते हैं। नियमन से उसकी उच्छू खल अभिलाषायें 
विधटित द्दो जाती हैं और स्वार्थ-पारायण वृत्ति के_ स्थान पर 
विशुद्ध प्रम-रति का उदय होता है" ।” इसी प्रेम-साधना की पूर्ण ता 
के लिए ही सहजिया मत में परकीया की उपादेयता अंगीकृत की 
गई है । 
स्वकीया की अपेक्षा परकीया में उदात्त प्रम के संचार का 
साधन विशेष-रूप से निवास करता है। सहजिया साधकों की 
मान्य धारणा के अनुसार प्रेम के द्वारा ही आध्यात्मिक मुक्ति की 


१ प्रथम साधन रति संभोग शगार। 
साधिवे संभोग. रति पात्िवे विकार ॥ 
जीव रति दूरे यावे करिले साधन | 
तार पर प्रेमरति करि निवेदन | 
“अमृत स्नावली, ६० ६-७ । 


पूवों भारत में भक्ति आंदोलन ४६ १ 


उपलब्धि हो सकती है और इसीलिए अपने हृदय में प्रम के 
संचरण करने की नितांत आवश्यकता है। इसी 'प्रम के प्रथम 
प्रभात” के निमित्त परकीया का आश्रयण समुचित माना जाता 
. है। रति, प्रम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग तथा महाभाव- 
प्रेम साधना का यही अ्रष्ट्रांगिक माग है? जिससे होकर प्रत्येक 
साधक को जाना पड़ता है। इसमें आदश तो है महाभाव की 
प्राप्ति, परंतु इसका निदान 'रति? ही है और इसी रति के उदय के 
निमित्त इस विशिष्ट माग का अवलंबन न्याय्य माना जाता है। 

सदजिया शास्त्र का उपदेश है कि साधक को स्वयं श्री 
भाव से ही भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए। माधुय-भाव 
का साधन साधना-साम्राज्य में मुक्ति-प्राप्ति .का एकमात्र उपाय 
है। पुरुष को बिना प्रकृति हुए प्रमतत्व की उपलब्धि नहीं होती । 
ओर इस प्रकृतिभाव को पाने के लिए साधक को परकीया की 
संगति नितांत डचित है'। स्त्री-संगति के अभाव में स्त्री मावा- 
पत्ति की पूणता कहाँ से उत्पन्न हो सकती है ? 

विरह के ताप में संतप्त होने पर ह्दी साधक की चित्तवृत्ति 
विशुद्ध होती है, क्‍योंकि उसको वासनाओं का कालुष्य जल्लकर 
अंतर्हित हो जाता है और हृदय खरे सोने के समान चमकने 
लगता है । संयोग से तृप्त मानव हृदय में संतोष की भावना प्रेम 
के अतिरेक का अभाव ही उत्पन्न करती है, परंतु विरद से दग्ध 
विदग्घ हृदय में प्रम की भावना संतत जागरूक रहती है| विरही 


१ द्रष्टव्य भक्तिस्सामृतसिंधु १३-११ तथा 
चैतन्य चरिताम्ृत २।२३, | 
२ प्रकृति आचार पुरुष वेभार। ये जना जानिते पारे । 
“>अमृतरसावली | 


४६२ भागवत संप्रदाय 


अपनी प्रियतमा को आगे-पीछे, यहाँ-वहाँ सवंत्र समभावेन देखता 
हुआ जिस प्रेमाद्ठत का अनुभव करता दे बह संयोगी के भाग्य 
में कहाँ ? रास में गोषियों की विरह की भावना की वृद्धि के लिए 
भगवान झुंगार-शिरोमणि ऋष्णके अंतर्धान का यही आध्यात्मिक 
तात्पय है ( सागवत १०२६ ) जिसे “विवतविल्लास” में सहजिया- 
तथ्य की पुष्टि के निमित्त निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार 
रति की उदात्तता, प्रम की पूणंता, विरह की संपन्नता तथा काम 
की विशुद्धता के निमित्त रसमार्गी सहजिया लोगों ने अपनी 
विशिष्ट तांत्रिक सांधना में 'परकीया!का आश्रय न्‍्याय्य माना है । 
बौद्ध सहभयानियों के 'महामुद्रा! ग्रहण का भी यही रहस्य है । 
परकीया के दो प्रकार माने जाते हैं--बाह्य तथा अंतर । 
बाह्य परकीया' प्रमभाव के विकाश के लिए शारीरिक संपक में 
रखी जाती है ओर इसलिए वह गोण अथवा प्राकृत भी कही 
जाती है। मुख्य या मर्म परकीया की केवल मानसिक भावना 
करके ही साधक अपने उदह श्य में सफलता प्राप्त करता है। बाह्य 
परकीया की अष्टविध पूजा का वर्णोन सहजिया ग्र॑थों में विस्थार 
से उपलब्ध होता है । सहजिया लोगों का कहना है कि इस प्रकार 
की विधिवत्‌ पूजा करने से सुषुम्ना नाडी के द्वारा ऋरमशः शक्ति 
का उत्थान हो जाता है। मम परकीया में केवज्न परकीया की 
मानसिक भावना ही विद्यमान रहती हे । इस भावना का फल 
साधक को प्रमिका के रूप में -परिणत करने में समथ होता है | 
इस प्रकार सहजिया लोगों की साधना में परकीया का आश्रयण 
एक विशिष्ट आध्यात्मिक उद््‌ श्य की पूर्ति के. ज्ञिये किया जाता 
है। “बाह्यपरकीया! की साधना से सूफी मत में निर्दिष्ट प्र म- 
साधना का बढ़ा ही घनिष्ठ साम्य है । बाउल लोग भी सहजिया 
के ही एक उपभेद माने जाते हैं, यद्यपि साधना प्रणाली में किंचित 


पूर्वी भारत में मक्ति आंदोलन ४६ रे 


अंतर भी उपलब्ध होता है। जहाँ सहजिया लोगों का प्रम राधा' 
ओर कृष्ण रूपी दो व्यक्तियों के स्वरूपाश्रित प्र मं की अपेक्षा: 
रखता था, वहाँ बाउलों का प्रम 'मनेर मानुस' के प्रति ही 
रहता है अर्थात्‌ वह अपना श्रेम प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वर्तमान 
किसी अलौकिक प्रेमपात्र के प्रति ही प्रदर्शित करता है! । 


ऊपर वर्णित बौद्ध सहज-यान के सिद्धांतों के साथ सहजिया. 
वेष्णवों के सिद्धांतों का स्राम्य बहुत घनिष्ठ है। प्रसिद्ध सहजिया: 
बष्णव चण्डीदास की आराध्य वाशुली” देवी वज्यानियों की 
“वज्बात्वीश्वरी” का ही रूपांतर मानी जाती है । यह प्रसिद्ध है कि. 
चैतन्य मत की सावजनिक उन्नति के समय में बौद्धधम की भिक्नु तथा 
भिन्ुणी 'नेडा-नेडी? के रूप में वेष्णब समाज में गृहीत कर ली गईं 
ओर इस प्रसंग में नित्यानंद महाप्रभ्ु के पुत्र वीरभद्र के प्रयत्न 
की महती भ्रशंसा सुनी जाती है जिन्होंने 'नेड़ा नेड़ीः लोगों का 
उद्धार किया था । यह सहजिया मत गौडीय वेष्णव धर्म क्रे 
उदय से भी प्राचीन है ओर चैतन्य तथा उनके पीछे भी उनके 
सिद्धांतो से प्रभावित हुआ है। यह आज कल भी विद्यमान 
है । वष्णव सहजिया के अतिरिक्त बंगात्न प्रांत के आउल- 
याउल, साई, दरबेश ओर कर्ताभजा भी कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो 
| प्रायः 'सहजिया? कहलाते हैं । सहजिया लोंगों के वेष्णव साहित्य 
के भी अनेक सिद्धांत-प्रतिपादक ग्रंथ हें जिसे संप्रदाय वाले गुप्त 
ही रखते हैं। तथापि कतिपय ग्रथ प्रकाशित भी किये गये हैं 
जिनमें अकिंचनदासका “'विवर्त विज्ञास', गौरीदास का “निगूढा्थ 





“7+3 ९. क>-+-मननइनकथ+5७७५०७७कम नमक 


१ ऊपर के उद्धरण बोस के पोह््ट-चैतन्य सहजिया कल्ट ( कल्ल- 
कत्ता-विश्वविद्यालय, १६३० ) अन्य से लिये गये हैं। 


४६४ द भागवत संप्रदाय 


प्रकाशावली? (हस्तलिखित), घनश्यामदासका गोबिंद रतिमंजरी' 
नरोत्तमदास का प्रेमभअक्ति चंद्रिका', 'रससार', रसरत्नसार--; 
मुकुंददास के 'असृत रत्नावली', आद्य-सारस्वत-कारिका'; रखिकदास 
का 'रतिविज्ञास पद्धति! तथा 'रसतर््वसार? मुख्य तथा सिद्धांत- 
ज्ञान के लिए नितांत उपयोगी हैं । 


बाउत के इस गीत में जीव तथा भगवान्‌ के परस्पर प्रम 
बंधन का बड़ा ही सुदर कोमल वर्णन है। भगवान्‌ तथा भक्त 
का हृदय प्रेम की भावना से इतना संबद्ध है कि उससे मुक्ति कभी 
नहीं हो सकती । जीव की स्वतंत्रता की कल्पना भी व्यथंता की 
सूचिका है। यद्द गीत प्रेमतत्व के एक वशिष्ख्य का वर्णन 
कर रहा है जो सहजिया वेष्णवों को भी सवथा मान्य है-- 


हृदय कमल चलते छे' फुटे कतो युग धघरि। 
ताते तुमिश्रो बाँधा 
आमिओ बाँधा, उपाय की करी ॥ १ 
फुटे फुट कमल फुटार न हय शेष । 

एड कमलेर ये एक मधु ये ताय विशेष ॥ २ 

छेडे येते लोभी अमर पारो ना ये ताई |. 

ताते तुमिझ्रो बाँधा 
आमिश्रो बाँधा मुक्ति कोथाय नाई ॥ ई 


इस गीत का आशय है कि कितने युगों से यह हमारा 
हृदय रूपी कमल खिलता चला आ रहा है। उससें तुम भी 
बँघे हो और में भी बँधा हूँ । मुक्ति का उपाय कहाँ है ? कमल 
निरंतर खिलता जाता दे। उसके विकसित होने का कभी 
अंत नहीं है। इस कमल के भीतर विद्यमान मधु की अपनी 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोन्नन 8.8 


निजी विशेषता है। भ्रमर बेचारा उसे छोड़ने के लिए तेयार 
है, परंतु मधु की माधुरी इतनी प्रबल है कि वह उसे छोड़ने में 
कथमपि समर्थ नहीं दहोता। उससे में भो बँधा हूँ और तुम 
भी बंधे हो । हमारे-तुम्हारे लिए मुक्ति कद्दीं भी नहीं है । जीव 
शोर शिव के पररपर प्रस-भाव ओर आकषण का भाव कितनी 
स्वाभाविकता से इस गीति में अभिव्यक्त किया गया है | 


४६६ भागवत संप्रदाय 


र्‌ 
चैतन्यमत 
समस्त बंगाल तथा उड़िसा को भक्तिरस से आखस्ावित _ 
करनेवाले महाप्रभु चेतन्य के धार्मिक सिद्धांतों का तथा आध्या- 
त्मिक तथ्यों का शास्रीय विवेचन बवृंदावन की पवित्र 
तीर्थस्थल्ी में संपन्न हुआ था। चेतन्यमत माध्यमत की ही 
गोडीय शाखा दे; परंतु दोनों के दाशनिक सिद्धांतों में पर्याप्त 
अंतर है | माध्वमत द्वतवाद का पक्षपाती है, चेतन्यमत्त 
अचित्य-सेदासेद-सिद्धांत का अनुयायी है । निबाकंमत के 
अनंतर यह दूसरा बेष्णव संप्रदाय है जो वृदावन से श्लाघनीय 
संबंध रखता है। चेतन्य बंगाल के ही निवासी थे, । परंतु उनके 
अनुयायी गोस्वामियों ने वु दावन को ही अपनी उपासना तथा 
शास्र-चिंतन का निकेतन बनाया। इस परिच्छेद में चेतन्य 
संप्रदाय, उत्कलीन वष्णव धरम तथा असम प्रांत में पनपने वाले 
महापुरुषधम का प्रामाणिक, परतु संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया 
जा रदाहे। 
माधवेंद्रपुरी 
माध्वमतानुयायी आचार्यों में (१६) माधवेन्द्रपुरी ही प्रथम 
आचाय हैं जिनका नाम बंगाल के वष्ण॒व ग्रंथों में बड़े आदर तथा' 
सम्मान के साथ उल्लिखित किया गया है। इनका जन्म १४४७ वि० 
(१४०० ईसस्‍्वी) के आसपास हुआ थां ओर ये अपनी भक्ति-तथा' 
निष्ठा के कारण “भक्तिचंद्रोदय” की उपाधि से सम्मानित किये 
गये थे | “चेतन्य चरिताम्रत” में उल्लिखित एक घटना से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि ये बंगाली थे। कहा जाता है कि माधवेंद्रपुरी 
ने बृंदावन में गोपाल की मूर्ति की स्थापना की ओर इसकी पूजा .. 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४६७ 


के निमित्त उन्होंने बंगाल से दो ब्राह्मणों को बुलवाया। चितन्य 
चरितामृत” का यह उल्लेख महत्त्व का है। बंगाल वेदिक कमे- 
कांड का स्थान कभी भी नहीं माना जाता था, विशेषतः अन्य 
प्रांत वासियों की दृष्टि में। ऐसी दशा में बंगाल से ब्राह्मणों को 
पूजा के निमित्त बुलाना स्पष्टवः बुलानेवाले के बंगाल का 
पक्तपाती होना बतला रहा है। माधवेंद्रपुरी ही गौडीय वेष्णव 
संप्रदाय के आद्य आचाय के रूप में ग्रहीत किये जाते हैं, क्‍योंकि 
इन्हींके पट्टशिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य महाप्रभु चैतन्य थे जिन्होंने 
अपने भजनों तथा कीतेनों से बंगात्न में ही नहीं, प्रत्युत समस्तः 
उत्तरी भारत में,'विशेषतः ब्रज्ममंडज्ञ में, कष्ण-भक्ति की विमत्तः 
सरिता बहाई। 


माधवंद्रपुरी उच्चकोटि के विष्णु-भक्त थे, इसमें तनिक भी 
संदेह नही है । वे घनश्याम के इतने बड़े भक्त थे कि बंगाल की 
श्याम-प्रस्तर की बनी कृष्ण मूर्तियों को देखकर वे ध्यान- 
मग्न हो जाया करते थे। उनके जीवनचरित के विषय सें 
“चैतन्य चरिताम्त” में दो विशिष्ट घटनाओं का निर्देश किया 
गया है। पहिली घटना गोपाल की मूर्ति की प्राप्ति के विषय में 
। माधवेंद्रजी उन बेष्णवों में थे जिन्होंने वृंदावन को अपनी 
उपासना का प्रधान स्थल्न बनाया। श्रीचैतन्य, के उद्योग तथा 
उपदेश से बू दावन ञैष्णवों का अखाड़ा कैसे बना, इसका वर्शसन 
आगे किया जायगा। चेतन्यपूव युग के वेष्णवों में माधवेंद्रपुरी 
ने वृ दावचन की आध्यात्मिक सह्िमा जाग्रत करने में अश्रांत 
परिश्रम किया। द ह 


सुनते हैं कि माधवेंद्र जी एक बार अन्नकूट पर्बत के पास 
बेठ कर श्रीकृष्ण के ध्यान में, निमम थे | उन्हें अपने शरीर की 
श्र 


ड्ध्८ . भागवत सम्रदाव 


सुध न थी, भोजन की भी खूहा न थी। वे निराहार तथा निजल 
बैठे हुए भगवान्‌ के ध्यान में निरत भे । उनका नियस था अया- 
चित भिक्षा; बिना माँगे हुए जो भिक्षा मिल्ष जाय उसी से उदर- 
पूर्ति करना । इतने में एक श्यामल बालक आया ओर उसने फल 
और दुध भोजन करने के लिए दिया ' । माधवेंद्र जी ने उन द्र॒व्यों 
को ग्रहण कर भोजन किया और उनके आश्वय की सीमा न रही 
जब रात के समय सपने में वही बालक दिखलाई पढ़ा ओर उनसे 
कहने ज्गा--माधव, मैं तुम्हारी श्रतीक्षा में इतने दिनों तक 

भूगर्भ के भीतर पड़ा हुआ हूँ। तुम मेरे विशेष प्रेमी हो, परंतु 
तुम नहीं जानते कि मुसलमान 
जंगल के भीतर तालाब में डाल दिया था। तालाब मिट्टी से भर _ 
गया है और मैं उसी के भीतर गड़ा हुआ अपना दिन गिन रहा ह 
ह#ँ। खोद कर सुके निकालो और प्रतिष्ठित करो? । माधवेंद्र जी 
आनंद से गद्गद हो गए ओर आसपास के ग्रामनिवासियों के 
सहयोग से उन्होंने उस मूर्ति को खोद निकाला ओर उसकी विधि का 
बत्‌ प्रतिष्ठा तथा पूजा को व्यवस्था की । यही इनके आराध्य 
देवता थे--गोपाल जी । हा 


इनके विषय में एक अन्य आख्यान भी प्रसिद्ध है । गोपाल 
जी ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न दिया कि उड़ीसा जाकर वहाँ का 
सुगंधित चंदन लाइए। ये उड़ीसे के रेमुना नामक स्थान पर गये। 


१ बालक कहें गोप आमिएइ आमे वसि। “7 कक्कक कहे गोप आमि/एड आमे वसि। जी 
आमार ग्रामेते केह ना रहे उपवासी॥ 
केइ 'अ्र॒न्न॒मागि खाय $केह दुग्धाहार | 
अयाचक जने आमिई दिये,आहार ॥ 

... --चैतन्य चरिताम्रत, मध्य खण्ड, अ० ४।.. 


$ के डर से एक ब्राह्मण ने मुझे इस. 


पूर्वी भारत में भक्ति श्रांदोत्नन ४६६ 


वहाँ गोपीनाथ जी की विशिष्ट पूजा होती ओर उन्हें खीर का 
भोग लगाया जाता था | माधवेंद्र ने खीर बनाने की कल्ना सीख 
कर अपने गोपाल जी को भोग लगाना चाहा, परंतु पंडों के 
कारण उनकी इच्छा-पूर्ति नहीं हुई। तब स्वयं गोपीनाथ जी ने 
अपने बसख्र में थोड़ा सा ग्बीर चुरा कर रख लिया और पंडों को 
इसका सपना दिया । माधवद्र जी को उन्होंने खाज निकाला ओर 
उन्हें खीर का प्रसाद दिया। इस प्रकार भक्तवर माधवेंद्र के लिए 
गोपीनाथ ने खीर चोर! बनना स्वीकार क्रिया ! 


इंश्रपुरा 


आचाय ईश्वरपुरी का वर्णन 'प्रमविल्लास' आदि अनेक 
बष्णव प्ंथों में दिया गया है। इनका जन्म १४३६ ई० में हुआ 
था। इनके पिता श्यामसुंद्रजी राढ़ी त्राह्मण थे तथा कुमारहद 
के आचाय थे । इन्होंने वेदशाश् का यथावत्‌ अध्ययन किया था 
ओर माधवेंद्रपुरी के द्वारा बेष्णव धम में दीक्षित होकर प्रसिद्ध 
भक्त हुए । इन्हीं के प्रभाव में आकर चेतन्य महाप्रभु के ऊपर 
भक्ति का इतना रंग चढ़ा | चेतन्य के जीवन में युगांतरकारिणी 
घटना है->उनकी गया-यात्रा । इस यात्रा से पहिले ही उनका 
चित्त संसार के मायिक प्रपंचों से हटकर भगवान श्रीकृष्ण के 
चरणारविंदों में निमम्न होने लगा था। उन्होंने कुमारहद्दट जाकर 
ईश्वरपुरी का दर्शन किया तथा अपने साथ वहाँ की मिट्टी बाँध 
कर लाये। उन्होंने कहा था-- 


प्रभु कहे ईश्वर पुरीर जन्मस्थान । 
ए मृत्तिका आमार जीवन धन प्राण ॥ 
“-( चेतन्‍्य भागवत ) 


छू०० मागवत संप्रदाय 


गया जी में भी चेतन्य को ईश्वरपुरी का दशन हुआ और 
उन्होंने इस भक्तवर के दशन से अपनी यात्रा सफल मानी । इस 
प्रकार ईश्वरपुरी की निष्ठा तथा उपदेश का प्रभाव चेतन्य के 
जीवन में पूर्णतः प्रतिफलित हुआ ! 
केशव भारती 


परंतु चैतन्य को संन्यास की दीक्षा देनेवाले आचाय इनसे 
भिन्न थे ओर उनका नाम केशव भारती था। दीक्षा लेने से पहिले 
इनका नाम कालिनाथ आचाय था और ये नवद्वीप में कुलिया 
गाँव के निवासी थे । ये भी माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य थे और 
काटवा गाँव में अधिकतर रहते थे। यहीं पर चेतन्य का संन्यास 
हुआ था | इंस प्रकार चेतन्य महाप्रभश्नु को वेष्ण॒व धर्म में दीक्षित 
करने का भ्रेय इन्हीं दोनों आचार्यों को है। ईश्वरपुरी चैतन्य के 
दीक्षा-गुरु थे जिन्होंने उन्हें वष्णब मत में दीक्षित किया और 
केशव भारती उनके संन्यास-गुरु थे जिन्होंने उन्हें संन्यास माग में 
दीक्षित किया | चैतन्य महाप्रभु ने अपने भजन, कीतंन तथा प्रेम- 
विह्न चरित्र से जिस वेष्णव घर्म की सरिता बंगाल में बहाई 
उसका नाम है--गोंडीय बेष्णव धरम या चेतन्य मत | इस प्रकार 
यह मत माध्व मत की ही एक प्रमुख शाखा है । उत्पन्न हुआ यह 
बंगाल में परंतु इसका व्यापक प्रभाव पड़ा वृज-मण्डल पर । 


( १ ) महाप्रश्ञु चेतन्य 
समग्र उत्तरी भारत को, विशेषत: बंगाल को भक्ति से आप्ला- 
बित करने का श्रेय महाप्रभ्रु चेतन्‍न्य को है। आप थे भक्तिरस की _ 
जीवित-मूर्ति, उदात्त मधुर-भाव का जाब्वल्यसान प्रतीक । नदिया 
के एक पवित्र ब्राह्मणकुज्ञ में आपका जन्म सं० १४४२ ( १४८४ 
ईं० ) में हुआ था.। बाल्काल का नाम था विश्वंभर मिश्र। ' 


. पूरबी भारत में भक्ति आंदोलन ५०१ 


नदिया के प्रख्यात पंडित गंगादास से आपने विद्याध्ययन किया 
था। बुद्धि बड़ी तीत्र थी। आपने समस्त शाख्रों में, विशेषतः 
तकशाश्लर में बड़ी विचक्षणता प्राप्त की थी। दुर्दात पंडितों को 
शाख्राथ में हराया भी था। अपनी पाठशाल्ला खोलकर छात्रों को 
विद्याभ्यास भी कराते थे। इनके जीवन-प्रवाह को बदलने वाली 
घटना है इनकी गया यात्रा । वि० सं० १५४६ (-- १४०७ ई० ) में 
अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए ये गया धाम गए और वहाँ 
ईश्वरपुरी से साक्षात्कार हुआ | पुरी जी से इनकी भेंट पहिले दी 
हो चुकी थी। वे उनकी भक्तिभावना तथा वराग्य के नितांत पक्त- 
पाठी थे, परंतु इस गयायात्रा ने विश्वंभर को प्रपंच से हटाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपासना की ओर स्वतः अग्रसर किया | 
पुरी जी श्नकी वष्णव दीक्षा के गुरु हुए। वि० सं० १५६६५ 
( १५०८ ई० ) में इन्होंने पुरी जी के गुरुभाई केशव भारती से 
संन्यास दीक्षा ग्रहण की । और तभी से वे कृष्ण चैतन्य के नाम 
से विख्यात हुए । बृद्धा माता तथा तरुणपत्नी के स्नेह तथा ममत्व 
को विज्ञांजलिं देकर चेतन्य भगवान्‌ की भक्ति के प्रचार मैं 
जुट गए । 

इन्होंने भारतवष के विख्यात तीर्थों की यात्रा की । इन्होंने 
बि० सं० १०५७--५८०( १४१०-११ ३०) में दक्षिण भारत 
को यात्रा की तथा बह्ाँ के प्रसिद्ध तीर्थों का दशन करते हुए भक्ति 
प्रचार किया | इसी समय इनकी दृष्टि बूंदावन के उद्धार की ओर 
झुकी ओर इन्होंने अपने सहपाठी लोकनाथ गोस्वामी को इस 
पवित्र काय के लिए भेजा । ये स्वयं भीऔकाशी, प्रयाग होते हुए 
वृंदावन गये ओर कुछ मद्दीनों तक वहाँ भी निवास किया, परंतु 
इनकी लीकला-म्थल्ली बनी जगन्नाथ पुरी जदाँ रथयात्रा के अवसर 
पर दशन के लिए बंगाल से भक्तों की अपार भीड़ जुटती थी । 


पू ०१ भागवत संप्रदाय 


भजन और संकीतेन को इन्होंने भक्ति के प्रचार का स्बंसुल्लभ 
साधन बनाया । वेष्णवधर्म के प्रचार में इन्हें नित्यानंद से खूब 
सहायता मिली । सच तो यह है कि बंगाल में कृष्ण-भमक्ति के 
प्रचार का श्रय निमाई ( चैतन्य ) तथा निताई ( नित्यानंद ) 
दोनों महापुरुषों को है। इनकी कीर्ति इनके जीवित-काल में ही 
खूब फेली । उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्रदेव ( राज्यकाल १५०३ -- 
१४३० ई० ) तथा उनके विद्वान मंत्री राय रामानंद इनके पढट् 
शिष्य बन गये। बंगाल के नवाब के अधिकारी होने पर भी रूप 
आझौर सनातन ने इनकी शिष्यता स्वीकार की और इन लोगों ने 
इनही के उपदेश से बृंदावन का उद्धार किया । बह्मीं रहकर भक्ति- 
शास्त्र का प्रथयन ही नहीं किया; प्रत्युत भक्तों के सामने सच्चे 
भक्त का आदर्श उपस्थित किया | भक्त लोग इन्हें भगवान्‌ श्री 
कृष्ण का अवतार मानते हैं। भक्तवर नाभाजी ने इनके विषय 
में बहुत ही ठीक लिखा है-- 

गौड देश पाखंड मेटि कियो भजन परायन । 

करुणासिंधु कृतज्ञ भये अगनित गतिदायन | 

दशधा रस आक्रांति महत जन चरन उपासे | 

नाम लेत निहपाप दुरित तिहि नरके नासे। 

श्रवतार विदित पुरब मही, उसे महत देही परी । 

श्री नित्यानंद कृष्णचेतन्य को भक्ति दसो दिसि बिस्तरी ॥ 

“>भक्तमाल, छुप्पय नं० ७२ 


चेतन्य का भक्ति-आन्दोलन 


भक्ति का उत्कृष्ट आदश श्री चेतन्यदेव ने स्वयं अपने जीवन 
र] है पे 
में प्रद्शित किया। भगवान के नाम का संकीतन चेतन्य का 
झत्यंत लोकप्रिय आध्यात्मिक साधन था जिसके द्वारा जन साधा- 


पूर्वों भारत में भक्ति आंदोलन ५० रे 


३ ९ श्र 
रण को अपने आंदोलन के प्रति आकृष्ट करने में सवथा कृतकाय 
हुए। उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर तत्कालीन 
अनेक आदरणीय संतों तथा विद्वानों ने मिलकर उनके आंदोलन 
को अत्यंत लोकप्रिय बनाया तथा उनके भक्ति-संदेश को जनता 
के हृदय पर पहुँचाया | ऐसे संतों में दो मुख्य थे--अद्धताचाय॑ 
तथा नित्यानंद्‌ । जब चेतन्यदेव जगन्नाथपुरी में नियमित €ूप से 
निवास करने लगे, तब उन्‍होंने इन्हीं के ऊपर बंगाल में इस 
आंदोलन को देख-रेख का उत्तरदायित्व रखा | अद्व त भक्त ही न 
थे, उस समय के महनीय शाखवेत्ता भी थे । उन्होंने इस मत में 
दीक्षा देने का काय योग्य व्यक्तियों तक ही सीमित रखने पर 
आग्रह किया, परतु नित्यानंद ने खब किसी के लिए भक्ति का 
द्वार खोल दिया । इनके पुत्र वीरभद्र ने तो बंगात्ञ के बौद्धवर्म के 
अवशिष्ट अनुयायियों को भी, जो समाज में नितांत निम्न स्तर के 
थे, वष्णबँधम की दीक्षा देने का साहसपूर्ण काये कर दिखलाया | 
इस विषय में अद् ताचाय के द्वारा समथन न पाने पर भो नित्या- 
नंद ने अपने असामान्य व्यक्तित्व के बल पर निम्नश्र णी के 
लोगों को भी वष्णवधर्म के अंतभ्रु क्त करने में किस्री प्रकार का 
संकोच नहीं किया । नित्यान॑द के बारह शिष्यों ने भी, जो द्वादश 
गोपाल के नाम से विख्यात हें, इस काय में गुरु की पर्याप्त सहा- 
यता दी और इस प्रकार यद्द पंथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ समग्र 
बंगाल में व्याप्त हो गया। 

चेतन्य के जीवित काल में ही बहुत से लोगों को उनके अव- 
तार होने में विश्वास हो गया था। परंतु उनकी मूर्ति की पूजा 
सम्प्रदाय में कब आरंभ हुई ? इसका निशय करना कठिन है। 
इस काय में वंशीदास ओर नरहरि सरकार का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय माना जाता है। “वंशी शिक्षा? के अनुसार वंशी- 


पू०४ भागवत संप्रदाय 


दास ने चेतन्य की मर्ति-पूजा का प्रचार किया। उन्होंने चेतन्य 
की धमपल्नी-श्रीविष्णुप्रिया देवी के लिये चेतन्‍्य की काप्ठ-मूर्ति 
बनाई । श्रोर नरहरि सरकार ने चेतन्य के विषय में बहुत से पदों 
को बनाया तथा चेतन्य-पूजा के विधि विधानों को भी व्यवस्थित 
किया । चेतन्य के अनंतर तीन व्यक्तियों का इस धम के प्रचार 
में विशेष हाथ है--(१) श्रीनिवास आचाय (२) श्री नरोत्तमदत्त, 
(३ ) श्यामानंद दास । इन व्यक्तियों ने चेतन्य-मत का प्रचार 
१७ वें शतक में विशेष रूप से प्रचार किया | श्यामानंद का काय 
उड़ीसा में चेतन्य-मत का प्रचार करना था परंतु अन्य दोनों 
आचार्यों ने बंगाल में इस मत,काप्रचुर प्रसार किया । 

परंतु चेतन्‍्य मत का शाब्ब्रीय रूप, विधि-विधानों की व्यवस्था, 
भक्ति शाब्न के सिद्धांतों का निणय बंगाल में न होकर सुदूर बूंदा- 
वन में विद्वान गोस्वामियों के द्वारा किया गया। ये ही लोग 
चैतन्य मत के प्रतिष्ठा तथा सिद्धांतों की व्यवस्था में नितांत प्रयत्न- 
शील तथा कृतकाय थे । उनकी मान्यता इतनी अधिक थी कि 
जब तक इन लोगों की रवीकृति नहीं मित्न जाती, बंगाल में लिखे 
हुए किसी भी ग्र'थ को संप्रदाय की ओर से प्रामारिणिकता नहीं 
मिलती थी। इसी काय का उल्लेख आगे किया जा रहा है । 

मथुरा व दावन के तीर्थोद्धार का महत्त्वपूर्ण काय के आरंभ 
करने का श्रेय साधवद्रपुरी को दिया ज्ञाना चाहिए क्योंकि 
व दावन में गोपाल की गड़ी मूर्ति को खोज निकालने तथा 
प्रतिष्ठित करनेका गौरव प्रथमतः उन्हीं को प्राप्त है । उसके अनंतर 
चैतन्यका काल आरंभ होता है। इन्होंने स्बप्रथम इस काय को 
सुचारुरूप से चलाने के लिए अपने . दो भक्तों को भेजा जिनके 
नाम हैं--( १ ) लोकनाथ गोस्वामी तथा (२) भूगर्भ आचाये | 
कहना न होगा कि य दोनों भक्त बंगाली थे ओर अनेक क्क शॉं 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन पूण्प 


को सदकर अपने महनीय काये में कृतकाय हुए थे। ल्ञोकनाथ 
चैतन्य के सह्ााध्यायी थे, क्‍योंकि दोनों ही गंगादासपंडित के टोल 
में साथ साथ विद्याभ्यास करते थे। १६१० ई० में चेतन्य ने 
लोकनाथ को वृ दावन जाकर कृष्ण की लीला से संबद्ध स्थानों ' 
को खोज निकालने का आदेश दिया। अपने मित्र भूगभ 
आचाय के साथ लोकनाथ सथुरा आये तथा अश्वांत परिश्रम कर 
प्राचीन स्थानों का उद्धार किया, परंतु चेतन्य के लीलाव- 
लोकनसे वंचित रहने की पीड़ा इन्हें सदा क्लेश पहुँचाती थी" । 
चेतन्य का दशन इन्हे फिर मिला ही द्ोगा । इन्होंने सुना कि 
चैतन्य दक्षिण भारत में यात्रा करने के लिए निकल पड़े हें। 
ये भी मिलने की उत्सुकता से पराभूत होकर निकल पड़े। परंतु 
हताश होकर ज्ञौट आय । भेंट न हुई। वृ'दावन भी तब पहुँचे 
जब चेतन्य वहाँ आकार चले गये थे। इस प्रकार चेतन्य के 
मिलने की आशा को अपने हृदय के कोने में लिए हुए ही यह 
भक्‍्तवर बृंदावन की सेवा में डटा रहा ओर अंततः परमधाम 
में लीन हो गया । 
( २ ) षट गोस्वामी 

हे चैतन्यमत के प्रधान थे स्वयं महाप्रभ्ु चेतन्य, नित्यानंद ओर 
अद्ृताचाय । इनसे उतर. कर प्रामाणिकता मानी जाती 
है छः गोरवाशियों की ( घट गोस्वामी ) जिनका काय इस मत के 


१५ आर न देखिव गोरा तोमार चरण 
रहिलाम आज्ञामात्र करिया धारण | 
भक्तगण संगे प्रश्न॒ ये करिल्ला लीला 
वंचित करिया मोरे हेथा पाठाइल्ा ॥ 

-“प्रेमविज्ञास 


५०६ ; भागव्रत सं प्रदाय 


इतिहास में श्रत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इन आचार्यों के नाम हैं-- 
रूप, सनातन, रघुनाथदास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भद्ट , और 
जीव ग्येस्वामी | ये सब गोस्वामी लोग बृदावन में ही रद्दते 
थे ओर भगवदूभजन के अनंतर ग्रथरचना में निरत रहते थे । 
इनके लिखित ग्रथ बंगाल में भेजे जाते थे जहाँ उनकी अनेक 
प्रतियाँ लिखकर भिन्न भिन्न स्थानों में जनता के कल्याण के लिए 
रखी जाती थीं। इन आचार्यों की सम्मति ही किसी वेष्णव 
प्रथ की प्रामाशिकता की अंतिम मुहर थी। बंगाल में लिखा 
गया कोई भी ग्रथ तब तक प्रामाणिक नहीं साना जाता था, 
जबतक उसके विषय में इस ग।स्वामियों में से किसी को अनुकृत्त 
सम्मति नहीं मित्र जाती थी । इन्हीं आचार्यों की प्रतिष्ठा के 
कारण वृदावन को इतना अधिक गौरव वेष्णव समाज में 
प्राप्त हुआ है । 


(१) श्री रूप गोस्वामी 


श्री रूप गोस्वामी ( १४६२ ई०--१५६१ ई० )--मक्ति तथा 
विद्वत्ता के जाज्वल्यमान प्रतीक थे। उनके जीवन की घटनायें 
सवत्र प्रसिद्ध हे। एक धनाह्य ब्राह्मणकुत्ञ में इनका जन्म हुआ 
था । बंगाल्न के नवाब हुसेनशाह के प्रधान मंत्री के पद पर प्रति- 
षिठत द्वोने से ही इनकी योग्यता का पर्याप्त परिचय मि्न सकता 
है। चेतन्य की विपुत्न ख्याति तथा मगवन्निष्ठा की कथा इनके 
कानों पढ़ी । फल्नतः इन्होंने अपने ऊँचे पद को लात मार कर 
संन्यास ले लिया । चेतन्य से इनकी भेंट त्रिवेणी के पविन्न तट पर 
हुई । उन्हीं के उपदेश से इन्होंने वृंदावन को अपना निवासस्थल 
बनाया । वहीं रहकर ये वष्णव भक्तमण्डली के सामने आदशे 
वेष्णव का जीवन बिताते थे। वृंदावन में ये कभी ब्रद्यकुंड के 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन पू०७छ 


पास निवास करते थे और कभी नंदगप्राम के पास । सुनते हैं कि 
श्री गोविंददेव जी ने इन्हें स्वप्न दिया कि मैं अम्ुुक स्थान पर 
जमीन में गड़ा पड़ा हूँ। एक गो रोज मुझे अपने स्तनों में से दूध 
पिज्ला जाती है। तुम उस गौ को ही लक्ष्य करके मुझे! बाहर 
निकालो और मेरी पूजा करो । गोस्वामी जीने भगवान की मूर्ति 
निकाली | कालांतर में जयपुर के महाराज मानसिंह ने गोविंद- 
देवजी का त्ञाल पत्थरों का बड़ा दो विशाल तथा भव्य मंदिर 
बनवाया | यह मंदिर आज भी दूंदावन की शोभा बढ़ाते हुए 
खड़ा है। 

रूप गोस्वामी जी सनातन गोस्वामी के अनुज थे, परंतु महा- 
प्रभु के प्रथम क्रपापात्र होने के कारण ये बेष्णव समाज में उनके 
जेठे भाई समझे; जाते हैं। उस समय की भक्त-मंडली के ये 
शिरोमणि थे । ये कवि और विद्वान दोनों थे। इन्होंने रुचिर 
नाटकों की रचना कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लक्तित लीजलाओं का 
बड़ा द्वी भव्य तथो मधुर वर्शन प्रस्तुत किया है | इनके सुप्रत्तिद्ध 
नाटक हैं---ललतित माघव” और 'विदग्ध माधव! । भक्तिशासत्र के 
गढ़ सिद्धांतों का प्रतिपादन इनके जीवन का प्रधान कार्य रहा है। 
“जब्ज्वलनीलमणि! तथा “भक्तिरसामृतसिंधु? में इन्होंने भक्ति! 
का रसरूप से शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है। “लघु भाग- 
वताम्ृत” को हम श्रीमद्भागवत का निःस्यंद कह सकते हैं । “हंस- 
दूत? तथा “उद्धवदूत” काव्य की दृष्टि से अत्यंत मधुर काव्य 
जिनमें गोस्वामी जी का भक्तिमय हृदय सबेतन्र कलकता है। कहा 
जाना है कि मीराबाई ने इन्हीं से दीक्षा ली थी। १६ बीं शतक 
के वृंदावन में रूप गोस्वामी जी भरक्तमण्डली के अग्मणी नेता थे, 
इसमें तनिक भी संदेद्द नहीं । 


ण्द भागवत संप्रदाय 


( २ ) सनातन गोस्वामी 


सनातन गोस्वामी जी ( १४६० ई३०--१५६१ ई० )--रूप जी 
के जेठे भाई थे, परंतु चेतन्य महद्दाप्रभु का शिष्यत्व इन्होंने अपने 
'छोटे भाई के शिष्य हो जाने पर ग्रहण किया। ये भी बंगाल के 
नवाब के बड़े ही ऊँचे अधिकारी थे। चेतन्य का प्रभाव इनके 
ऊपर इतना जमा कि इन्होंने अपने उच्च-पद्‌ का तिरस्कार कर 
भगवद्भक्ति को ही अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य बनाया । महा- 
प्रभु की आज्ञा से ये वृंदावन में ही रहते थे | परंतु एक बार ये 
इतने विषण्ण हो गये थे कि श्री जगन्नाथ जी के रथ के नीचे 
आण त्यागने का निश्चय किया, परंतु चेतन्‍्य के समझाने पर ये 
चूंदावन लौट आवे ओर भजन तथा श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चा में 
सदा संलग्न रहते थे। सुनते हैं कि इनके पास प्रसिद्ध पारसमणि 
था जिसे इन्होंने किसी दरिद्र ब्राह्मण की याचना करने पर उसे 
दे दिया था। इनके भक्तिमय जीवन की अनेक बविल्क्षण बातें 
भक्तों में प्रसिद्ध हैं । 


रूप-सनातन चेतन्यमत के शास्त्रकर्ता माने जाते हैं। रूप ने 
इस मत के .लिए भक्तिशास्त्र के गृढ़ सिद्धांतों की विवेचना की 
झोर सनातन ने इस मत के आदरणीय नियमों तथा आचारों का 
विस्तृत विवरण उपन्यस्त किया | इस प्रकार इन दोनों अआराताओं ने 
चैतन्यमत के प्रक्ृष्ट प्रतिष्ठाता का श्लाघनीय काय प्रस्तुत किया। 
दोनों ने मिन्नकर भक्ति के अंतस्तत््व-अश्रध्यात्म तथा व्यवहार, 
सिद्धांत तथा कमकांड, का नितांत प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। 
इन्होंने चेतन्यमत के प्रासाद की नींव ही नद्ीं डाली, प्रत्युत उसके 
ऊपर कमनीय कलश की रचना कर उसे शोभित तथा सुसबज्ित 
भरी किया । सनातन इस प्रकार चैतन्य मत के कमकाण्ड के 


पूर्वी भारत में मक्ति आंदोलन ५०६ 


निर्माता हैं। उन्हीं के नियमानुसार चैतन्य के मंदिरों में आज्ञ 
भी पूजा-अर्चा का विधान किया जाता है तथा मठ के साधुओं 
के जीवन की व्यवस्था निर्धारित की ज्ञाती है। 


इनका एतद्विषयक सबंसान्य ग्रंथ है--हरिभक्ति-विल्लास- 
जिसमें मूर्तियों के निर्माण, प्रतिष्ठा तथा पूजा का विधान है तथा 
वेष्णवों की जीवन-चर्या का मनोरंजक वर्सन है । तुलनात्मक. 
दृष्टिसे भी इस ग्रंथरत्न का विशेष महत्त्व है। महाप्रभ्ु के उपदेशों: 
को सुनकंर ढी सनातन ने इस श्रथ का प्रणयन किया तथा पीछे 
गोपाल भट्ट ने उदाहरणों के द्वारा पुष्ट कर इसको उपबूंहित किया । 
इस प्रकार इस पुस्तक के प्रणयन का श्र य सनातन तथा गोपाल 
भट्ट दोनों गोस्वामियों को दिया जाता है। इनके अन्य अ्ंथों में 
'वैष्णब तोषिणी है जिसमें भागवतकी मार्मिक व्याख्या है। इसका 
समाप्रिकाज् १४०४ ई० है। इसी ग्रंथ का सारअंश जीव गोरवामी 
ने सनातन के जीवनकाल में ही किया जिसका नाम है--लघु- 
तोषिणी | इन्होंने अपने भागवता मस्त में भागवत के सिद्धांतों 
का सुंदर विवरण दिया है। इनकी भक्ति तथा विद्वत्ता से आकृष्ठ 
होकर बड़े बड़े राजा ओर महाराजा इन गोस्वामी-बंघुशओों के 
दर्शन के लिए बृंदावन पघारते थे। १५७३ ई० में अकबर भी 
इनके साज्ञात्कार के लिए बूंदावत गया था और इनकी निष्ठा से 
विशेष प्रभावान्वित हुआ था । 


. इन दोनों बंधुओं के मृत्यु संवत्‌ के विषय में मतसेद दीस्व 
पड़ता है। बंगाली वेष्णव ग्र थों में सनातन का मृत्यु साल १४५४६ 
ई० तथा रूप का १५६५ ई० बतलाया गया है, परंतु यह उचित . 
नहीं प्रतीत दोता । इतिहास इसकी साक्षी नहीं देता । मानसिंद् 
के द्वारा निर्मित गोविंदजी के मंदिर के शित्नालेख से प्रतीत होता 


पू१० भागवत संप्रदाय 


है कि इसका निर्माण मानसिंह के गुरुओं रूप तथा सनातन के 
आदेश से १५६० ई० में हुआ था । १५४६२ में भक्तवर श्रीनिवासा- 
चाय ने वृंदावन की जब यात्रा की, तब इस मंदिर का निर्माण 
हो चुका था। इन गोस्वामी-बंधुओं से उनकी भेंट न हो सकी, 
क्योंकि सनातन के सृत्यु हुए चार महीने बीत गये थे और रूप 
की मृत्यु केवल चार दिनों पूष हो चुकी थी। श्रीजीव गोस्वामी 
ने लघुतोषिणी की रचना १५८३ हई० में की, तव सनातन जी 
जीवित थे। इन प्रमाणों के आधार पर यदह्दी निश्चित होता है कि 
इन बंधुओं का अवसान-काल १४६१ ई० ही है। इस प्रकार इन 
दोनों आचार्यों ने सौ वर्ष की दीघ आयु प्राप्त की थी। पूरे सौ 
वर्षों तक ये जीवित रहे" । 


( ३ ) रघुनाथदास गोस्वामी 


लद्दमी का वरद पुत्र किस प्रकार भक्ति तथा शांति की उपा- 
सना में निमझ हो सकता है ? इसका सब से सुदर उदाहरण हमें 
मित्नता है गोस्वामी रघुनाथदास जी के जीवन में। ये जात्या 
कायस्थ थे, परंतु अपनी उत्कृष्ट भक्ति तया दिव्य चरित्र के कारण 
ब्राह्मण वंशी गोस्वामियों में भी अग्रगण्य माने जाते थे | ये 
बंगाल के प्रसिद्ध नगर सप्तग्राम के जर्मीदार गोवधेन दास सजू- 
मदार के एकमात्र पुत्र थे। पिता ने इनका लालन पालन अपनी 
विशाल समृद्धि के अनुरूप किया, परंतु बाल्य काल से द्वी इनके 
हृदय में वेराग्य की मात्रा समधिक रूप से विद्यमान थी। फलत: 


१ विशेष द्रष्टव्य डा० डी. सी, सेन-- 7७ एछांडाएकफ़8 
॥7067%&0प778 0६ |॥608679! 8९728] 979 39-40 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५. 2११ 


अपनी संपत्तिका त्याग करने के लिए उसी समय उड्द्यत थे, परंतु 
चैतन्य महाश्रभु के सममाने बुमाने पर इन्होंने अपना मकंट- 
वैराग्य कम कर जमींदारी के देख-रेख करने का कार्य भार अपने 
ऊपर लिया | बहुत दिनों तक इस काम में लगे रहे, परंतु पद्म- 
पत्र की ही तरह अपने को राजसिक भावना से सदा दुर रखा | 
पुरी में महाप्रभु के दशन को गये और अतुल संपत्ति पर ल्लात 
मार दी। महाप्रभु के तिरोधान के अनंतर ये बृ दावन पधारे 
ओर राधाकुण्ड के पास सदा निबास करते थे। कहते हैं कि 
चौबीस घंदे में केवल एक बार थोड़ा सा मद्ठा पीकर ही रहते 
थे। वे सदा प्रम में बिभोर होकर 'राधे राधे! चिल्लाते रद्दते। 
इनका त्याग-बेराग्य बड़ा ही विज्कक्षण था। इतने बड़े संपत्ति- 
शाल्नी घर में उत्पन्न होकर इतना वराग्य रखना नितांत दुलेभ 
घटना है। इन्हीं के द्वारा उत्साहित किये जाने पर ऋष्णदास 
कविराज ने अपनी वृद्धावस्था में चेतन्‍्य चरिताम्ृत का निर्माण 
किया । इनकी रचनाय स्तोत्ररूप में ही अधिक हैं--जिनमें 
विज्ञाप कुसुमांजलि, राधाष्रक, नामाष्टक, उत्कण्ठ दशक, अभीष्ट- 
प्रार्थनाष्टक, अभीष्ट सूचना, शचीनंदन शतक आदि मुष्य हैं । ये 
<६ वर्षों तक जीवित थे । स्थितिकाल १४६८ ई०-६१५८४ ई० है। 


( ४ ) रघुनाथभट्ट 


रघुनाथ भटट काशी के सुप्रसिद्ध भक्त तपन मिश्र जी के 
सुपुत्न थे। इन्हीं तपन मिश्र के घर पर महाप्रभ्रु ने काशी में 
निवास किया था। मिश्रजों उच्चकोटि के भक्त थे--चैतन्य के 
समधिक भक्त अनुयायी थे। रघुनाथभद्ट का भी हृदय अपने 
पिता के समान ही नवनीतकोमल था। ये नेष्ठिक ब्रह्मचारी थे । 
एक बार ये पुरी में महाग्रभ्ु जी के दशन के लिए गये और घर 


पू१२ ; भागवत संप्रदाय 


छोड़ने की आज्ञा माँगी। पर चेतन्य ने माता पिता के जीवित 
: काल में संन्यास का नितान्त प्रतिषेध किया | ये काशी ल्ोट आये 
झोर अपने जननी-जनक के देहावसान के अनंतर महाप्रभ्रु की 
आज्ञा से ग्रहद्वार का त्यागकर वृंदावन पधारे। ये भागवत के 
बड़े भारी पंडित थे। इनका स्वर बड़ा कोमल था। ये रूप 
गोस्वामी की सभा में श्रीमद्भागवत की कथा कहते थे। भाग- 
बत के खछोकों को इतने ल्य से कहते थे कि श्रोतागण मंत्र-मुग्ध 
हो जाते थे । एक ही ज्छोक को कई प्रकार से कहते थे। इस प्रकार 
साधुमण्डल्ी में नेष्ठटिक ब्रह्मययय के साथ भगवद्भजन करते हुए: 
भटट जी ने अपना जीवन यापन किया | 


( ४ ) गोपाल भट्ठ 

ये श्रीरंगम्‌ क्षेत्र के निवासी वेक्कट भटट के पुत्र तथा श्री 
प्रबोधानंद सरस्वती के भतीजे थे । गोपाल भटट का जन्म १४०३ 
ई० में हुआ था । कुछ लोग कहते हैं कि चेतन्य महाप्रभु ने दक्षिण 
भारत में इनके पिता के घर में चातुर्मास्थ बिताया था। इसका 
उल्लेख प्रामाणिक ग्रथों में न होने से विद्वान लोग इस पर 
आस्था नहीं रखते । कहा जाता है कि चेतन्य महागप्रश्नु ने पत्र' . 
लिखकर रूप-सनातन को आदेश किया था कि इन्हें अपना भाई 
सममभना | महाप्रभुने इनके बेठनेके लिए अपना आसन और डोरी' 
भेजी थी | ध्यान के समय प्रश्ुुज्ी के इन प्रसादों को ग्रहण कर 
ये भजन किया करते थे | इनके उपास्य देव श्रीराधारमण जी थे | 
नाभादास जी ने इनकी विज्कक्षण भक्ति का परिचय देते हुए 
इस विचित्र घटना का उल्लेख किया है कि इनकी उत्कट इच्छा 
होते ही शाल्रप्राम जी की मूर्ति में हाथ पैर निकल आये और वे' 
मुरज्ञीधारी राधारमण जी बन गये । 


पूर्वी भारत में मक्ति आंदोल्न ५१३ 


गोपाल भट्‌ट जी वेष्णव शाञ्रों के उत्कट विद्वान थे। इन्हीं 
के विख्यात शिष्य थे--शआऔनिवासाचारय जो पीछे बड़े भारी भक्त 
तथा विद्वान हुए। सनातन गोस्वामी जी के 'हरिभक्ति विज्ञास' 
का उपबृंहण गोपाल भठ्‌ट ने ही किया था | इनके परलोकगमन 
के अनंतर इनके मंदिर के पुजारी तथा शिष्य श्रीगोपालनाथ दास 
उप गद्दी के अधिकारी हुए। इनके शिष्य श्रीगोपीनाथदास जी ने 
अपने छोटे भाई दामोदर दास जी को शिष्य बनाकर उनसे 
विवाह करने क लिए कहा | बतेमान श्रीराधारमणजी के गोस्वामी- 
गण इन्हीं दामोदर दास जी के वंशज हैं । यह मंदिर 'अपनी 
समृद्धि तथा पूजा अर्चा के लिए बृदावन में आज भी सुवि- 
ख्यात है । 


( ६ ) जीव गोस्वामी 


ये रूप-सनातन के अनुज वल्लभ (या अनूप ) के पुत्र थे । 
'दुगम संगमनी” टीका के आरंभ में इन्होंने अपने पिठृब्यों का 
निर्देश किया है-- 
सनातवनसमो यस्य ज्यायान्‌ श्रीमान्‌ू सनातनः । 
श्रीवल्लभोडनुजो योञ्सो श्रीरपो जीवसदूगतिः ॥ 


बाल्यकाल में ही पिता का देहांत द्वो गया था। अतः माता 
की देखरेख में इनकी शिक्षा हुई। अपने भक्त पिठृव्यों की भक्ति 
तथा वेराग्य का उज्ज्वल आदश इनके सामने इतना जागरूक था 
कि कम उम्र में ही य॑ घरद्वार छोड़ कर परम विरक्त बन गए। 
काशी में मधुपतृदून वाचस्पति से वेदांत-शाखत्र का पूर्ण अध्ययन 
किया । अनंतर व्‌ दावन में अपने चाचा लोगों की संगतिमें आकर 
रहने लगे । अपने समय के प्रकाण्ड पंडित के रूप में इनकी 

ड््दे 


पू१७ भागवत संप्रदाय 


ख्याति स्ंत्र व्याप्त थी। सुनते हैं कि इन्होंने आसाम के रूप- 
नारायण नामक किसी उद्धत संन्यासी को शाख्ाथ में परास्त कर 
उनका मद चूर्ण किया था, परंतु इनके पितृठ्य सनातन जी इनसे 
इस वष्णव-विरुद्ध काय से नितांत रुष्ट हुए थे, परतु रूप गोत्वामी 
ने बड़ी युक्ति से इन्हें क्षमा प्रदान कराया था। अकबर के आग्रह 
करने पर ये एक दिन आगरे भी आये थे । 


इन्होंने अपने पूज्य पितृब्यों के जीवन को अपने लिए आदश 
बनाया । भजन ओर भक्ति-प्रथ-प्रणयन ही इनछे जीवनका महान्‌ 
ब्रत था | इनके ग्रंथ गोडीय बष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों के प्रकाश- 
स्तंभ हैं जिनमें इनकी दाशनिक विद्वत्ता पाठकों को पद-पद पर 
' आस करती है । इनके ग्रथों का सामान्य परिचय इस 
प्रकार है-- 


(१ ) षटसंदभ--भक्ति-शासत्र के मोलिक तत्त्वों का प्रति- 
पादक उत्कट कोटिका यह ग्रंथ है। भागवत विषयक छ प्रोढ 
निब॑धों का यह उत्कृष्ट समुच्चय है। इसके ऊपर ग्रथकार ने ही 

सर्व॑संचादिनी नामक पांडित्यपूर्ण व्याख्या लिखी है। 


(२ ) क्रमसंदभ-भागवत पुराण की पाणिडत्यपूर्णो टीका । 


(३ ) दुर्गमसंगमनो--रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत- 
सिंधु? की टीका । 


( ४ )--त्रह्मस॑ हिता की टीकाये। चेतन्य महागप्रशु 
(४ )--कृष्णकरणासत | अपनी दक्षिणयात्रा में इन दोनों 
ग्रथों को अपने साथ ल्ञाये थे। दक्षिण की पयोष्णी नदी के तीर 
पर मल्लहार नामक स्थान से वे ब्रह्मसंहिता ज्ञाये थे | यह अध्यात्म- 
परक ग्रथ है | 'कृष्णकर्णाम्ृत! विल्वमंगल की कमनीय 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन प१्पू 


रचना है जिसमें सरस शब्दों में ऋष्ण की स्तुति गाईं गई है । 
इन्हीं दोनों की टीका जीव गोस्वामी ने की है। 

(६ ) हरिनामामत व्याकरण--इसमें व्याकरण के पारिभा- 
पिक शब्द कृष्ण के नामों से संबद्ध नय गे गये हैं । 


(७ ) कृष्णाचन दीपिका - कृष्ण-पूजा की विधि विस्तार 
से लिखी गई है। 


इनके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनायें भी मिलती हैं। जीव 
गोस्वामी जी इन छुट्टों गोस्वामियों में निःसंदेह प्रोढतम विद्वान 
थे। चैतन्यमत के इतिहास में इन षट्‌ गोस्वामियों का वही स्थान 
शोर सम्मान है जो वल्लभमत में “अष्टछ्ाप” का | अंतर इतना 
ही है कि अश्टछाप के कवियों की रचनायें देश भाषा में ही है, 
गोस्वामियों की संस्कृत में । अष्टछाप मे|कवि-जनों की ही गणना 
है, पर गोस्वामियों में कवि ताथा दाशंनिक दोनों की। परतु 
प्रामाणिकता दोनों की एक समान है। इनमें एक ही कुट्ुंब के 
तोन गोस्वामी थे--रूप, :सनातन तथा जीव तथा ये ही सवश्रष्ठ 
माने जाते थे । इनका अलौकिक काय किस विवेचक को आश्चये 
में नहीं डालता ? 


कष्णदास कविराज 


इन गोस्वामियों के अतिरिक्त अनेक चेतन्यमतानुयायी 
विद्वान भक्त दृंदावन में इस काल में निवास करते थे तथा अपने 
ग्रंथ तथा आचरण से भक्ति की प्रभा चारों ओर छिटकाते थे | 
ऐसे भक्तों में कृष्णदास कविराज की ख्याति सबसे अधिक है। 
ये बंगाल के बदंबान जिले के निवासी थे । इनका जन्म 
१४६६ ई० में हुआ था| जाति से ये कायस्य थे। इनके माता 


पूश् भागवत संप्रदाय 


पिता बाल्यकाल में ही मर गये--पिता का लास था भागीरथ 
तथा माता का सुनन्दा देवी। श्यामादास नामक इनके भाई 
भी थे जिनके नास्तिक विचारों के कारण ये बड़े ही दुःखित 
रहते । बालकपन में घर छोड़कर बेरागी बन गये। बुृंदावन में 
नैछिक त्रह्मचारी रहकर भजन तथा ग्र थ-रचना में जीवन बिताने 
लगे । इनके ग्रंथ अधिकतर संस्कृत में ही हें--(१) गोविंद लीला- 
मृत-कमनीय काव्य है जिसमे राधाकृष्ण की व्‌ दावंन लीला का 
सुचारु वर्णंत्र किया गया है। इसका बंगभाषा में अनुवाद 
यदुनंदनदास ने १६१० ई० में किया। (२) ऋष्णकर्णोम्नत को 
टीका, ( ३ ) प्रमरत्ावली, ( ४ ) वष्णवाष्टक, (४) रागमाल 
आदि अन्य संस्कृत ग्रथ भी उपलब्ध हैं । 


परंतु इनकी स्वश्रष्ठ रचना है--चैतन्यचरितामृत जो 
इनकी विपुत्न उज्ज्बल्ञ कीर्ति का सवप्रधान आधारपीठ है। ग्रथ 
बंगभाषा में हैं, परतु उसमें ब्रज़भाषा का भी पर्याप्त मिश्रण है। 
इसी मिश्रित भाषा को 'ब्रजबुली” (ब्रजबोली ) के नाम से 
पुकारते हैं १ बेष्णव साहित्य का यह रत्न है। बंगला में इसको 
वही नाम ओर सम्मान प्राप्त है जो हिंदी में तुलसीदास के . 
रामचरित-मानस को । जिस प्रकार तुलसीदास का श्रथ हिंदीं 
जनता के लिए सकल शास्त्रों का सार तथा निःस्यन्द है, उसी 
प्रकार चेतन्‍्य चरिताम्ृत बंगाल की धार्मिक जनता के गत्ते का 
हार हे। है भी यह बड़ी प्रोढ़ रचना । सुगम भाषा में दुर्गम 
तत्वों का विशदीकरण इस ग्रंथरत्न की विशेषता है। कविराज 
महोदय की नितांत बृद्धावस्था की यह कृति है। ७६ वर्ष 
की अवस्था में भक्तों की प्रार्थना पर इन्होंने महाप्रभु चेतन्य की 
जीवन लीला लिखने का उपक्रम किया। पूरे स्रात बर्षों मैं 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन प १७ 


इसकी रचना की गई। १५०३ शाके (5१४८२ ई०) में ८३ 
बष की उम्र में यह ग्रंथ समाप्त हुआओ | 

इस ग्रथ में चेतन्य के जीवन चरित का विस्तृत बणन है। 
प्रथ में तीन खंड हें--( १) आदिल्लीला ( १७ सग ) में चेतन्य 
के अवतार की पूवंपीठिका तथा भक्तिमाग का मुख्यतः विवरण 
है। (२) मध्यल्लीला ( २४ सर्ग ) में चेतन्य के जन्म, लीज्ा 
तथा यात्राओं का वन है। प्रसंगतः उनके डउपदेशों का बड़ा 
! विशद्‌ विवेचन उपक्तब्ध होता है। (३) अंतलीला 
( २० सं ) में चैतन्य के अंतिम जीवन की घटनायें वर्णित हैं । 
साथ ही साथ उनके कीतेनों की प्रक्रिया तथा तब्नन्य : द्व्योन्माद 
का कमनीय वर्णन है। इस प्रकार यह ग्रथ काठ्य तथा शास्त्र 
दोनों की दृष्टि से उपादेय है। चेतन्य चरित का विस्तृत वर्णन 
तो है ही, साथ ही साथ बेष्णव मत के दाशनिक रहस्यों का 
विशद तथा सांगोपांग विवेचन है । ग्रथकार के समकालीन 
नित्यानंद्दास के विख्यात ग्रथ प्रमवि्लास में इनके अवसान 
की विचित्र घटना उल्लिखित है। कविराज जी ने जब सुना कि 
उनके ग्रथ की एकमात्र हस्तज्षिखित प्रति को डाकुओं ने लूट 
लिया, तब उनकी सत्यु उसी समय हो गई। यह घटना 
१५६८ ई० की है। अतः इनकी स्त्यु पूरे १०२ वष सें हुई थी । 

इस प्रकार २६ वीं शताब्दी में वृंदावन चेतन्य मत के प्रचार 
तथा प्रसार का कंद्रबिंदु था। चेतन्‍्य मतानुयायी गौडीय 
वष्णवों के सिद्धांत का परिष्कार यहीं किया गया। छाुहों. . 
गोस्वामियों ने यहीं रहकर अपने संप्रदाय के सिद्धांतों तथा 





१ शाकेडग्निबिन्दुबाणेन्दो ज्येष्ठे बृन्दावनान्तरे। 
सूर्याहे ह्मसितपश्चम्याँ अन्योज्यं पूणतां गतः ॥ 


-भूश्द भागवत संप्रदाय 


आचारों का पर्याप्र रूपेण उपबंहण किया । वतमान वृंदावन इन 
गो ञ्शे ] ह क 

डीय वष्णवों की घोर तपस्या, अश्रांत अध्यवसाय, हृढ 
भगवन्निष्ठा तथा व्यापक प्रभाव का जाज्वल्यमान प्रतिनिधि है। 


(३) 
दाशेनिक सिद्धांत 


माध्वमत की शाखा होने पर भी चेतन्यमत का दाशंनिक 
दृष्टिकोण सबथा स्वतंत्र तथा प्रथक्‌ है। माध्वमत की मूल 
इृष्टि हतवाद की है जिससे भिन्न चैतन्य मत का नाम है-- 
अचिन्त्य भेदामेद । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परमतस्त्व हैं। उनकी 
अनंत शक्तियाँ हैं। शक्ति और शक्तिमान्‌ में न तो परस्पर भेद 
ही धिद्ध होता है और न अभेद, इन दोनों का संबंध तक के 
द्वारा अचिन्त्य है । इसीलिए इस मत की प्रसिद्धि “अचिन्त्यभेदा- 
भेद” नाम से की जाती है। इस पिषय में रूप गोस्वामी ने 
घुभागवताम्रत” में स्पष्ट ही लिखा है-- 
». एकत्व च एथक्त्वं च तथांशत्वमुतांशिता | 

तस्मिन्नेकत्र नायुक्तम अचिन्त्यानन्तशक्तितः | --१।४० - 


अचिन्त्य अनंत शक्तियों के कारण उस एक ही पुरुषोत्तम में 
एकत्व और प्रथकृत्व, अंशत्व तथा अंशित्व का रहना कथमपि 
अयुक्त नहीं रहता । श्री जीव गोस्वामी के कथनानुसार” भगवान्‌ 


१ स्वरूपायमिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्‌ भेद, भिन्नत्वेन चिन्त- 
यिठुमशक्यत्वाद्‌ अमेदश्च प्रतीयते इति शक्तिशक्तिमतोमंदामेदौ श्रज्धी- 
कृतो। तो च अचिन्त्यो । स्वमते तु अचिन्त्यमेदामेदावेव अचिन्त्य- 
शक्तित्वात्‌ । --जीव गोस्वामी ः भगवत्सन्दम । 


पूर्वी भारत में भक्तिआंदोलन ४१६ 


श्रो कृष्ण में उनकी स्वरूप आदि शक्तियों से अभिन्न रूप से 
चिंतन करना अशक्य होने से वह भिन्न प्रतीत होता है और उनसे 
भिन्न रूप से चिंतन करना अशक्य होने के कारण वह अभिन्न 
प्रतीत होता है । अतः शक्ति और शक्तिमान्‌ में भेद ओर अभेद 
दोनों सिद्ध होते हैं और ये दोनों ही अचिंत्य शक्ति होने के 
कारण अचिन्त्य” माने जापे हैं । इस प्रकार अर्चित्य शक्ति के 
कारण यह प्रयंच न तो भगवान के साथ हो एकांततया भिन्न ही 
प्रतीत होता है और न अभिन्न हो । इसीलिए इस मत का दाश- 
निक दृष्टिकोण अविन्त्यमेदामेद”ः को संज्ञा स अभिद्वित क्रिया 
जाता है। 
इस मत का सार अंश निम्नल्लिखित प्रसिद्ध पद्म में दिया 
गया है-- 
आराध्यो भगवान्‌ न्जेशतनथ्रस्तद्घाम दुन्दावन 
रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या करिपता। 
शार्त्रं भागवत प्रमाणममर्ूं, प्रेमा पुरर्थों महान 
श्री चेंतन्‍्यमहाप्रभोमतमिदं तत्रादरो नः पर: ॥ 


त्रजस्वामी नंद के पुत्र श्री कृष्ण ही आराधनीय भशवान्‌ हैं । 
उनका धाम है--बुंदावन । त्रज॒ की गोपिकाओं के द्वारा को गई 
रमणीय उपासना ही साधकों के लिए माननीय प्रामाशिक उपासना 
है | श्रीमदूभागवत निमल् प्रमाणशाब्न है। प्रेम ही सवश्रष्ठ पुरु 
पाथ है--चेतन्यमत का यही सारांश है। 

चेतन्यानुसार महान्‌ पुरुषाथ है--प्रेम । 'प्रमा पुमर्थों 
महान?ः--भक्ति को सवश्रष्ठ पुरुषाथ मानना अपना महत्त्व 
रखता है। दार्शनिकों के द्वारा निर्णीत पुरुषार्थ चार प्रसिद्ध हैं-- 
धम, अर्थ, काम और मोक्ष । परंतु यह मत भक्ति को “पंचम 


पू २० भागवत संप्रदाय 


पुरुषार्थ' के रूप में ग्रहण करता है। भक्ति दोनों प्रकार की 
होती है--साधनरूपा और साध्यरूपा | भक्ति स्वतः साधन भी 
है तथा साध्य भी है। श्री कृष्ण का भक्त मुक्ति को भी अपनी 
उपासचवा में अंतराय समझ कर उसमझी प्राप्ति को अपने जीवन 
का क्द्य नहीं बनाता । उसका एकमात्र लक्ष्य होता है--श्रीकृष्णु 
की रागात्मिका भक्ति | रूपगोस्वामी के अनुखार भक्ति है श्री- 
कृष्ण का अनुकूलता से अनुशीज्ञन या सेवन जिसमें अन्य अभि- 
लाषाओं की कोई भी सत्ता नहीं रहती ओर जो ज्ञान, कम आदि 
से कथमपि आधवृत नही रहता-- 


अन्यामिलपिताशून्य ज्ञानकर्माचनावृतम्‌ । 


आनुकूल्येन कृप्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा ॥ 
“--भक्तिरसार्तसिंधु १।१।११ 


श्रीमदूभागवत में स्पष्ट ही इसी भक्ति की श्र प्ठता का वर्णन 
अनेक स्थलों पर किया गया है। भगवान्‌ ने स्वयं ही अददैतुकी 
तथा अव्यवहिता भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा है-- 


दीयामान न ग्रहन्ति विनां मत्सेवर्न जनाः | 


चेतन्यमत की पंचम पुरुषार्थ की कल्पना का आधार श्री- 
मद्भागवत के ही वचन है। श्रीकृष्ण का स्वयं कथन है-- 
न किन्चित्‌ साधवो धीरा भक्ता झा कान्तिनो मम । 
वान्इन्त्यपि मया दत्त केवल्यमपुनभवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ के सदाचार-संपन्न, पेयवान्‌ तथा एकांत 
निष्ठाचाले भक्त उनके द्वारा दिये गये आत्यतिक मोक्ष की भी 
अ्भितल्षाषा नहीं करते | 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५२१ 


श्रीकृष्ण ही अचिन्त्य शक्तिमान्‌ भगवान्‌ परम तत्त्व हैं। वे 
आपने तीन विशिष्ट रूपों से विभिन्न लोकों में प्रकाशित होते हैं । 
श्री ऋष्ण के इन रूपों के नाम हे./--(१) स्वयं रूप, (२) तदेकात्म 
रूप, ( ३) आवेश । भगवान्‌ का स्वयं रूप ' वह है जो दूसरे के 
ऊपर आश्रित न होकर, अन्य की अपेक्षा न रखते हुए, स्वयं 
आविभूत द्वोता है । ब्रद्मसंहिता का यह कथन इसी रूप की 
पुष्टि में है--अनादिरादिगोंविंद: सबकारणकारणम्‌ | भगवान्‌ 
स्वय इस विशाल सृष्टि के आदि है तथा समग्र कारणों के 
भी कारण है, परंतु वे स्वयं अनादि हैं--इनका आदि या 
कारण कहीं से भी नहीं है । 'तदेकात्मरूप' का अथ है बह 
रूप जो स्वरूप से तो स्वयरूप के साथ अभिन्न रहता है, 
परंतु आकृति, अंग-सन्निवेश तथा चरित से उससे भिन्न 
रहता द्वे?। यह रूप भी दो प्रकार का होता है--विज्ञास और 
ओर स्वांश। बविलास रूप वह दै जो स्वरूपत: दूसरे आकार 
का होता है तथा शक्ति में प्रायः उसके तुल्य होता है। जैसे 


।_यरननतननननकन-+++ननननीनननन-म+ 33333 री न+3++++नननानन-+५3+भ नागा 3+-+-न नी न नननलीन लीन नी न भय नल टगिननीत?यिय किक क3ननकमननननननननन मनन न नन+-+नननन न न नननननन मनन 3५33५ «+-++----पननननान+मननन--ननननननम-+ ५3 «-ननाा-ा-रिकानानलकननमम_-न-म 


१ खलघुभागवतामृत १॥११ 
२ अनन्यापेक्षि यद्‌ रूप स्वयंरूपः स उच्य्ते । 
“-वहीं, ११२ 
३ यद्रप॑ तदसेदेन स्वरूपेण विराजते । 
आकृत्यादिमिर्याहक्‌ स तदेकात्मरूपकः ॥ 
+वहीं १।१४ 


४ स्वरूपमन्याकारं यत्‌ तस्य भाति विल्लासतः 
प्रायेणात्मसमं शकत्या स विल्लासो निगयते। 
“वही, १ | १५ 


प२२ भागवत संप्रदाय 


गोविंद के विज्ञास हैं परमव्योम के अधिपति नारायण ओर 
परमव्योमेश नारायण के विज्ञास है आदि वासुदेव। इन दोनों 
के आकारों में समानता द्दोने पर भी मूल देवता तथा आवरण 
की भिन्नता के कारण प्रथकृता दो रहती है। स्वांश रूप" 
विज्ञासरूप के आक्ृत्या समान होने पर भी शक्ति में न्‍्यून होता 
है जेस संकषण आदि पुरुषावतार तथा मत्स्य आदि लीला- 
बतार । (३) आवेश रूप" इन दोनों भेदों से सवंथा भिन्न 
होता है। वे महत्तम जीव आवेश कहे जाते हैं जिनमें ज्ञान 
शक्ति आदि की स्थिति से भगवान्‌ आविष्ट प्रतीत होते हैं. जैसे 
बकुंठ में शेष, नारद तथा सनकादि ऋषि गण । 

भगव्रान्‌ अचिन्त्याकार अनंत शक्तियों से संपन्न है, परंतु 
उनकी तीन ही शक्तियाँ मुख्य होती हैं-- 

(१ ) अंतरंगा शक्ति-चित्‌शक्ति > स्वरूप शक्ति 

(२ ) तटस्थ शक्ति > जीवशक्ति 

( ३ ) बहिरंग शक्ति > साया शक्ति 

अंतरंग शक्ति भ्रगवद्गूपिणी होती है। सत्‌, चित्‌ तथा 
आनंद के कारण भगवान्‌ की यह सरवरूपशक्ति एकात्मिका होने 
पर भी त्रिविधा होती है-- ह ' 

( के ) संधिनी > इसके बलपर भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण 
करते हैं, दूसरों को सत्ता प्रधान करते हैं और समस्त देशकात् 


१ ताहशो न्यूनशक्ति यो व्यनक्ति स्वांश ईरितः । 
१।१६ 
२ ज्ञान-शक्त्यादिकलया यत्राविष्टो जनाद॑नः। 
त आवेशा निगयन्ते जीवा एवं महत्तमाः ॥ 
१।७॥ 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५२३ 


तथा द्वव्यों में ब्याप्त रहते हैं ( सदात्मापि यया सत्तां घत्त ददाति 
च सा सवदेशकालद्रव्यव्याप्ति-हेतु: संधिनीशक्ति:१ ) 

(सत्र) संवितु-भगवान्‌ स्वयं चिदात्मा है । इसी शक्ति के 
बल पर वह रवयं अपने को जानते हैं ओर दूसरे को ज्ञान प्रदान 
करते हैं (>संविदात्मापि यया संवेत्ति संवेदयति च सा संवित्‌* 9 


( ग ) हादिनी--भगवान्‌ आनंदरूप हैं। वह शक्ति जिससे 
वे स्वयं आनंदका अनुभव करते हैं तथा दूसरों को आनंद का 
प्रदान करते हैं 'हादिनी शक्ति! कही जाती है। इस विषय में 
वेद्यमणि का दृष्टांत भक्तिप्रंथों में दिया जाता है.। एकह्दी वेदुय- 
मणि नील पीत आदि त्रिविधरूप धारण करता है, वसे ही एका 
परा शक्ति त्रिविधरूपों में विभकत होकर तीन रूप धारण करती 
है (-ह्ाादात्मापि यया हादते ह्ादयति च सा ह्ाद्नीशक्ति: | 
तत्तत्‌ प्राधान्येन स्फूर्तः तत्तद्रूपं तस्या एकस्या बेंदुयबद्‌वसीयते३) 


तटस्थ शक्ति वह है जो परिच्छिन्नस्वभाव, अगुत्वविशिष्ट 
जीवों के आविभोाव का कारण बनती है | मायाशक्ति का ही नाम 
है बहिरंग शक्ति | यही जगत के आविर्भाव का कारण बनती 
है । स्वरूपशक्ति तथा मायाशक्ति के बीच में स्थित होने के 
कारण ही जीवशक्ति तटस्थ (या दोनों के तट पर रहने वाली ) 
शक्ति कहलाती है। इन तीनों शक्तियों के सम्ुच्चय की संज्ञा 
है--पराशक्ति । भगवान्‌ स्वरूप-शक्ति से जगत्‌ के निमित्त 
कारण होते हैं और जीव-माया शक्तियों से उपादान कारण 
होते हैं। माध्वमत ईश्वर को केवल निमित्त कारण ही मानता 


१ बलदेव विद्याभूषण--सिद्धान्तरत्न एृ० ३६ । 
२, रे सिद्धांतरत्न पृष्ठ ४० ( सरस्वती भवन सीरीज़ काशी ) 


पू२४ . भागवत संप्रदाय 


है, परंतु इसके विपरीत चतन्यमत उन्हें अभिन्‍ननिमित्तोपादान 
कारण मानता है अर्थात्‌ चतन्यमत में ईश्वर निमित्त कारण भी 
होते हैं तथा उपादान कारण भी | जगत में धर्म की वृद्धि तथा 
अधम के नाश के लिए भगवान्‌ का अवतार होता है । 
जगत्‌--चेतन्यमत में जगतू नितरां सत्यभूत पदाथ है 
क्योंकि यह सत्यसंकल्प सवविद्‌ हरि की बहिरंगशक्ति का विल्लास 
है। श्रुति तथा स्मृति एक रबर से जगत्‌ की खत्यता प्रमाणित 
करती हैं। ईशावबास्य उपनिषत्‌ कहता है कि भगवान्‌ ने 
शाश्वतकाज्ञ तक यथाथ भाव से अर्थों या पदार्थों का निर्माण 
किया" । विष्णुपुराण ने स्पष्टतः कहा है कि यह अखिल जगत्‌ 
आविर्भाव तथा तिरोभाव, जन्म ओर नाश आदि विकल्पों से 
युक्त होकर भी “अक्षय” तथा “नित्य” है*। महाभारत का भी 
इस विषय में ऐकमत्य है?-सत्यं भूतमयं जगत्‌। फिर भी 
इसको अनित्य बतज्ञाना बराग्य के निमित्त है। सृष्टि के नाश 
होने पर प्रल्य दशा में भी यह जगत्‌ ब्रह्म में अनभिव्यक्त रूप 
से वर्तमान रहता है जिस प्रकार जंगल में रात॑ के समय पत्चियों 


१ कविमनीषी परिभूः स्वयंभू- 
याथातथ्यतो 5थौन्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीम्यः समाम्यः । 
--ईशा० (८) 
२ तदेतदक्षयं नित्य. जगन्पुनिवराखित्रम | 
आ्राविर्भाव-तिरोमाव-जन्मनाश-विकल्पवत्‌ | 
--विष्णु पुराण १।२२॥६० 
३ ब्रह्म सत्यं तप; सत्यं चेव प्रजापति३ । 
सत्यादगतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥ 
--महामारत, अश्व० पव ३५।३४ 


पूर्वी मारत में भक्ति आंदोलन पर५. 


की सत्ता। वे वतमान रहती हैं, परंतु कालवशात्‌ उनकी व्यक्ति 
नहीं होती । ( वनल्ीन विहंगवत्‌--प्रमेयरत्नावली ३॥२ ) 


साधनमाग--भगवान्‌ को अपने वश करने का स्वश्र ष्ठ 
साधन है--भक्ति । कमें का भी डपयोंग है। वह चित्त को 
शुद्ध बनाकर उसे ज्ञान तथा भक्त के पात्र बनने की योग्यता 
प्रदान करता दे । भक्ति भी ज्ञान का एक विशिष्ट प्रकार है । 
वह केवल ज्ञान से नितांत भिन्न होती है। ज्ञान के दो प्रकार 
होते हें--केवल ज्ञान तथा विज्ञान | दशनके भी दो ढंग होते हैं--- 
बिना पत्चक गिराये हुए हुए निन्मिष दृष्टि से अवलोकन तथा 
दूसरा है कटाक्ष-वीक्षण । इनमें निर्निमेष वीक्षण की तरह तत्-त्वं 
पदाथ का अनुभव प्रथम प्रकार का ज्ञान है तथा अपाड्म्बीक्षण के 
समान विचित्र ज्ञान का नाम हैे--भक्ति | भगवान्‌ के वशी- 
करण के निमित्त यही भक्ति स्वश्र र्ठ उपाय है। संवित्‌ तथा 
हादिनी शक्तियों का संमिश्रण भक्ति का सार है। यह भक्ति 
स्वरूपात्मक होने से भगवान्‌ का अप्रथग विशेषण है तथा भक्तों 
का प्रथग विशेषण । भक्ति के दो प्रकार हैं-- विधि-भक्ति तथा 
 रुचिभक्िति या रागात्मिका भक्ति। विधि-भक्ति के उदय में 
शास्त्रों में निर्दिष्ट उपाय श्र यरकर होते हैं, परंतु रागात्मिका 
के उदय के लिए भक्त की आतंता या दयनीयता ही प्रधान 
कारण हैं | भागबत का यह पद्य रागात्मिका की ही व्याख्या है-- 


अजातपक्षा इंच मातरं खगाः 

स्तन्‍्यं यथा वत्सतराः छुधार्ताः । 
प्रियं प्रियेव ब्युषितं विषण्णा 

मनो$ रविन्दाक्ष ! दिरक्षते व्वाम ॥ 


५२६ भागवत सम्रदाय 


हे कमल-विलोचन ! आप को देखने के ज्ञिण मेरा मन उसी 
प्रकार छटपटा रहा है, जिस प्रकार पक्षो के बिना पंख डगे हुए 
बच्चे अपनी माता के लिए, भूख से व्याकुल छोटे बछड़े 
अपनी दूध देने वाली जननी गाय के लिए तथा परदेश में गये 
हुए प्रियतम के लिए उदास लथा विषण्ण प्रियतमा। इन तीन 
उदाहरणों के देने में भी स्वारस्य है | यह प्रम किसी एक ही लोक 
की बस्तु नहीं है, प्रत्युत पक्षी, पशु तथा मानव जगत्‌ सब में यह 
अंतनिहिंत तत्व की तरह व्याप्त होने वाला प्रधान सार है। 
यही है रागात्मिका भक्ति का दृष्टांत । ब्रज ग्रोपिकाश्ों का प्रेम 
इस भक्ति का चरम उदाहरण माना जाता है। भ्क्तवर नारद 
जी ने अपने भक्ति-पृत्र म गोपीप्रम” को द्वी उत्कृष्ट प्रम माना 
हे--तथा हि प्रजगोपिकानाम्‌। इसका एक रहस्य है । 


गौडीय वेष्णवों ने सबप्रथम भक्तिरख, की अवतारणा 
तथा स्थापना साहित्य जगत्‌ में की । इस विषय में रूप गोस्वामी 
का ग्रथ 'भक्तिरसाम्ृत सिंधु? भक्तिरस का सांगोपांग विवेचन 
करता है। भगवान श्रीकृष्णकी भावमयी गोलोकलीला पाँच भावों 
से संबंध रखती है-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माघुये। . 
यह क्रम उत्कष बोधन करता है। रति की निम्नकोटि शानन्‍्त में 
रहती हैं और उसका चरम अवसान रहता है माधुये में । माधुये 
भाव की रति तीन प्रकार की होती है-(क ) साधारणी रति 
( ख ) समज्जसा रति, ( ग ) समथों रंति । साधारणीरति का 
डपासक भक्त अपने ही आनंद के लिए भ्रगवान्‌ की सेवा तथा 
प्रीति करता है। फल्न-स्वरूप उसे मथुराधाम की प्राप्ति होती है 
जैसे कुबजा । समठ्जसा रति वाले मकक्‍त को द्वारिका धाम की 
प्राप्ति होती है जेसे रूक्मिणी जाम्बवती आदि पट्टरानियाँ। इसमें 


पू्वों भारत में भक्ति आंदोलन ५.२७ 


क॒तव्य बुद्धि से ही प्रेम का विधान होता है। समथौरति में 
अपने स्वाथ की तनिक भी गंधब्र नहीं रहती; इसका उपासक 
भक्त भगवान्‌ के ही आनंद के लिए सेवा तथा उपासना करता 
है। एकमात्र लक्ष्य होता है उसका भगवान्‌ का आनंद | इसके 
लिए वह शास्त्र की मर्यादा का भी उल्लंघन करने में संकोच 
नहीं करता। इस का दृष्टात है--गोपिका। यही भाव अपने 
उत्कर्ष पर पहुँच कर “महाभाव! या 'राधाभाव? के नाम से 
विख्यात होता है। इस प्रकार चेतन्यमत में रखस-साधना ही 
प्रधान साधना है। सहजिया वष्णवों के साथ चेतन्य भक्तों का 
इस विषय में बहुत कुछ साम्य है। यह भी भक्ति-शास्त्र का 
अनुशीलनयोग्य रहस्य हे । 


न # है ालल 


भ्र्८ भागवत संप्रदाय 


( ३ ) 
उत्कल में वेष्णव-ध्म 


आजकल उत्कल देश भागवत धम का एक महनीय प्रांत है 
जहाँ पर मोक्षदायिनी सप्त पुरियों में जगन्नाथपुरी अ्रन्यतम है। 
यह स्थान नीलाचल तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से ही अभिद्दित 
किया जाता है। पुरी में भगवान्‌ विष्णु का नाना परकोटों, 
शिखरों तथा जगमोहनों से युक्त विशाज्षकाय मंद्रि विराजमान 
है जिसमें ऋष्णु ओर बलराम अपनी भगिनी सुभद्रा जी के साथ 
प्रतिष्ठित हैं। ये तीनों मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं, इसीलिए 
जगन्नाथ जी दारुमय विग्रह होने के कारण “दारुत्रह्म” कहलाते 
हैं। उत्कल में वेष्णव धम की उत्पत्ति का काल्-निरूपण जगन्नाथ 
जी के प्राकत्य के ऊपर आश्रित माना जा सकता है। 
इसलिए जगन्नाथ के आविर्भाव की मीमांसा प्रथमतः अपे- 
ज्षित है, जिसके विषय में नारद-पुराण ( उत्तर खंड 3, ब्रह्म- 
पुराण, स्कंद पुराण ( उत्कल खंड ), कपिल संहिता तथा नील्ाद्ि- 
महोदय आदि संस्कृत ग्र थों में तथा प्राचीन परंपरा को निबद्ध 
करने वाले आधुनिक जउड़िया-भाषा में लिखित प्रंथों में विपुल 
सामग्री उपल्तब्ध है। इन सब में प्रायः एक ही कथानक कतिपय 
अवांतर घटनाओं की भिन्नता के साथ उपलब्ध होता है। आवि- 
भाव की कथा संक्षेप में दी जाती है । 

सत्ययुग में अवंती के महाराज इंद्रद्युश्न के चित्त में भगवान्‌ 
नीलमाधव के दश्शन की इच्छा प्रबत्न रूप से जाग पड़ी। परंतु. 
नीज्ञमाधव के स्थान से वह अपरिचित था। किसी तीथथयात्रा 
के प्रसंग से अखिल भारतवष के तीर्थों के निरीक्षण करने वाले 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन १२६ 


किसी व्यक्ति से पुरुषोत्तम ज्षेत्रकी सत्ता का पता पाकर राजा 
ने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को स्थान तथा भगवान्‌ की 
स्थिति जानने के लिए भेजा। अनेक संकटों को मेल कर जब 
विद्यापति इस क्षेत्र में पहुंचे तब घनघोर जंगल से घिरे रहने के 
कारण उन्हें भगवान का दर्शन न हो सका। खोज करने से पता 
चत्ता कि कोई विश्वावसु शवर भगवान नीलमाधव की एकनिष्ठ 
उपासना करता है और भगवान्‌ का दशन उसी की इच्छा के 
ऊपर निभर है। विद्यापति ने उससे भेट की ओर विशेष आग्रह 
पर उसकी कन्या से उन्हें शादी भी करनी पड़ी। बड़ी प्रार्थना 
करने पर विश्वावसुउनकी आँख के ऊपर पटटी बाँध कर वहाँ 
ले जाने के लिए राजी हुआ | विद्यापति ने यह शत भी मान ली 
शोर वह वृक्ष के मल में भगवान्‌ नीलमाधव की लक्नित मर्ति को 
देख कर अपने चिर प्रार्थित इच्छा को पूण किया । शवर के काय- 
विशेष से बाहर चले जाने पर उनके अचरज की सीमा न रही 
जब पास के रोहिणी कु ड में स्नानमात्र से उन्होंने एक कौवे को 
चतुस्ु जी विष्णु के रूप में परिशत होते देखा । 

विद्यापति अपने उद्द श्य में सफत्त होकर अवंती ल्ौंठे और 
उनके संकेत से राजा पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचा। राजा ने यहाँ 
' बेदी के ऊपर सो यज्ञ किये जिसके फल-स्वरूप श्वेत-द्वीपपति 
विष्णु ने स्वप्न सें दशन दे कर काष्ठ की मूर्ति बनाने का आदेश 
दिया। आदेशानुसार राजा अगले दिन प्रातः काल्न समुद्र में 
स्नान करने गया और स्वप्न में निर्दिष्ट वृक्ष के तने को घर ले 
आया। रवयं विश्वकर्मा ने इससे भ्रगवान्‌ की विशिष्ट मूर्ति 
बनाने का प्रण किया। परंतु अपनी महारानी शुंडिचा देवी के 
आग्रह से राजा ने निर्दिष्ट दिनों के पहले ही घर के दरवाजे को 
खोल कर मूर्ति को अपूर्ण तथा उसके शिल्पी को अंतहिंत पाया । 

॥े४ 


पू३० भागवत संप्रदाय 


इसी मर्ति की प्रतिष्ठा पुराने डपासक विश्वावसु शवर के उत्तरा- 
धिकारी के सहयोग से वंशाख शुक्ल अष्टमी को की गई। पूजा 
तथा भोग का;अधिकार शबवर जाति के लोगों के ही सुपुद किया 
गाया। तब से आजतक इसी जाति के बलभद्रगोत्री ब्राह्मणीकृत 
पाचक भगवान के भोगराग की व्यवस्था करते हैं । 
कृष्ण और बलराम के साथ सुभद्रा के स्वरूप की व्याख्या 

पुराणों में उपलब्ध होती है। रकंद पुराण ( उत्कल खंड; 
अध्याय १६ ) के अनुसार सुभद्वा स्वयं चतन्यरूपिणी लक्ष्मी है" । 
सुभद्रा तथा बलराम का जन्म रोहिणी के द्वी गम से हुआ था। 
फल्नत: दोनों में साहचय है। अनंत रूप से जगत्‌ के घारणा करने 
चाले संकषण कृष्ण से अभिन्‍न है और उनको शक्ति रूपा लद्षमी 
यहाँ भगिनी रूप से वर्शित की गई है। दारुत्रह्म का उल्लेख 
शांखायन ब्राह्मण में प्रथमतः उपलब्ध होता है और उसी का 
संकेत पुराणों मे भी मित्ञता हे । ब्राह्मण का श्लोक यह हे-- 

आदो यद्‌ दारु ऊुवते सिन्धोः पारे अपुरुषम्‌ । 

तदालभस्व दुदूनो तेन याहि पर स्थलम्‌ ॥ 


हाँ पर पहले शवर जाति के राजा राज्य करते थे | जंगल 
के निवासी होने से बहुत संभव है कि इन शवरों ने लकड़ी की 
मति बना कर उसकी पूजा करने की प्रथा चलाई होगी । अतः 
शवर जाति के प्राधान्य वाले स्थान मे यदि जगन्नाथ जी की 
म॒र्ति काष्ठ की बनाई जाती है तो इसमें आश्चय की बात नहीं 
है। इतिहास से पता चलता है कि ये शवर राजा विष्णु के 
उपासक थे तथा इन्होंने विष्णु की प्रतिष्ठा के लिए सेकड़ों मंदिरों 


१ तसय शक्तिस्वरूपेयं भगिनी छ्लीप्रवर्तिका | 
““रंकंदपुराण, उत्कलखंड १६।१७ 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५३१ 


का निर्माण किया था| शिवगुप्त नामक राजा के विषय में यह 
कहा जाता है कि जब अपष्टस अथवा नवम शतक में यबनों 
के राजा रक्तबाह ने पुरी पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त करने का 
उद्योग किया तब वे जगन्नाथ जी की मूर्ति को यहाँ से उठा 
कर अपनी राजधानी 'राजिम” में ले गये ओर डपद्गरव के शांत 
होने पर पुनः उस मर्ति का पत्र संदिर में रख दिया। आज भी 
राजिम नगरी में महानदों के किनारे जगन्नाथ जी की मर्ति 
प्रतिष्ठित है। नगेंद्र नाथ बसु का अलुमान है कि यवनों ने नहीं 
अपि तु जावा द्वीप के निवासियों ने भारत के पूर्वी समुद्र पर 
स्थित प्रदेशों पर आक्रमण किया था ओर तभी मतति के स्थानांतर 
करने का प्रसग उपस्थित हुआ? । 


सुनते हें कि इंद्रथ मन का बनाया हुआ प्राचीन मंदिर कालां- 
तर में बालुकाशायी हो गया | यही कारण है कि सप्तम शतक के 
मध्य में जब हुएन-सांग ने इस स्थान की यात्रा की थी तब उसने 
केवल मंदिरों के शिखर ही देखे थे । इसी का उद्धार कर राजा 
ययाति केशरी ने मंदिर का पुनः निर्माण किया और इंद्रद्यम्न 
द्वितीय की उपाधि धारण की । एकादश शतक में चोड़ गंग ने 
उत्कल्न के राजा जद्योत केशरी या उनके किसी वंशज को जीत कर 
उत्कत्न सें अपना राज्य स्थापित किया । इस घटना से उत्कलीय 
वेष्णव धम दक्षिण के आलवार संतों के संपर्क में आकर और 
भी अग्रसर हुआ । राजा पुरुषोत्तमदेव जगन्नाथ जी के विशेष 
भक्त थे ओर इन्होंने ही भगवान्‌ की चूड़ा में नीलचक्र लगवाया 
जो आज भी वतेमान है। इन्हीं के पुत्र हुए राजा प्रतापरुद्र जो 
१४०३ ह० में सिंहासन पर बेठे ओर जिनके राज्यकाल में महा- 


१ हिंदी विश्वकोष, भांग ७, पृष्ठ ७०८--६ | 


पू३२ भागवत संप्रदाय 


प्रभु चंतन्यदेव ने नीलाचल को अपना प्रचार क्षेत्र बनाया और 
यहीं विशेष रूप से रहने लगे। चतन्य देव के इस आगमन से 
उत्कलीय वैष्णव धर्म का सुबर्ण युग आरंभ होता है । 


पुरी पर बोद्ध ग्रभाव 


अजकल के प्रायः समस्त इतिहासदिदों का यह परिनिष्ठित 
मत है कि यह मृर्ति बिलकुल बोद्ध है। इसके कई कारण हैं। 
एक कारण तो यह है कि उड़ीसा में अशोकवधन के समय में 
ही बौद्ध घम का प्रादुर्भाव हुआ और महायान, मंत्रयान, 
बजयान ओर सहजयान आदि जितने बौद्ध धर्म के परिवतन 
हुए, उनमें से प्रत्येक का प्रवाह यहाँ पूरी तोर से अनुभूत हुआ | 
बौद्ध महाविद्याज्ञय पुष्पगिरि के भग्नावशेष आज भी कटक 
जिले के रह्नगिरि नामक स्थान में वर्तमान हैं। तिब्बत में धर्म- 
प्रचार के लिए गये हुए अनेक बोद्ध पंडितों का जन्म-स्थान यही 
उत्कल्न प्रांत था। मयूरभंज के नाना स्थानों में अबलोकितेश्वर 
वञपाणि, आयतारा शआदि बौद्ध देवता पाये जाते हैं। अतः 
उत्कल में बौद्ध धम का प्रसार मात्रा में अधिक रहा है, इसमें 
कोई संदेह नहीं कर सकता । इस स्थानीय बौद्धघर्म के प्रभाव 
से जगन्नाथ क्षेत्र के अछूता बचने की संभावना बिलकुल नहीं है । 
उधर जगन्नाथ की मूर्ति हिंदु धर्म की अन्य परिचित देवसूर्तियों 
से नितांत विल्ञक्षण है। सुनते हैँ कि भगवान के कलेवर- 
परिवतन के समय मूर्ति के'भीतर विष्णु-पंजर रक्खा जाता है। 
विद्वानों की धारण दे कि संभवतः बुद्ध के शरीर की हड्डी का 
. कोई टुकड़ा इसके भीतर रक्‍्खा जाता है। साँची से मिले हुए 
घम यंत्रों ( बुद्ध, धर्म तथा संघ के सूचक यंत्रों ) से इन तीनों 
मूर्तियों की इतनी अधिक समानता है कि इन्हें बौद्ध मूर्ति मानने 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन भरे 


के लिए बाध्य होना पड़ता है। हुएन साँग ने अपने यात्रा- 
विवरण में लिखा है कि उसने मध्य एशिया के खोतान नामक 
स्थान में बुद्ध, धम, तथा संघ की मूर्तियों से समन्वित रथयात्रा 
देखी थी जो जगन्नाथ जी की रथयात्रा से साम्य रखती है। 
इन्हीं सब कारणों से आजकल इतिहासवेत्ता लोग जगन्नाथ की 
मूति को बुद्ध, धर्म, वथा संघ की ही प्रतिमा मानते हैं* | उड़िया 
पुस्तक 'घर्मपूजा विधान? में तथा अन्य अंथों में जगन्नाथ जी बुद्ध 
के ही रूप माने गये हैं । 
ऐतिहासिक छानबीन ऋरने पर यह मत बिलकुल्ञ अश्रांत नहीं 
प्रतीत होता । बौद्ध धम का प्रभाव देश में बद्धमुल होने के कारण 
किसी न किसी मात्रा में अवश्य पड़ा होगा। परंतु धम-यंत्रों के 
साथ पार्थक्य रखने के कारण हम जगन्नाथ जी को पूरा बोद्ध 
विभ्रह नहीं मान खकते। तथ्य तो यह है कि जगन्‍नाथपुरी 
शवर संस्कृति बोध संस्कृति तथा ब्राह्मण संस्कृति की त्रिवेणी का 
संगम है। जो आचार-विषयक बातें ब्राह्मण धमं से विपरीत 
प्रतीत होती हैं, उनका कारण शवर सम्कृति है जो तीनों में प्राची- 
नतम अवश्य हैं। महाप्रसाद की पविन्नता तथा डउसके ग्रद्दण 
का व्यापक आदर शबवरराजाओं के उ्योग के फल्न हैं। सोम- 
वंशी उत्कज्न नरेश शबर राज शिवगुप्त तथा भवगुप्त के अधीन 
थे ओर इन्हीं लोगों के आग्रह पर महाप्रसार के ग्रहण का प्रच- 
लन हुआ। यह शवर प्रभाव का द्योतक है, बोद्ध प्रभाव का 
नहीं । ययाति केशरी ने ब्राह्मणों के द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा अवश्य 
कराई; परंतु पूजा के बिषय में शवर पद्धति का ही अनुसरण 
हुआ | आज भी जगनन्‍्ताथ जी के लेप संस्कार आदि के ऊपर 
.. १ जलधिर तीरे स्थान बीद्धरूपे भगवान्‌... 
हय्या तुमि कृपावल्लोकन । 


पू ३८ भागवत संप्रदाय 


शतरों का पूर्ण अधिकार है। उनके वंशघर 'दैतापति” के 
नाम से प्रसिद्ध हैं तथा पूजा के विषय में अधिकारी हैं । 


तथ्य जो कुछ भी हो इतना तो निश्चित है कि इस देश में 
वेष्णव धर्म का प्रचार पहले से था। हाथी गुम्फा के शिलालेख 
(द्वितीय शतक विक्रम पूर्व ) के एक वर्ण न से अनुमान लगाया 
जाता है कि उड़ीसा कृष्ण भक्ति शाखा से परिचित था। भव- 
वंश की दो रानी दंडी और त्रिभुवन महादेवी ने दान-पत्र में 
अपने को परम वेष्णवी लिखा है। चैतन्य के आगमन के बहुत 
पहले भागवत का छड़िया अनुबाद हो चुका था | सन्‌ १०७८ में 
गंगा वंश की स्थापना के बाद उत्कत्ष आल़्वार वष्णवों के संपक 
में भी आया था। उड़ीसा के वष्णव विद्वान राय रामानंद चेतन्य- 
देव से पहले ही प्रसिद्ध हो चुके थे। इससे सिद्ध होता है कि 
उत्कत्न देश में बंष्णब घस का प्रचार गुप्त काल में भागवत घम 
की सबदेशीय उन्नति के युग में ही सम्पन्न हुआ । 


(२) 
मध्ययुग में वेष्णव धम 


१६ शतक में चेतन्यदेव ने जगन्नाथ क्षेत्र को अपनी भक्ति 
झोर तपस्या का मुख्य केंद्र बनाया ओर बंगाल से आकर वे 
यहीं रहने लगे । उनका आगमन - उत्कल-देश में धम तथा 
साहित्य की क्रांति का युग है । इस समय के उत्कल्न नरेश प्रताप 
रुद्रदेव स्वयं बड़े पंडित थे | उनका द्रबार घम-संमेलन का प्रतीक 
था। वे स्वयं चोतन्य महागप्रश्नु के प्रभाव में आकर परम वष्ण॒व 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन 3. 


तथा जगन्नाथ जी के एकनिष्ठ उपासक हो गये थे। शाक्त प्र थ- 
कार लद्ष्मीधर भी उनकी सभा को सुशोभित करते थे। चैतन्य 
के प्रभाव से उत्कल साहित्य में पाँच बड़े वेष्णव कवि हुए जो 
पंच सखा'? के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी भावना, विचारधारा, 
योगाभ्यास तथा भगवदूभक्ति की कल्पना में इतना साम्य है 
कि एक द्वी चिंता-सरित्‌ के 'पाँच प्रवाह” माने जाते हैं अथवा 
एक ही ज्ञानदीपक के भिन्न भिन्न पाँच शिखा होने के कारण ये 
धँचशिखा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं । 

इन पाँचों कवियों के नाम हें--(१ ) बत्लराम दास, (२) 
अनंत दास, ( ३) यशोव॑त दास (४ ) जगन्नाथ दास; (५) 
अच्युतानंद दास । इनमें बलराम दास सबसे वयोश्रष्ठ थे तथा 
अच्युत दात सबसे छोटे थे। अच्युतानंद की लिखी हुई “उदय- 
कदहाणी' नामक ग्रंथ के उल्लेख से इनका जन्मकाल इस प्रकार 
माना जा सकता है--बलराम--१४७३ ई०, अनंत--१४७५ ई०, 
यशोबंत और जगनन्‍नाथ--१०७६ ई० और अच्युत--१४८६ ई० । 
इस प्रकार ये पाँचों कबि एक ही समय पेदा हुये। अच्युतानंद 
का कहना है, 'कष्ण की इच्छा से हम पैदा हुए हैं। राधा और 
लीला प्रचार करने के लिए हमने पंचसखा का जन्म लिया है?। 

पंचसखाओं के जातिनिर्णय का काय भी दुरूढ्ू दहे। सामान्य 
रीति से ये समाज की निम्न श्रेणी के व्यक्ति माने जाते हैं। बल- 
रामदास वाडरि (उत्कल् की एक आयवर जाति) जाति के माने 
जाते हैं | प्रणवगीता? के आरंभ में उन्होंने अपना जो परिचय 
दिया है? उससे ब्राह्मणों के द्वारा उनके तिरस्कार की बात स्पष्ट 

रूप से कलकती है। “मुक्तमंडप' में शूद्र के मुँह से वेदांत की 


१ नर्गेंद्रनाथ वसु--माडने बुद्धिजम प्ू० ६५--६६ पर उद्धृत । 


पू३्६ भागवत संप्रदाय 


चर्चा सुनकर प्रतापदेव इनसे नितांत अप्रसन्न हुए थे, परंतु जड 
व्यक्ति को शास्त्र प्रवचन की पटुता प्रदान कर इन्होंने अपने 
चमत्कार का परिचय दिया। तब कहीं जाकर इन्हें आदर तथा 
सम्मान प्राप्त हुआ | परंतु कारणवश ये राजा के सम्मान तथा 
सत्कार से पीछे वंचित किय गये | प्रतापरुद्रदेव की मृत्यु के बीस 
वष अनंतर १४५१ ६० मुकुंददेव के सिंहासनारूढ़ होने पर इन्हें 
वह प्राचीन गौरव पुनः प्राप्तहैहुआ । 


कोई अच्युतानंद को ग्वाला बतल्ञाता है तो कोई ज्षत्रिय। 
परंतु वे स्वयं लिखते हैं कि उनके पितामह केरण थे और राज 
द्रबार में नकज्लनब्रीस का काम करते थे। उनके पिता जगन्नाथ 
जी के मंदिर में नोकर थे ओर इसलिए उनकी उपाधि 'खुटिया! 
थी। लेकिन बह स्वयं भक्त तथा भक्तित के प्रचारक होने के 
कारण अपने को शुद्र कहते हैं | इन पंच सखाओं के नाम के अंत 
में जे दास पद उपाधि के लिए प्रयुक्त है वह जाति का सूचक 
न होकर धम-संप्रदाय का चिन्ह है। दास शब्द का अथ है 
ब्रह्म के स्वरूप को यथाथतः जाननेवाल्ञा अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी | शून्य 
संहिता? में दास पद की यही व्याख्या है-- 


नामतत््व चिन्हि| आत्मातत््तज्ञानी नामबहां यार आश । 
बरह्मदर्शो सहि अवश्य अटठइ अभुड्शर सेहद्दि दास ॥| 
अध्याय १६ 


संतों को ज्ञाति पांति के ऊपर विशेष आग्रह नहीं होता। 
प्रतीत होता है कि भगवान्‌ के चरणारविंद की श्रद्धापुवक सेवा 
: को शूद्रवृत्ति का प्रतीक मानकर ये परम वष्णव लोग अपनी 
दीनता सूचित करने के लिए अपने को शूद्र कहने लगे थे । 


पूर्वी भारत में भक्ति श्रांदोलन ५३७ 


इन लोगों ने बड़िया भाषा में अनेक ग्रंथों का भी प्रणयन 
किया था जिनमें से कुछ ही ग्रथ अब तक प्रकाशित हो सके 
हैं । बलराम की रचनाओं में गुप्तगीता, प्रशबगीता, विराटगीता, 
सारस्वतगीता तथा बत्रह्माण्डभूगोल गीता मुख्य हैं । डडिया 
भागवत के अमर रचयिता जगन्नाथ दास संस्कृत ग्रथों 
के भी लेखक हें। अच्युतदास की 'शून्य संद्विता? शून्यतत्त्व 
का प्रतिपादक सर्वश्रेष्ठ मंथ है जो “अनादिसंहिताः तथा 
अनाकार संहिता” की अपेक्षा नितान्त मह्त्वशाली, उपादेय तथा 
ज्ञोकप्रिय है। 


( ३) 


पंचसखा-धमें 


पंचसखा के द्वारा उपदिष्ट शिक्षा के विषय में विद्वानों सें 
पर्याप्त मतभेद है | मुख्यतया ये ल्ञोग श्री चेतन्यमहाप्रभ्रु के लीला- 
. परिकर माने जाते हैं। चेतन्य देव के आने पर प्रमाभक्ति की 
जो बाढ़ उत्कल्न देश में आई, उसी को इन लोगों ने इस प्रांत के 
घर घर में पहुँचाया । अतः ये पूण वष्णव हो हैं। उड़ीसा के 
साहित्यिक विद्वानों तथा आल्लोचकों का यही मत है। श्री नगेंद्र- 
नाथ बसु महोदय इनके ग्रंथों में महायानीय बोद्ध सिद्धांतों 
जैसे शन्य, धर, महाशुन्य आदि की प्रचुरता देखकर उन वेष्णव 
संतों को प्रच्छन्न बौद्ध मानते हैं! १८७५ ई० में डत्कल में जब 
महिमाधमे! नामक बौद्धभाबापन्न नवीन घममं का उदय हुआ तब 
इन पंचसखाओंके श्र थ उसके लिए मान्य तथा सिद्धांत-प्रतिपादक 


घूरेट भागवत संप्रदाय 


माने गये | यह घटना भी उनके मत की पोषिका सानी गई है" । 
तीसरे मत के अनुसार य पंचसखा तांत्रिक मत के प्रचारक 
मानें जाते हैं.। इनके ग्रथों में यंत्र-मंत्र की खूब चर्चा है, गुरु की 
महिमा का वर्णन है, कुण्डलिनी को जाग्रत कर सहस्रार में शिव 
के साथ शक्ति के संगम की पर्याप्र चर्चा है। इसीलिए कुछ लोग 
इन्हें नाथपंथी तांत्रिक मानने के पक्ष में हैं । 

ऊपर के विभिन्न मतों में कुछ न कुछ खत्य के बीज निहित 
हैं। सोलह शतक में उत्कल्न प्रदेश नाना धर्मों के सम्मिलन का 
क्षेत्र था। एक ओर जगन्नाथ क्षेत्र से सबद्ध सामान्य जनता 
वेष्णुव धम में पूण आस्था बनाये हुई थी, तो दूसरी ओर 
अशोक के समय से प्रवेश पाने वाल्ले तथा समय समय पर 
राजाश्रय पाने वाले बोद्ध धर्म के अनुयायियों की भी कमी नहीं 
थी। तीखरी ओर तांत्रिक घारा का प्रवाह कम न था। प्राचीन 
काल से उत्कल तथा कलिंग देश तांत्रिक पूजा तथा आचार का 
केंद्र माना जाता है | तत्कालीन उत्कल्लनरेश प्रतापरुद्र का राज- 
दरबार एक प्रकार से धरम सम्मेलन का प्रतीक था। ऐसे 
धार्मिक वातावरण में उत्पन्न होने वाले वेष्णव कवियों में यदि 
हमें बोद्ध तथा तांत्रिक सिद्धांतों की भी झज्कक मिलती है तो 
इसमें कोई आश्वय करने की बात नहीं है। पंचसखा धरम की 
यही विशिष्टता है कि वह एक ही घारा में प्रवाहित न हो कर 
त्रिविध धाराओं की त्रिवेशी का सामंजस्य प्रस्तुत करता है । वह 
मुख्यतया वौष्णव होकर भी महायानी तथा नाथपंथी विचार- 
धारा से कम प्रभावित नहीं हुआ है । 


१ द्रष्टव्य वसु--माडन बुधिजूम पृष्ठ १६०-१६९१ 


पूर्वी मारत में भक्ति आंदोलन ३६ 


इन पाँचों कवियों के गौरव का अध्युदय श्रीचेतन्य देव के पुरी 
आगमन के अनंतर ही हुआ। अपने इष्टदेैवता के आदेश से 
ये पाँचों जन इनके दोक्षित शिष्य बन गये। अपने गुरु के 
ऊपर इनकी अवम्था इतनी अधिक थी कि वे श्रीकृष्ण तथा 
परत्रह्म के समकोटि द्वी स्वीकार किये गये हैं | तथापि पंचसखा 
धम चैतन्य मत का पुंखानुपुंख अनुयायी न था। श्री चेतन्य 
की उपस्थिति में ही इन्हें सताया गया था। यह घटना इनको 
चैतन्यदेवका पक्का एकांत अनुयायी मानने के लिये हमें बाध्य नहीं 
करती । चेतन्य बत्नरामका विशेष आदर करते थे। जगन्नाथदास 
के द्वारा रचित उड़िया में निबद्ध भागवत का अनुवाद सुनकर 
चैतन्य ने इन्हें अतिबड़ी? की उपाधि दी थी। दिवाकर दास 
ने 'जगननाथ चरितांग्रतः में एक कहानी दी है कि जिससे पता 
चलता है कि जगनताथ दास के अंतरंग बनने के कारण गोडीय 
ठोष्णवों की धारणा होने लगी थी कि चेतन्य म्वयं उड़िया बन 
जावेंगे। उन्होंने उन्हें सावधान भी किया, परंतु चेतन्य ने इसकी 
तनिक भी पर्वाह नहीं की ओर वे जगन्‍नाथदास का आदर 
पूवंबत्‌ करते ही रहे। इस पर शिष्यगण नाराज होकर जाजपुर 
' चल्ले गए तथा अंततः वृंदा।वन में जा बसे। दिवाकरदास के 
कथनानुसार इन लोगों ने पुरुषोक्तषाम के सब रिवाज छोड़ दिये 
“हरे कृष्ण राम” ( पंच सखा का विशेष मंत्र ) को छोड़कर वे 
हरे राम कृष्ण” जपने लगे तथा जगन्नाथ से हटकर 'मदनमोहन' 
का आश्रय लिया। गोडीय वेष्णाव ग्रथों में पंचसखा” के 
चैतन्य के इतने घनिष्ठ उडिया शिष्यों के, उल्लेख का अभाव 
निःसंदेह एक अतकनीय घटना है। संभव है दोनों प्रकार के 
शिष्यों में-उत्कन्लीय तथा गोडीय शिष्यों में-*सिद्धांतगतः 
विभिन्नता ही इसका कारण हो । जो कुछ भी कारण हो, पंचसख/? 


'पू ४७ भागवत संप्रदाय 


चैतन्यदेव के घनिष्ठ संबंध में आये थे ओर इसीलिए वे उनक 
लीज्ञापरिकर माने जाते हैं । 


(४) 
पंचसखाधम की शिक्षा 


उत्तर प्रदेशीय आचार्यों ने अपने धर्म की शिक्षा के निमित्त 
जिस प्रकार लोक भाषा का आश्रय लिया था, उप्ती भाँति पंच 
सखाओं ने भी अपने धर्मोपदेश के लिए व्यावहारिक जड़ीया 
भाषा को ही अपनाया | इसीलिए धार्मिक महत्त्व के साथ ही 
साथ इनका साहित्यिक महत्त्व भी अत्यन्त अधिक है। लोक- 
भाषा के आश्रय से इन्होंने दशन तथा घम को जनता के हृदय 
तक पहुंचा दिया। जगन्नाथदास का भागवत तथा बलराम 
दास का 'दाएण्डि रामायण? डड़िया साहित्य के रत्न हैं। जग- 
ननाथ का भागवत तुलसीदास के रामायण के समान छड़ीएा 
के प्रत्येक व्यक्षित का एकमात्र लोकप्रिय घमम-ग्रथ है। 


यह धम नितांत उदार था। ये लोग जाति-पाँति का बंधन 
तोड़ना चाहते थे। इसीलिए अपने शिष्यों पर किसी प्रकार का 
प्रतिबंध न लगा कर ये प्रत्येक जाति के लोगों का अपना शिष्य 
बनाते थे । बाह्य आडंबर के ये बड़े विरोधी थ। ये लोग अंत- 
योग के ऊपर बड़ा आग्रह करते थे । मूर्तिपूजा, तीर्थाटन तथ। 
तत्त्वह्दीन मंत्र को ये लोग कबीरदास के समान ही कड़े शब्दों 
में आलोचना करते थे। कबीर के समान पंचसखा भो मानसिक 
विशुद्धि की आंतरिक भावना के पक्षपाती थे और काठ की 
मनिया छाड़कर मन की सनिया के जपने का उपदेश देते थे । 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन प४६- 


योग तथा मक्ति दोनों आत्म-दशन के सच्चे उपाय हैं। 
इनका ज्ञान बिना गुरु क्रपा के नहीं हो सकता। इसलिए इन्हें 
गुरु की उपादेवता मानने पर विशेष आग्रह है। मुख्य लक्ष्य तो 
परमात्मा की प्राप्ति है; गुरुका उपयोग मसाग-दर्शक के रूप में 
ही है। इन ल्ोगों के ग्रथों में मंत्र, यंत्र और योग का बहुत ही 
अधिक वर्सन इसीलिए मित्नता है। तत्त्वप्राप्ति में पंचसखा ने 
योग को प्रथम सोपान माना है। अच्युतानंद के अनुसार मन्त के 
पाँच भेद हैं-सुमन, कुमन,अमन, विमन तथा सन। साधक का काय 
है कि वह मन तथा अमन की दशा से ऊपर उठकर सुमन की 
दशा तक पहुँच जाय । इसके लिए अच्युतानंद ने बारह वष के 
लिए एक विशिष्ट योगाभ्यास क्रम की शिक्षा दी है। इस प्रकार 
पंचसखा भगवान्‌ की प्राप्ति में मन की व्यवस्था के लिए योग को 
तथा अनुराग उत्पन्न करने के लिए भक्ति को प्रधान साधन 
मानते हैं । 


ये सगुण तथा निगुण उभय ब्रह्म का निरूपण अपने म्रंथों में 
आग्रह के साथ करते हैं। ये ब्रह्म को शून्य के नाम से पुकारते 
है। इनके अनुसार जगत्‌ के आदि में एक ही निराकार, अलेख, 
सश्चिदानंद, मद्दाशून्‍्य तक््व था ओर उसी से प्रथमतः३ शून्य की 
उत्पत्ति हुई, शून्य में ओंकार की, ओंकार से वेदों की और वेदों 
से सकल स्थावर जंँगम पदार्थों की। जगन्नाथ दास ने अपने 
'तुल्लामिना! प्रथ में इसका कथन इन शब्दों में किया है-- 


सकल मंत्र तोथ ज्ञान । बोइल शून्य ये प्रमाण । 
येते कहिलुं गो पावेती । ए सब झूल्यरे अच्छुन्ति ॥ 
महाशूल्यरु शून्य जात | से शल्य अणव संभूत। 
प्रणव परमक कहि । सकल शाखसत्र से वोलाइ ॥ 


पू २ भागवत संप्रदाय 


अच्युतानंद दास ने अपनी सवश्रष्ठ साहित्यिक रचना 'शूस्य 
शंहिता? में शून्य पुरुष की लीला का गायन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में 
किया है-- 


शून्य पुरुष दयालु अठइ । शून्य पुरुष सबंधटे रहि। 
शून्य पुरुष करे नटघट | शून्य पुरुष जाणे छंदकूट ॥ 
शून्य पुरुष शूल्यरे सार्‌इ । मारि शून्य पुणयगति करइ ॥ 


' अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण की शरण स्वयं जाने का 
उल्लेख करते हैं, क्योंकि बिना कृष्ण की सहायता से कोई भी 
साधक परम-पद्‌ को प्राप्त नहीं कर सकता। इन अव्यक्त श्री 
दरि का निवास 'अनाकार? के ल्ञोक में है जिसके अनुप्रह पर 
अच्युत दास ने अपने को न्यौछावर कर दिया है। 


न्रजकुल तारि श्रापण तरिवि 
श्री कृष्ण सहाय हइछि। 
अव्यक्त हरि अनाकार पूरि 
तेखु पद घुरू अछि ॥ 
“-अनाकार संहिता । 


निष्कष यह है कि इन भक्तों के अनुसार परमतत्व अना- 
कार शूम्यपुरुष! है। डस निराकार महाविष्णु? ने ही समस्त 
जगत्‌ की रचना कीं है। वह्दी आदिल्रक्म है जो बिंदुत्रह्म के रूप 
में भोतिक स्वरूप अहण करता है ओर आदिशक्ति के द्वारा 
जगत्‌ का निर्माण करता है। बिंदु ब्रह्म से निकलन वाला बिंदु 
दो रूपों में दिखाई पड़ता हे--रा ओर स | ओर यही लीला के 
निमित्त राधा ओर ऋष्ण का रूप घारण करता है | यही निराकार 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४४ हे 


शुन्यपुरुष साकार होने पर राम तथा कृष्ण का रूप धारण करता 
है। संसार का सजन वे करुणा के कारण ही करते हैं। पंच- 
सखाओं के अनुसार रूप के द्वारा ही नाम की प्राप्ति होती दे । 
उनकी दृष्टि में राधा जीव तथा श्रीकृष्ण परमात्मा हैं। किसी 
रूप-भावना में अपने को आबद्ध रखने की वे निंदा करते हैं । 
वेदांत के अनुसार वे भी पिण्डाण्ड तथा ब्रह्माएड को एकता 
मानते हैं। इस प्रकार पंचसख्रा धर्म में अपना एक वशिष्ख््य है 
जिसमें वेष्ण॒व, तांत्रिक तथा बौद्ध तत्त्वों का एक मंजुल सामरस्य 
उपस्थित किया गया है" | 


४०७७ 94 श् के अलकपकजक्सलन्‍लरकभब. 
९ कै 


वीक नीयन-+-वननाननय नल नननम जनम मनन. 


१ पंच सखा? के इस परिचय के लिए हम निम्नलिखित लेखकों 
के विशेष ऋणी हैं-- 

(क ) नरगेद्रनाथ बसु--माडन बुद्घिजूम, कलकत्ता १६११ । 

( ख ) प्रो० चित्तरंजन दास--जनवाणी पत्रिका, अ्प्रेल् १६५०, 
काशी पृ० २६६--२७४ | 





पू ४ भागवत संप्रदाय 
(४) 
असम का वेष्णव मत 


मध्ययुग में वृंदावल से ऋष्णर्भाक्त की सरिता इतने प्रवाह 
से बहने लगी कि उसने उत्तरी भारत के किसी भी प्रांत को 
अछूता नहीं छोड़ा । भारत का सबसे पूरबी प्रांत भी इस वेष्णवता 
के प्रचुर प्रभाव से बच नहीं सका । असम प्रांत शाक्त उपासना 
का हृढ गढ़ रहा है। कामाख्या पीठ शाकक्‍्त पीठों में मधन्य- 
स्थानीय है और वह कामरूप ( आसाम ) में ही स्थित है। ऐसे 
शाक्त प्रांत को विशुद्ध वष्णव प्रांव में परिणत कर देना हँसी 
खेल की बात न थी, परंतु असम-प्रांतीय वष्णव प्रचारकों के 
अद्म्य उत्साह, अश्रांत परिश्रम तथा अमिट लगन का ही यह्द 
परिणाम है कि आज वहाँ की ६८ प्रतिशत जनता वेष्ण॒व धर्म 
में दीक्षित है तथा भगवान्‌ कृष्ण को अपना उपास्य देव मानती 
है। इस विपुल्ल परिवतन का श्रय है असम के वष्णवाग्रणी 
शंकरदेव तथा उनके प्रिय शिष्य माधवदेव को। इसी वेष्णव 
युगल की मनोरम की्ति-कोमुदी असम-हप्रांत के साहित्य के ऊपर 
तथा तहशीय जनता की कोमल मनोवृत्ति, अहिंसामय आच- 
रण तथा उदात्त धर्म भावना के ऊपर सदा के लिए अंकित है। 


अिललन>+नन5-कभकाती. शक नालपनान मनन + 0७8 ककननन- हि सककालकफानन" भत्कनन सका 


१ द्रष्टन्य भ्रीयुत मेघी का विद्वधत्तापूर्ण लेख असम के ब्रजबुल्नि 
साहित्यका दाशनिक स्वरूप'--संमेल्लन पत्रिका भाग ३० संख्या ६-७ 
तथा सं० ११-१२; सं० १६६६ ( माघ-फाल्गुन ) तथा सें० २००० 
( आषाढ़-श्रावण ' | ग्रथकार इस लेखक का श्रसमीय वेष्णबमत के. 
विवरण के लिए विशेष आगभारी है । 


पूर्वी भारत में भक्ति श्रांदोलन ५४५ 
(१) 
शुंकरदेव 


शंकरदेव का जन्म सच्‌ १४४६ ६० में असम प्रांत के एक 
साधारण कायस्थ कुल में हुआ था । बह कुल्न शक्ति का घोर उपा- 
सक था | बाल्यावस्या में ही माता की ममता से तथा पिता की 
रक्ता से विरहित यह बालक पढ़ने में इतनी ज्ञगन से ज्ञुट गया कि 
उसने थोड़ी उम्र में ही विद्याध्ययम समाप्त कर दिया। योंग तथा 
अन्य शास्त्रों में अत्नोौकिक पाण्डित्य के कारण समाज में इनका 
प्रभाव बढ़ने लगा । बृद्धा पितामही तथा युत्रति भार्या की मसत्यु ने 
संसार की असारता का सच्चा चित्र इनके सामने खड़ा कर दिया । 
फलत: ग्रहस्थी से नाता तोड़ कर इन्होंने श्रीकृष्ण से अपना नाता 
जोड़ा । उत्तरी भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा करने के अनंतर 
ये एक महनीय भागवत उपदेशक के रूप में जनता के आगे आये । 
तत्काल्लीन कोच राजा नर नारायण (१५१४--१४८७४ ई० ) 
प्रथमतः विद्वषियों की कुमंत्रणा के कारण इनका द्वषी था, परंतु 
इनके उपदेश तथा चमत्कार से प्रभावित होकर वह्द इनका सहा- 
यक तथा शिष्य बन गया। फल्नतः भ्क्तिरस में सराबोर इस 
महात्मा ने अपने ग्रंथों से तथा उपदेशों से ऋष्ण-भक्ति का इतना 
प्रचार किया कि समग्र असम प्रांत भक्तिभावना से उच्छलित 
हो उठा। यदि शंकरदेव को हम आसाम का महाप्रभ्न चेतन्य 
कहें तो इसमें कुछ भी अनौचित्य नहीं है। इस काय में श्नके 
प्रधान सहायक थे इनके पट्ट शिष्य माधवदेव । आप गोविंद 
गिरि के पुत्र तथा बांदुका स्थान के निवासी थे। आरंभ में घोर 
शाक्त थे, परंतु शंकरदेव के अलौकिक पांडित्य के सामने 
झ्५ 


पछद भागवत संप्रदाय 


परास्त होकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया तथा गुरु के वष्णव 

द ९ ५2/ >> में 
धम के प्रचार काय को भलीभाँति संपन्न कर १०६८ ई&७ में 
गोलोकवासी हुए । 


शंकरदेव के द्वारा चल्लाये गये धर्म को कहते हैं महाघरम, या 
महापुरुष धम अथवा महापुरांषया धर्म । शंकरदेव अपनी 
महनीयता के कारण 'महापुरुष' के नाम से अभिहित किये जाते 
थे और इसी लिए तत्पमचारित धम का तथाविध नाम है। इस 
घम में आने को 'शरण'” कहते हैं तथा दीक्षित व्यक्ति को 'शर- 
णिया!। इनका दीक्षा मंत्र हे 'शरंणं मे जगन्नाथ श्रीकृष्ण पुरुषो- 
त्तम” ओर इसी मंत्र के द्वाराये ज्ञोगों को अपने धर्म में दीक्षित 
बनाते थे। ये कृष्ण को पूरा ब्रह्म मानते थे तथा उनकी पूजा से 
अतिरिक्त पूजा का सदा निषेध करते थे। इन्होंने भागवत घम 
के प्रचार के लिए अक्लांत परिश्रम किया तथा जीवन भर धर्मो- 
ययोगी प्रथों की रचना संस्कृत में, विशेषतः अपनी माठ्भाषा 
में, करते रहे। असम साहित्य का उद्गम शंकरदेव की श्लाघनीय 
रचनाओं से ही होता है । इन्होंने भगवान्‌ वृन्ननंद्न की रूपमाधुरी 
तथा स्नेहसुधासे सिक्‍त अलौकिक पदों तथा कीतनों द्वारा असम. 
प्रांत में मक्तवि की सरिता चजच्छलित कर दी। असम प्रांतीय 
चैष्णव भक्तिके आध्यात्मिक रूपका स्वाग-सु दर प्रतिपादक ग्रथ 
है शंकरदेव का संस्कृत-निबद्ध 'भक्ति रत्नाकर? जिसका अनुवाद 
झसमिया भाषा में श्री रामचरण ठाकुर ने किया है। भक्ति 
रत्नावली में भी भक्तितत््व का विवेचन बड़ी मार्मिकता तथा 
विशदता के साथ किया गया है। यह भक्तिरत्नावली असम की 
उन चार पविन्न धार्मिक पुस्तकों में अन्यतम है जिसे प्रत्येक 
भक्त को पढ़ना या सुनना पड़ता है। शेष तीन ग्रंथों के नाम 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन प ४७ 


हैं--कीतन, दशम और नामघोष | बड़गीत, धार्मिक नाटक 

तथा समग्र धार्मिक पद इन्हीं चार ग्रंथों के परिशिष्ट रूप में हें 
क] ही ७.७ को 

तथा त्रजबुली ( त्रजबोली ) में निबद्ध किये गये हैं।. 


२ 
सिद्धान्त 


शंकरदेव का अध्यात्म-पक्त है पूर्ण अद्वेवाद तथा व्यव- 
हार पत्त है भक्ति की साधना। यह मत श्रीमदूभागवत के ही 
भक्ति-सिद्धांतों का विज्ञास है और भागवत के समान ही यह 
संप्रदाय अद्वत के साथ भक्ति के पूर्ण सामञ्ञप्य का पक्षपाती है। 
जीव भगवान्‌ का ही रूप है, परंतु माया के कारण वह दयनीय 
स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है | प्राणी-मात्र उस सब- 
शक्तिमान्‌ के ही अभिव्यक्त रूप हैं। अतः जीव का यह प्राकृतिक 
धर्म है कि यह उस परमपिता को पद्दचाने तथा श्रद्धा-भक्ति से 
उसका सांनिध्य प्राप्त करे । परंतु माया के हाथों जीव की कितनी 
 दयनीय दशा दो गई है? इसका शंकरदेव के शब्दों में विवरण 
पढ़िए | वे जीव के भाग्य पर विज्ञाप कर रहे हैं--यह् संसार एक 
गहन वन है. जो चारों ओर से सांसारिक तृष्णारूपी मोहपाशों 
से घिरा हुआ हैं । इस निविड़ अरणय में माया के फंदे मे जकड़ा 
हुआ जीव हरिण के समान इधर से उधर भटक रहा है। काल्न- 
रूपी व्याधा उसे पकड़ने के लिए दोड़ा चला आ रहा है। काम 
क्रोध रूपी कुत्ते उसे काट खाने के ल्षिण उसका पीछा कर रहे हैं । 
लोभ तथा मोहरूपी दो बाघ उसे चौन लेने नहीं देते। उसकी 
चेतना खो गई है। वह जान नहीं पाता कि इस भय तथ विषाद- 


पूछ्ट भागवत संप्रदाय 


- मय मवसागर को किस ग्रकार पार करें। बड़े सुदर रूपक में 
कवि ने निबद्ध किया है जीव की हीन दीन दयनीय दशा को-- 


ए भव गहन बन, अति मोह पाशे चन, 
ताते हामो हरिण बेड़ाय । 
फंदिलो मायार पाशे, काल व्याध चाया आसे, 
काम क्रोध कुत्ता खेदि खाय। 
हराइल चेतन हरि, न जानो किमते तरि, 
गुणिते दगध भेल' जीव । 
लोभ मोह दुहो बाघ, सतते न छाड़े लाग, 
राखु राखु राखु सदाशिव ॥ 
““बड़गीत १६ | 


माया के चक्कर से उद्धार पाने का सरत्न सुगम उपाय है हरि- 
भक्ति जो माया के बंधनों को तोड़ कर ज्ञीव को जन्सममरण की 
विषम बाधा से मुक्त कर देती है" तथा सबके लिए सहज-साध्य 
है। मक्ति-माग में जात-पाँत का कोई भी व्याघाद नहीं हैः । 
१ हरिक भक्ति अहि परम संपद। 
दोहे दोस सब मिल्ावय मनोरय ॥| 
““केलि-गोपाल नाठ | 
तेजिए सयत्ल मनोरथ आवरि, हरि पदे प्र म मिलायो | 
पुनु आवा गमन एड़ायो, माया मरम बाहुड़ायो ॥ 
“->बड़गीत ७७ । 
२ न लागे भक्तित देव, द्विज सदाचार हुश्बे । 
समस्त प्राणीर अधिकार | 
- असिंहलीला नाटक | 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५४६ 


यह सब के लिए उन्मुक्त राजमाग है जिसका सेवन गंतध्य स्थान 
पर अवश्य ही पहुँचा देता है। इसके लिए न क्रिया की आवश्य- 
कता होती है, न ज्ञान की, न धन की ओऔर न दान की-- 


जप तप तीरथ करसि गया, काशी वास बयस गोवाइ | 
जानि योग युगृति मन मोहित, बिने हरि भकति गति नाइ ॥ 
-- बेड़गीत १३ । 


भागवत के मतानुसार माधव देव ने भी ईश्वर प्रेम की 
तीन अवस्थाएँ निर्दिष्ट की हें"--( १ ) श्रद्धा, ( २) रति, ( ३ ) 
भक्ति । अध्यात्ममार्ग के पथिक के लिए श्रद्धा के संबल की नितांत 
आवश्यकता होती है। आस्तिक्य बुद्धि का ही नाम है श्रद्धा 
अर्थात्‌ ईश्वर में पूर्रो विश्वास। रति का अर्थ है--मन के द्वारा 
अभीष्ट किसी व्यक्ति के श्रति मन को अनुकूलता होना ( +रति- 
मनोउनुकूलेड्थे मनसः प्रवणायितम--साहित्य-द्पण ) तब परा- 
नुरक्त रूपा भक्ति का उदय द्वोता है। भक्त के मानस का यही 
क्रम-विकाश है | इस प्रकार शंकरदेव के द्वारा भक्ति पंथ का मुख्य 
उद्द श्य था-ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना के स्राथ साथ 
उसके श्रति प्रेम की भावना का संमिल्ञषन। इसके लिए इन्होंने 
श्रवण, कौतेन, स्मरण, पादसेवन श्रादि भक्ति के विविध ग्रकारों 





को अपनाया है परतु इस नवधा भक्ति में उन्होंने श्रवण, ऋीतेन 


१ मोक्दाता मजि मोत शीघ्रे अतिशय । 
अनुक्रमे श्रद्धा रति भकति मिल्नय ॥ 
“भक्ति रत्नावल्ली, २८६ 
तजोषणादाश्वपवगवत्मनि । 
श्रद्धा रतिमक्तिसनुक्रमिष्यति ॥ 
| “>भंीगवत ३।२४।|२५ | 


घूपू ० मागवत संप्रदाय 


तथा स्मरण को विशेष महत्त्व दिया है? । यह ध्यान देने की 
बात है कि कृष्ण को आराध्य देव मानने पर भी शंकरदेबके भक्ति- 
मांग में दास्य भक्ति पर ही सबसे अधिक आग्रह दिखलाया 
गया है। यही कारण है कि माधुय भक्ति के उपासक गौडीय 
बेष्णव पंथ के विपरीत यहाँ राधा का स्थान नितांत महस्वहीन 
है। शंकरदेव के तस्वोपदेश में राधा के लिए कोई स्थान नहीं 
है। असम के नाटकों में राधा का नाम कहीं भी देखने में नहीं 
आता | 'केलि गोपाल”, 'रास क्रुमुरा” तथा भूषण हरण?” केवल 
इन्हीं तीन नाटों ( नाठकों ) में राधा का नाम निर्दिष्ट मिलता 
है परंतु यह यही सूचित करता है कि अन्य गोपियों की अपेक्षा 
उसका स्थान महच्वशाली न था । वह सामान्य गोपियों के समान 
ही कृष्ण का पूजन तथा आदर करती है। गौडीय वेष्णव तथा 
बलल्‍लभ मत में निर्दिष्ट रसपेशलता तथा प्रम-र्निग्धता असम 
प्रांतीय राधा में देखने को भी नहीं मिलती । राधा साधारण 
गोपिका के सदृश कृष्ण से पूछती ददै-- 
जादव हे, केछुन बात बेगारि | 
सकल निगम तेरि अंत न पावत | 
हाम 'पामर गोप नारि ॥ भ्रव ॥ 
तुहु परम गुरु निखिल निगम पति, 
मानुस भाव तोहारि । 


१ पुरुष बासना दुर करहु ह्वामारि। 

वचने रहोक शुणनाम तोहारि॥ 

तुझआ कथा श्रवण रहोक अविराम । 

कर भेरि रहोक तोह्ारि कये काम ॥॥ 
-“-अजुन भंजन नाठ। 


पूरबी भारत में भक्ति आंदोलन ५४१ 


चतुर बयन तेरि, माया विमोहित, 
जाने नॉहि योग. विचारि | 
तेरा अइचन भाव न जानिए, 
कयालु._ गरब नाथ तोइ। 
राधा उचित बात, कहय माधव दिन, 
गति गोविंद-पद मोइ ॥ 
“रास झुमुरा, ४ 


(३) 


एकशरर 


शंकरदेव के द्वारा व्याख्यात भक्तिपंथ की एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता है उनका 'एक शरण!” संबंधी सिद्धांत । परम-तत्त्व कृष्ण 
ही जीवों के एकमात्र अंतिम आश्रय हैं। अतः उनकी शरण में 
जाना जीव का परम कतव्य होता है। भवपारावर से मुक्ति पाने 
के लिए भगवान्‌ के प्रति आत्म-समपंण ही 'एकशरण? का 
ु तात्पय द्दे। औरामानुज के प्रपत्ति! का भी यह लद्य है। असम 
वंष्णवाचाय का स्पष्ट कथन है-- 


कृष्ण किंकर कह, विछोढ़ि विसयकामा | 
रामचरण लेहु शरण, जप गोविंदकु नामा ॥ 


“--बढ़गीत | 


साधारण भक्त-समाज में 'शरण' का श्रर्थ है--प्रार्थना तथा 
भजनके क्षेत्रमं आना तथा वष्णवमतममें दीक्षित होना । इसी कारण 
इनके वेष्णव अनुयायी 'शरणिया! नाम से पुकारे जाते हैं । 'शरण!' 


घूपू रे भागवत संप्रदाय 


की विशेषता के साथ ही असम भक्तिपंथ की एक अन्य विशिष्टता 
है--नाम पर आग्रह जिसे यहाँ नाम-धम कहते हैं। भक्ति का 
सर्वोत्तम रूप है नाम की साधना | भगवान्‌ की शरण जाने की 
अपेक्षा भगवान्‌ के नाम के शरण जाने का वे उचित उपदेश देते 
हैं। शंकरदेव ने नामधर्म की भावना को इस गीत में चारु रूप 
से दर्शाया है-- 


राग धनाश्री 


बोलहु राम नामे से सुकुति निदान। 

भव वैतरणी तरणी सुख सरणी 
नाहि नाहि नाम समान ॥ भर व ॥ 

नाम पंचानन नादे पलावत 

पापदंती भयभीत । 

बुलिते एक सुनिते सत निततरे 
नाम धरम विपरीत ॥ 

बचने बुक्षि राम धरम अरथ काम 
म॒ुकुति सुख सुखे पाइ। 

सब कहु परमा, सुहद्‌ हरि नामा 
छुटे. अ्रन्तकेरि. दाह ॥ 

नारद शुकमुनि राम नाम बिनि 
' नाहि कहल गति आर। 

. . कृष्णकिकरँ कय छोड़ मायामय 
राम परम तत्त्व सार ॥ 

“-बड़गोीत ८ 


इस भक्ति पंथ में दास्य भक्ति का प्राधान्य है भक्ति की 
पंवित्रता तथा उपादेयता पर समधिक आदर है। माधवदेव का 


पूर्वों भारत में भक्ति आंदोलन पप रे 


कथन है कि हरि सब के हृदय में विराजमान होने पर भी कर्म 
पर विश्वास रखनेवाले से दुर हट जाते हैं--दुूर भाग जाते हैं, 
परंतु श्रवण तथा कीतंन के द्वारा भगवान्‌ का भक्त अहंकारी होने 
पर भी अपने अभीष्ट को पा लेता है। माधव के शब्द बड़े स्पष्ट 
तथा विशद्‌ हैं-- 


कमत विश्वास यार, हियात थाकंतो हरि | 
अतिशय दूर हँत तार। 
दूरतो बिदूर हंत तार॥ 
अहंकार थाकंते ओ, साक्षात्‌ कृष्णक पावे । 
श्रवण कोतन घस यार ॥ 


लल्ना|मधोषा ६० 


पक 


शंकरदेव के कीतेनों तथा पदों में काव्यसुलभ सुषमा तथा 
माघुरी का अभाव नहीं है। उनके पद भक्त के भावुक हृदय के 
रसस्निग्ध उद॒गार हैं। एक उदाहरण देखिए-> 


उपवन वर्णन 


पाछे त्रिनयन दिवा उपवन देखिलंत विद्यमान । 
फल फुल धरे जकमक करि आछे यत वृत्तषमान || 
शिरीष सेउती तमाल मालतो लवंग वागी गुलाल । 
करबीर बक काँचन चंपक फलभरि मागे डाल 
शेवाली नेवाली पत्लाश पारली पारिजात युति जाइ । 
बकुल बंदुली आछे फुलि फुलि तार सीमा संख्या नाइ ॥ 
कनोर कनारी कदंब वावरी नागेश्वर सिंहचंपा | 
अशोक अपार देवांग मंदार मणिराज राजचंपा || 


पूछ 2 भागवत सं प्रदाय 


कुद कुरबक केतेकी टगर गंधे मोदहे बहु दूर । 
गुटिमाल्वी भेंटि रंगण रेवती मरुवा मधाइ छघुसुर ॥ 
चंदन अगरू दिव्य कल्पतरु देवदारु पद्म वसि। 
प्रति गाछे गाछे भिंटा बाँघि आछे सुबर्ण माणिके खचि ॥ 
मणि सरकत स्थल्नी नानामत दीघपि करे तार काछे । 
महा मनोहर दीथि सरोबर तार मारे मारे आछे ॥ 
चारिश्रो कारवरे पोवाल वारवरे बंधाह छे विचित्र करि । 
बेदूययर वाट स्फटिकर घाट मरकत खाट खरि ॥ 
सुवणशकमल भेट उतपल फुलि फुलि आछे रंज्ि। 
शोभे चक्रवाक राजहंसजाक मंणाल सुंजे डमंजि || 
कोढ़ा कंक बक विविध चटक अमंत निर्भय भावे । 
अम्तत समान जल करि पान च्यजे सुललित रावे ॥ 
चारिश्रो पाश्त दिव्य पुष्प यत गंघे दशोदिश वासे । 
अनेक भ्रमरे वेढ़िया गुंजरे मछुपान अ्भिलासे ॥ 
यत दिवा पक्ती फल फुल भक्ति काढइ्य सुस्वर राव | 
कुहु कुहु ध्वनि कोकिलर शुनि वहय मलया बाव ॥ 
शंकरदेव--कीतन 


।४७७७७ार्श 5) अश्मदाश#नानीनकावानान 


( ११) 


महाराष्ट्र का वेष्णव पथ 


( १ ) मद्दानुभाव पंथ 
(२ ) वारकरी पंथ 
( ३ ) रामदासी पंथ 
(४ ) हरिदासी पंथ 


समचरणसरोज सान्द्रनोलाम्बुदाभ 
जघननिहितपाणशि मण्डन॑ मएडनानाम्‌ । 

तरुणतुलसिमाला-कन्धर॑ कज्जनेत्र क्‍ 
सदयधवलहास विट्ठल॑ चिन्तयामि ॥ 


(१) 
(क्‌ ) 


महानुभाव पंथ 


महाराष्ट्र प्रांत भागवत घम्म का बहुत प्राचीन काल से मुख्य 
त्षेत्र बना हुआ है। यहाँ का प्रधान वेष्णवपंथ वारकरी के नाम 
से प्रसिद्ध है। अपनी लोकप्रियता तथा विपुल्ल प्रचार के कारण 
यह पंथ तो महाराष्ट्र का सावेभौम पंथ है, परंतु इससे भिन्न एक 
बेष्णव पंथ और भी है जो मानभाव नाम से प्रसिद्ध है। इस 
सथदाय के लोगों ने अपने ग्रंथों ओर सिद्धांदों को इतनी कड़ाई से 
छिपा रखा था कि इसके विषय में आरांति फेलना स्वाभाविक ही 
है| परंतु मराठी साहित्य की बिपुल्न सेवा करने के कारण तथा 
मुसलमानों के आक्रमणों से अपने धर्म की रक्षा करने के हेतु 
'मसानभावों का नाम भारत के घामिक इतिहास में सदा स्मर- 
णीय रहेगा । 

इस पंथ के भिन्न-मिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न नाम हैं । महाराष्ट्र 
में इसे महात्मा पंथ तथा मानभाव (जो महानुभाव शब्द छा अप- 
भ्रंश है ) पंथ कहते हैं। गुजरात में अच्युत पंथ और पंजाब में 
जयकृष्णि पंथ के नाम से पुकारते हैं । इस नामकरण को कारण 
पंथ में ऋष्णभक्ति की प्रधानता है। इस पंथके वास्तविक इतिहास 
का पता अभी लगा है क्‍योंकि इसके अनुयायी अपने धर्म-म्रथों 
को अत्यंत गुप्त रखा करते थे | वे उसे अन्य मताबलंबियोंकी दृष्टि 


पूपूट भागवत संप्रदाय 


में भी आने नहीं देते थे। इस पंथ की भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओं 
ने अपने धम-प्रथ के लिए एक सांकेतिक लिपि बना रकक्‍्खी है 
जो शाखा-भेद के अनुसार छब्बीस हैं। अतः संयोगवश इन के 
ग्रथ इतर लोगों के हाथ में भी आ जाय तो आना न आला बरा- 
बर रहता था, क्योंकि लिपि के सांकेतिक होने से वे उसे का एक 
अक्षर न बाँच सकते थे ओर न समझ ही सकते थे। परंतु इस 
बीसवीं सदी के आरंभ से इनका कुछ रुख बदला है; इतर 
लोगों ने इनके ग्रंथों को पढ़ा है ओर प्रकाशित किया है। स्वयं 
लोकमान्य तिज्षक ने १८६६ ई० के "केसरी? में मानभावों पर 
अनेक पांडित्य-पूर्ण लेख लिखे थे । परंतु इन की लिपि के रहस्य 
को ठीक-ठोक समभ्ाने का काम किया प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राज- 
वाड़े ने और इन के ग्रंथों के मर्म बतलाने का काम किया 'महा- 
राष्ट्रस्सारस्वत' के लेखक भावेने ओर 'महानुभावी मराठी वाडममय' 
के रचयिता श्री यशवत देशपांडे ने। इन्हीं विद्वानों के शोध के 
बल पर आज इनके मत, सिद्धांत, प्रथ तथा इतिहास का बहुत 
कुछ प्रामाणिक पता चला है| 


महाराष्ट्र देश में मानभावों के प्रति लोगों में बड़ी अश्रद्धा है।.. 
सबेरे-सबेरे मानभाव का मुँह देखना ही क्‍यों उस का नाम लेना 
भी अपशकुन माना जाता है। एक प्रचलित कहावत है--“करणी 
कसावाची, बोलणी मानभावाची?, अथोतू करनी तो कसाई की 
है ओर बोली मानभाव की । साधारण बोलचाल में मानभाव 
झौर कसाई दोनोंको एक ही श्र णीमें रखनेमें लोग नहीं हिचकते। 
मानभाव गृहस्थ अपने धम को कदापि नहीं प्रकट करता था। 
वह छिप कर अपना जीवन बिताता था। बड़े-बड़े संतों की भी 
यद्दी बात थी। एकनाथ, तुकाराम आदि महात्माओं की बानी 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ प्र 


में भी मानभावषों के प्रति अनादर भरा हुआ है । इस प्रकार इन 
का सत्र तिरस्कार होता था, इन के प्रति सबत्र द्रंघ भरा था। 
आज कल यह कुछ कम हुआ है, परंतु फिर भी यह है ही। 
इस तिरस्कार का कारण इन के इतिहास के शअ्रवल्ञोकन से 
स्वष्ट मालूम पड़ता है । शक की १२ वीं सदी में यह मत जनमा । 
श्रोकृष्ण और दत्तात्रेय मत के उपास्य देवता हैं। देवगिरि के यादव 
नरेश महादेव ओर रामराय इनके गुरुओं और आचार्यों को बड़े 
सम्मान के साथ सभा में बुलाते थे | मुसल्ञषमानों के आने से वह 
समय पलट गया। मानभावों ने भी मुसलमानों के हिंदू- 
धम के प्रति किए गए छल और अत्याचार को देख कर अपने 
धम के रहस्यों को छिपाया | ये लोग मूर्तिपूजा को नहीं मानते । 
अतः यवनों ने इन्हें मूर्तिपूजक हिंदुओं से अलग समझा और 
इनके साथ कुछ रियायत की । बस, हिंदू लोग इनसे बिगड़ गए 
ओर इन्हें दगाबाजु समझते ल्गे। श्रीकृष्ण ओर दत्तात्रेय से 
संबद्ध तीर्थ-स्थानों पर ये अपना “'चबूतरा” बनाने लगे । स्ज्री-शूढ्रों 
के किए भी संन्यास की व्यवस्था की । भगवाधारी संन्‍्यासी से 
भेद बतलाने के लिए इनके संन्यासी काला कपड़ा पहनने लगे | 
इन्हीं सब अहिंदू” आवचारों से हिंदू जनता बिगड़ गई और इन्हें 
कपटी, छत्ती, दुष्ट तथा वंचक सममने लगी। सोभाग्य-वश 
इस यह भाव समय को अलनुकूल्ता से पलट रहा है। 
मत का आज कल प्रचार केवल महाराष्ट्र ही में नहीं है, प्रत्युत 
गुजरात, पंजाब, उत्तरप्रदेश के कुछ भाग, कश्मीर तथा सुदूर 
काबुल तक है | 


त्न्‍न्‍्वन * 72 *.......... 
४६8॥ 


५६० भागवत संप्रदाय 
(ख) 
पंथ के आचारय॑ 


श्री गोविद प्रभु 


विक्रमी संवत्‌ १२४५ के लगभग विदृ्भ ( चत्मान बरार ) 
प्रदेश में ऋद्धिपुर स्थान के खमीप काठ सूरे ग्राममें श्रीगोविंद प्रशु 
उफे गुण्डम प्रभु या गुण्डोवा का जन्म हुआ | ये काण्व शाखीय 
ब्राक्षण थे। बचपन में इनके माता-पिता परत्नोकबासी हुये, 
तब उनकी मौसी इन्हें ऋद्धिपुर ले आयी ओर यहीं उनका 
पाज्नन पोषण, उपनयन तथा विद्याध्ययन हुआ | इसी अवस्था 
में इन्हें परमाथ सुख का चसका लगा और क्रमशः उस 
सुखानुभव की वृद्धि होती गयी ओर ये सिद्धि काटि को प्राप्त 
हुये। ये भगवान्‌ श्री ऋृष्ण के परम भक्त थे। पंढरपुर के. 
चारकरी भागवत पंथ के साथ साथ या उससे कुछ पहले ही 
विद्भ देश में जो महातुभाव पंथ उद्ति हुआ था, उसके ये दी 
आद्यपुरुष थे । संवत्‌ .१३४२ (७ १२८५ ईस्‍्वी ) समाधिस्थ हुये । 


श्री चक्रधर 


श्री गोंबिद प्रभ्नु के शिष्य श्री चक्रधर हुए जो महानुभाव 
पंथ के प्रवतेक कहे जाते हैं। ये गुजरात से विदर्भ देश में 
आये थे। गुजरात के भडोंच प्रांत के राजा मल्लदेब के प्रधान 
मंत्री विशालदेव नामक कोई नागर ब्राह्मण थे जिनके ये 
चक्रधर पुत्र हैं । राजा मल्लदेव की कोई संतान न थी। इस 
कारण मृत्युसमय में उन्हों ने अपना राज विशालदेव कोः 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ... ५६१ 


दे दिया । विशालदेव के पुत्र हरपाल (ये ही बाद में चक्रधर 
ये ) बड़े पराक्रमी थे | पिता के राजत्व में तथा उनके पश्चात्‌ 
इन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती । इनके दो तीन विवाद्द भी हुए थे । 
इन्होंने बड़ा ऐश्वय भोगा पर ऐसे ऐश्वय और विज्ञास भोग से 
इनका जी उचटा कि माता की आज्ञा ले कर ये रामठेक की यात्रा 
के लिये जो निकलने सो रास्ते में ऋद्धिपुर आकर ठहर ही गये | 
वहाँ श्रीमोविंद प्रभु के उन्हें दर्शन हुये; प्रभु के चरणों में उनकी 
निष्ठा हुई ओर सदाके लिये ऋडद्धिपुर में बस गये | गोविंद प्रभ्रु का 
इन पर पूर्ण अलनुग्रह हुआ ओर उन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम 
चक्रधर रखा । महानुभाव पंथ में चक्रधर श्रीकृष्ण को कहते हैं । 
गुरु के समान चक्रधर भी दीर्घायु थे। श्रीचक्रधर का जन्‍म 
जगुरात में हुआ था। संबत्‌ १३२० सें इन्हें भगवान दतात्रेय का 
साज्ञातकार हुआ ओर तब इन्होंने संन्यास दीक्षा ली ओर ऋद्धि 
पुर ज्लोट कर महानुभाव पंथ की स्थापना की | सं० १३२० से 
१३२६ तक इन & वर्ष में इनके इदंगिद ४०० शिष्य जमा हो 
गये । इनमें १३ स्त्रियां थीं। इस पंथ के श्रीकृष्ण ओर श्रीदत्त दोनों 
ही उपास्य देव हुय। श्री चक्रधर ने इस पंथ को चल्लाकर जो 
लोक-संग्रह करना आरंभ किया उसमें श्री भगवद्‌ गीता के ( झ० 
' & शछोक ३२ के ) “ख्ियो वेश्यास्तथा शूद्वास्तेडपि यांति परां गतिम्‌” 
इस श्लोकाधं पर बड़ा जोर दिया था। इसके आधार पर श्री 
चक्रधर ने खस्लियों ओर शूद्रों को संन्यास दिल्लाना शुरू किया। 
इससे उनका पंथ लोक में सबसान्य नहीं हुआ । संवत्‌ १३२६ 
में श्रीचक्रधर बद्रीनारायण की ओर गय और फिर नहीं लौठे | 

श्रीनागदेवाचाय ( सं० १२६३--१३५६ )--श्री चक्रधर के 
पट्ट शिष्य थे। ये ही महानुभाव पंथ के मुख्य प्रचारक थे । कह्दते 
हैं श्रीगोविंद प्रभु का तपः, चक्रधर की वेध-शक्ति और -नागः 

३६ 


०0 


६२ भागवत संप्रदाय 


देव की संगठन शक्ति, इन तीन शक्तियों के एकीभूत होने से ही 
यह संप्रदाय खड़ा हुआ । 

श्रीगोविंद प्रभु, श्रीचक्रधर और श्रीनागदेवाचाय महानुभाव 
पंथ के इन तीनों आचाय महानुभावों में से किसी ने कोई ग्रथ 
'नहीं लिखा है। श्रीचक्रधर के मुख से समय समय पर जो वचन 
निकले उनको उनके शिष्यों ने संग्रहीत कर रखा है। चक्रधर के 
शिष्य महींद्र व्यास या महीभट्ट ने 'लीलाचरित्र” नाम से एक 
मराठी अंथ लिखा है जिसमें चक्रधर की १५०० लीलाएं वर्णित 
हैं। इन-लीला प्रसंगों में श्रीचक्रधर के जो वचन आय हैं उन्हें 
ही एकत्र करके सं० १३४५ में केशवराजसूरि ने इंस संप्रदाय 
का एक सूत्रग्न॑थ निमोण किया जिसे सिद्धांत सूत्र पाठ? या 
आचाय-सूत्र कहते हैं। महातुभाव पंथ इस ग्र'र्थ को आदि ग्रंथ 
मानता है। इसमें १६०६ सूत्र हैं। इस आदि ग्रथ के अतिरिक्त 
यह पंथ श्रीमद्भगवद्गीता ओर श्रीमदूभागवत को भी प्रमाण 
ग्रथ मानता है। महानुभाव पंथ के उपयु कत आदि-्प्रथ के 
अलुसार चार युगों के चार अवतार माने जाते हैं। कृतयुग में 
हंसावतार, त्रेता में दत्तावतार (दत्त का स्वरूप एकमुखी चतु- 
भरुज विष्णु ), द्वापर सें द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और कलियुग में 
श्रीचक्रधर | श्रीचक्रधर के शिष्य उन्हें श्रीकृष्ण का स्वरूप ही. 
मानते थे और शिष्यों के साथ गुरु का वर्ताव भी विलक्षण प्रेम 
का द्वोता था। 

मदहानुभाव पंथ सें क्ली पुरुष दोनों को संन्यास दीक्षा दी 
जाती थी । ञ््री के रहते पुरुष के समान ही पुरुष के रहते स््री को 
भी इस पंथ में संन्यास लेने का अधिकार था । 

कोई दामोद्र पंडित थे उनकी पत्नी “हिराम्बा' को पति के 
पहले दी बराग्य हुआ और उसने श्रीनागदेवाचाये से १३२६ सं० 


महाराष्ट्र का वैष्ण॒व पंथ ५६३ 


में संन्यास दीक्षा ली । पति अब भी संसार में अटके पड़े रहे। दो 
वर्ष बाद संन्यासिनी ने अपने इन पूर्व पति को समझा कर चेत 
दिल्लाया | तब सं० १३३१ में दामोदर पंडित ने भी संन्यास दीक्षा 
ली और पहले के पति पत्नी भाई-बहन की तरह रहने लगे। 
इस पंथ के लोग सं० १४२० तक काषाय वस्त्र परिधान करते 
थे। पीछे मुसलमानों के जमाने में इन्होंने काले वस्नर पहनना 
प्रारभ किया। काले वस्त्र पहनने के कारण ये “शाहपोश” कह- 
लाने लगे ओर इन्हें जज्िया कर मुआफ था। अब आज कलत् 
इन काले कपड़ों को त्याग कर फिर काषाय वस्त्र पहनने का 
आंदोलन इन लोगों में चल रहा है । 

इस पंथ के ७ ग्रथ मुख्य हैं जो पृज्य माने जाते हैं । 
१--क वी श्वर भास्कर कृत शिशुपाल वध, २--इनन्‍हीं का एकादश 
स्कंध ( ये दोनों ग्रंथ क्रमशः सं० १३३० ओर १३३१ सें लिखे 
गये ।) ३--दामोदर पंडित कृत 'वत्स-हरण! ( सं० १३२४ ) ४-- 
नरंद्र कवि कृत 'रुक्मिणी स्वयंवर!ः ( सं० १३४४ ) ५--विश्व- 
नाथ बालापुरकर कृत ज्ञानबोध! (सं० १३८८) ६--रवत्ो 
व्यास कृत “सद्याद्रि वर्णन ( सं० १३८६ ) ओर ७--नरोव्यास 
. कृत “ऋद्धिपुर वर्णन” ( सं० १४२० )। ये सभी ग्रंथ मराठी भाषा 
में हैं। पहले तीन ऋष्ण लीला परक हैं ओर बाकी चार सांप्रदा- 
यिक हैं। 

इनके अलावे महदंबा के कुछ मंगल गीत हैं । महदम्बा माग- 
देवाचाय की चचेरी बहन थी ओर इन्हें श्रीचक्रधर से दीक्षा 
मित्नी थी। इनके दादा गुरु ने एक बार श्रीकृष्ण विवाहोत्सव की 
लीला करायी थी। उसमें महदंबा ने ये मंगल गीत गाये थे । 
महानुभाव पंथी लोग इन्हें संत मानते हैं और इनका वही मान 
है जो बारकरी भागवत पंथ में जनाबाई का जो इनके समकालीन 


पू६४ भागवत संप्रदाय 


थीं | 'भावे व्यास” नामक एक संत उसी समय ओर हो गये हैं 
जिन्होंने 'पूजा-अवसर' या श्रीचक्रधर जी की द्निचर्यों नामक 
ग्रंथ लिखा है। ये बड़े ज्ञानी ओर विरक्त थे। 

नागदेवाचाय के शिष्य केशवराज सूरि के अनेक प्रथ हैं 
जिसमें सिद्धांत सूत्रपाठ और “भूति प्रकाश” विशेष प्रसिद्ध हैं । 
'सिद्धांत-खूज-पाठ? में जेसा हम पहले वर्णन कर चुके हैं श्रीचक्र- 
धर के वचनों का सुव्यवस्थित संग्रह है ओर 'मूतिप्रकाश! में 
श्रीचक्रवर के रूप गुणों का बणंन है। इस प्रकार मानभाव पंथ 
की साहित्यिक संपत्ति प्राचीन तथा प्रचुर है। इन ग्रथों का अनु- 


शीलन अब द्वोने लगा है। आशा है कि गहरी मा करने 
से इनके सिद्धांतों का विशेष परिचय जिज्ञासु जनों को होगा | 


(व) 
सिद्धांत तथा ग्रंथ 


इस धर्म के उदय का कारण यह था कि हिंदुओं में बर्ण- 
विह्ंष के कारण हिंदुधम में नाना प्रकार की कुरीतियों ने घर बना 
रखा था। इन्हीं को दुरकर पारस्परिक सहयोग तथा मैत्रीभाव को 
हृढ़ करने के लिए इस महात्मा पंथ का उदय हुआ । मत के 
अनुयायियों में दो वर्ग हैं--( १ ) उपदेशी तथा ( २ ) संन्‍्यासी। 
उपदेशी ग्ृहस्थ है, वर्ण-व्यवस्था मानते हैं । इनकी विवाह शादी 
पंथ के भीतर तथा बाहर सजातीयों में ही हुआ करती है। 
संन्यास की व्यत्रस्था बड़ी उदार है। चक्रधर ने संन्यास 
त्रिवणियों के अतिरिक्त शुद्रों तथा स्त्रियों के लिए भी मान्य बना 
कर अपनी उदारता का परिचय दिया है।. सनातनी संन्यासी 
भगवा वसद्ध धारण करते हैं, परंतु अपनी विशिष्टता बनाये 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ पूछ 


रखने के विचार से और मुसलमानों के विह्वंष से आत्मरक्तण 
की भावना से प्ररित होकर म्रानभावी संन्‍्यासी काला वस्त्र 
धारण करते हैं। ये मूर्ति बनाकर भगवान्‌ के विग्नह की पूजा 
नहीं करते, परंतु अपने महात्माओं के जन्म-स्थल तथा सिद्धि- 
क्षेत्रों में 'चबूतरा? बाँघते हैं । 

सिद्धांत--इनके उपास्य देवता श्रीदतात्रेथ तथा श्रीक्षष्ण 
हैं। इनके देवताओं की उपासना से स्पष्ट है कि ये भक्ति के साथ 
योगमार्ग को भी संमित्ञित करते थे । इनका सबश्र छ्॒ मान्य ग्रंथ 
भगवदूगीता है जिसके ऊपर चक्रधर से लेकर आज तक इस 
मत के अनुयायी लेखकों ने अपने सिद्धांतानुसार टीकाये लिखी 
हैं। इनकी सिद्धांत-दृष्टि हवतवाद की है। ये जीव तथा शिकत्र 
को भिन्न तत्त्व मानते हैं | परमेश्वर स्व | निगु ण तथा निराकार 
होता है. परंतु भक्तों के ऊपर दया से वही सशुश रूप घारण 
करता है। उसकी शक्ति माया है जो जीव को जीवत्व तथा 
निगुण परमेश्वर को सगुणत्व प्रदान करती है। बही जीबों सें 
समग्र व्यापारों का विधान कराया करती है। मनुष्य इस शरीर 
में पृवकर्मों के अनुसार फल भोगता है ओर ये'फल्ल चार प्रकार 
के होते है--स्वगे, नरक, कमंभूमि तथा मोक्ष । सामान्य-हूप से 
ये ही मानभावों के आध्यात्मिक मान्य सिद्धांत हैं | 

आदय् ग्रथ--गीता के अनंतर श्रीकृष्ण के .ल्ीलापरक 
भागवत पुराण के दशम तथा एकादश रकंघों को भीये पूर्ण 
आस्था से मानते हैं। अन्य प्रथ मराठी भाषा में ही निबद्ध हैं । 
इनमें सवमान्य सिद्धांत खत्रपाठ” है जिसमें चक्रधर के वचना- 
स्तों का संग्रह केशवराज सूरि ने किया है। चक्रधर ने क्रिसी 
अथ की तो रचना नहीं की । उनके मुख से निकले हुए उपदेश 
ही इस पंथ के सबस्व हैं जिन्हें “महीन्द्रमट्! ने 'लीज्ञाचरित्र! 


५१६६ भागवत संप्रदाय 


नामक चक्रधर के चरित्र में प्रसंगवश सम्मिलित किया था। 
इन्द्दीं को अलग पुस्तक के रूप में संग्रह करके इस 'सूत्रपाठ” का 
निर्माण किया गया है। प्रतिदिन सूत्रपाठ”ः का पाठ करना 
तथा अनुशीलन करना प्रत्येक मानभावी का परम कतंव्य है। 
इस 'सृत्रपाठ”? ग्रथ के ऊपर एक बडा भारी साहित्य संपन्न किया 
गया है। 'पारिमंडल” आसम्नायके मूल-पुरुष गोपाल पंडित ने 
इन सूत्रों की 'अन्बवय व्यवस्था! लिखी है ( १२४७७ शक-- 
३२५ ई० )। परशुराम ने 'प्रकरशवश” नामक ग्रथ में इन 
सूत्रों के कथन का प्रसंग लिखा है। इसी प्रकार के नाना टीका- 
ग्रथों का प्रणयन इस ग्रथ की महनीयता तथा गूढ़ाथंता को 
प्रकट कर रहा है । 


अब तक ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी ( रचनाकाल् 
१२१२ शक-१२६० इस्वी ) ही मराठी साहित्य का सर्वप्रथम 
तथा प्राचीन प्रंथ मानी जाती थी, परंतु पूर्वोक्ति प्रंथों में अधिकांश 
की रचना ज्ञानेश्वर से पूव है। अतः मराठी भाषा तथा साहित्य 
के उदय के लिए इनका महत्त्व अ्रत्यधिक है। व्यावहारिक काय 
में भी मानभावी गृहस्थ शूरवीर तथा कत्तव्यपरायण थे । इन्होंने 
पंजाब जेसे यवन-प्रधान देश में अहिंसा का प्रचार किया; काबुल ' 
में हिंदू मंदिर बनाया, जिसका पहला पुज्ञारी नागेंद्रमुनि बीजा- 
पुरकर नामक दक्षिणी ब्राह्मण था; खास महाराष्ट्र में भी मद्यमांस 
के निवारण का प्रयत्न किया । इन्होंने ग़ज़्नी, काबुल तक मराठी 
भाषा का प्रचार किया | दोस्त मुहम्मद का प्रधान विचारदास, 
ओर कश्मीर के महाराज गुलाब सिंह का सेनापति सरदार भगत 
सुजन राय दोनों मानभावी उपदेशी थे। अतः इन्हों ने मराठी 
को धम-भाषा अपने राज्य में बनाया था। शआज भी लाहोर में 
बहुत से व्यापारी मानभार्व| हैं, जो अपने खर्च से मानभावी 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ भूद७ 


प्र'थों का प्रकाशन भी कर रहे हें। इस मत के महंत लोग भी 
अब अपने धर्मत्र थों को, जिनकी विपुल्न संड्या आज भी मराठी 
भाषा में विद्यमान है, प्रकाशित करने की ओर अग्रसर दौखते 
हैं | यद्द मराठी साहित्य के लिए शुभ अवसर दे" । 


न # हा 


का --ननननकननान-न नी न «नमन नननननननीनन न न नाननननमनननानाननननगनिनननानतननननन न न ननननन-नननननननननननननानिनननननिनिनिनननन न +ननन-न-+-ननननन-नननननननन>++«+++«+-++>+०+-+०3०-०५५००५५०५५५०-.०.०.५............... 


१ द्रष्टव्य देशपांडे का लेख; महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश भाग श्८। 


पद . भागवत संप्रदाय 
र्‌ 
वारकरी पंथ 


मद्दाराष्ट्र में सागवत धम का विपुल प्रचार है। समग्र महा 
राष्ट्र देश का यही मान्य धरम है। महाराष्ट्र का भागवत धर्म जो 
वारकरी पंथ के नाम से प्रसिद्ध है पू७ रूप से वदिक है। अपनी 
विशिष्टताओं से मण्डित हो कर यह सम्प्रदाय वहीं जन्‍्मा, वहीं 
पूनपा, वहीं इसने अपनी शाखाओं का पिस्तार किया और आज 
भी पूरे देश भर सें यह अपनी शीतल स्तिग्ध छाया में हज़ारों 
नर-नारियों को विश्राम देता हुआ उन्हें संसार के शाप तथा 
ताप से मुक्त कर रहा है। समस्त महाराष्ट्रीय संत इसी मत के 
अनुयायी थे । 


(के) 


महाराष्ट्र का यह भागवत संप्रदाय पंद्रपुर नामक प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थल से संबद्ध है। यहीं पर इंट के ऊपर खड़े विद्डन्न जी 
की मूर्ति है, तथा उसके बगल में रुक्मिणी जी की मूर्ति है जो . 
यहाँ रुखू माई के नाम से प्रसिद्ध हैं। बिद्दल कृष्णचंद्र के 
बालरूप हैं। आषाद की शुक्ला एकादशी तथा कार्तिक की शुक्ला 
एकादशी विठ्ुन्ञ के भावुक भक्त भगवान्‌ की भ्रव्य मूर्ति के दर्शन 
से अपने जन्म तथा जीवन को सफल्न बनाने के लिये साल में 
कम से कम दो बार पण्द्रपुर की यात्रा' किया करते हैं। इस 
यात्रा का ज्ञाम वारी' ओर इस पुण्य यात्रा के करने वालों का 


नाम हुआ वारकरी? | इसी कारण यह पंथ वारकरी के नास से 
प्रसिद्ध है 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ पू६६ 


सुनते हैं कि प्राचीनकाल में महाराष्ट्र में “पुर्डरीक” नामक 
एक बड़े महात्मा हो गये हैं जो परढरपुर में ही तपस्या करते थे । 
छत्तकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब भगवान्‌ श्यामसु दर बालक 
का मनोरस रूप घारण कर उनके सामने उपस्थित हुए तब भक्त 
ने उनके बैठने के लिए सामने पड़ी हुई इंट रख दी। उसी ईंट 
पर भगवान्‌ बालकृष्ण खड़े दो गये ओर वह मूर्ति उसी बांकी 
मांकी के साथ आज भी खड़ी है। शंकराचाय ने पाण्डु-हज्जाष्टक 
में इनकी स्तुति करते हुये इसी घटना की ओर संकेत किया है । 


महायोग-पीठे.. त्टे. भीमरथ्याँ 
वरं पुण्डरीकाय दातु' सुनीन्‍्द्र:ः । 
समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्द 
परबद्य-लिक् भजे पाण्डुरक्ष्म्‌ ॥ 


भक्त-प्रवर ज्ञानदेवने भी विद्चलनाथकी बड़ी ही मनोरम स्तुति 
अपनी ज्ञानेश्वरी में की है-- 


जय जय देव निमल । निजजनालिलमंगल ॥ 


जनम जरा जलद जाल । प्रभंजन ॥१॥ 
जय जय देव प्रबल । विदल्लितामद्शराल - कुल | 
निगसागम हुम फल | फल अद ॥२॥ 
जय जय देव निश्चल | चलित चित्तपान तुन्दिल । 
जगदुन्मीलना-विरल ॥ केलि “5 प्रिय ॥रे॥ 
जय जय देव निष्फल । स्फुरदमन्दानंद. बहल | 
नित्य निरस्ताखिलमल । मूलभूत ॥॥४॥| 


बालकृष्णरूपी विद्ल्‍ल्ल को तुलसी बहुत ही प्यारी हे। 
अतः भक्त लोग गले में तुलसी को माला डालकर पूर्वोक्त एका- 


थू ७० भागवव संप्रदाय 


दशी को लाखों की संख्या में विद््ननी के मधुर दशन के लिये 
उपस्थित होते हैं, ओर जब उनके भक्तिकलित करण्ठ से 'पुण्डरीक 
वरदे हरि विट्ठल' मंत्र की सान्द्रमन्द्र-ध्वनि गगनसंडल को भेदन 
करती हुई निकलती है तब दृश्य शब्दों में व्णन करने 
योग्य नहीं होता । उस समय प्रतीत होता है कि धार्मिकता की 
बाद आ गयी हो। भक्तजनों के मनोमयूर नाचने लगते हैं। 
आनन्द की सरिता उमड़ पड़ती हे। दरिशयनी ( आषाढ़ी ) 
एकादशी की वारी में सबसे अधिक भीड़ दशनार्थियों की होती 
है। तीन लाख से भी ऊपर भक्तजन एकत्र होकर भगवान का 
दर्शन करते हैं। इस दृश्य की मानसिक कल्पना भी वारकरी 
संतों के व्यापक प्रभाव को आज भी बतलाने में समथ हो 
सकती है। 


विद्वल शब्द को व्युत्पत्ति 


भगवान्‌ विष्णु विद्ठल या विठोबा के नाम से महाराष्ट्र में 
प्रसिद्ध हैं । इस शब्द की व्युत्पत्ति पंडितों ने नाना प्रकार से की 
है। धमसिंधु के लेखक काशीनाथ पाध्य के अनुसार इस शब्द की. 
व्युत्पत्ति हैः:--विदा ज्ञानेन ठान्‌ शुन्यान्‌ लाति गृह्माति इति विद्ठलः 
अर्थात्‌ ज्ञानशून्य मोलेभाले अज्ञ जनाँ को जो अपनाते हैं वही 
बिट्ठल हैं। तुकाराम के अनुसार गरुड़ वाहन द्वोने के कारण ही 
विष्णु बिठाबा नाम से प्रख्यात हुए ( वि > पक्षी, गरुड़; ठोबा ८ 
वाहन ८ गरुड़ वाहन ) इसके समर्थन में तुकारामजी के अभद्ज 
का यह चरण हैः--वीचा केल्ञा ठावा। म्दोणोनि नांव विठोबा ॥ 
कोई विद्वान विट्ठल को विटस्थल का अपभ्रंश रूप मानते हैं। 
विटस्थल का अश हैं इंट पर खड़ा होनेबाला परंतु भाषाविज्ञाल 


महाराष्ट्र का वेष्णवपंथ घू७१ 


के ख्राधार पर विठोवा विष्णु का ही अ्रपश्रंश है। विष्णु का 
ही प्राकृत रूप हुआ विठु जिसमे प्रमसचक ल? प्रत्यय तथा 
आदरसूचक “था? प्रत्यय जोड़ने से ही क्रमशः विद्वनल्न तथा 
विठोबा शब्द निष्पन्न होते हें । शब्द के धात्वथ में भत्ते ही 
मतभेद हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि विठाबा कहने से 
पण्टरी में ईंट पर खड़े भगवान श्रोकृष्ण का ही ध्यान होता है । 
भगवान के बगल में पास ही श्रीरक्मियीजी विराजमान हैं 
जिनको भक्त लोग 'रखूमाई” के नाम से पुकारते हैं 

वारकरी-पंथ 'मालकरी-पंथ' अथवा 'भागवत-पंथ” के नाम 
से प्रसिद्ध दै। वारकरी का मुख्य बाहरी चिन्ह है तुलसी की 
माला का धारण | जिस प्रकार बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण की 
कल्पना असंभव है उसी प्रकार ऋष्ण की प्रिय तुलली की माला 
बिना धारण किये क्ृष्ण-भक्त वारकरी की सत्ता असिद्ध है। 
तुलसी की माला का इस संप्रदाय में अत्यधिक महत्त्व होने के 
कारण ही यह पंथ माल्करी भी कहलाता है | 

बारकरी भागवत-घम्म का पूर्ण अतुयायी है। इसका पांचरात्र 
सिद्धांत के साथ स्पष्ट भेद होने पर भी विद्चल की उपासना तथा 
. भक्ति की मुख्यता के कारण यह नितसंरेह भागवत-धम है। 
वारकरी-पंथ चतुव्यूह के सिद्धांत को बिलकुल्न ही नहीं मानता । 
अदठ्वत ज्ञान के साथ भक्ति का मंजुल संमिज्नन वारकरी-पंथ का 
वशिष्य्य है । इस पंथ के उपास्य देवता श्री पांडरंग हैं जो श्री 
कृष्ण के ही बाल-रूप माने जाते हैं और इसी लिए पण्ढरपुर 
दक्षिण द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध है-- 

पावन पांडुरंगज्षिति | जे कां दक्षिण द्वारावती | 
जेथ बिराजे श्री विद॒लमूर्ति | नामें गजती पंढरी ॥ 
( श्री एकनाथ भागवत २९५। २४३ ) 


छू ७२ भागवत संप्रदाय 


इस पंथ के मान्य ग्रथ हैं भागवत और भगवदूगीता। 
भागवत के एकादश स्कंध के ऊपर श्री एकनाथ ने ओबी 
छंदोबद्ध मराठी टीका लिखी हे। वह नाथ भागवत के नाम 
से प्रसिद्ध है । इस ग्रथ की पूण सान्यता इस संप्रदाय में है। 
यह संप्रदाय अपना आदशं यही मानता है कि अपने खस््री, पुत्र, 
घरबार, यहाँ तक॒ कि अपने प्रिय प्राणों को भी भगवान्‌ के 
चरणारविंद में अपण कर दे तथा भगवान्‌ के नाम का कीतेन 
करता हुआ अपने जीवन को बितावे"। भागवत-धम का भी 
यही पूर्ण लक्ष्य है। अतः वारकरी मत को भागवत-संप्रदाय के 
अंतर्गत मानना नितांत उपयुक्त है । 


(ख) 
पंथ का उदय 


इस संप्रदाय का उदय कब हुआ, इस विषय में विद्वानों के 
मिन्न भिन्न मत हैं। साधारण विद्वानों की यह मान्यता है कि 
ज्ञानदेव ने तेरहवीं शताब्दी में इस पंथ का आरंभ किया। यह 
सिद्धांत ठीक नहीं, क्योंकि यह संभवतः बहिणा बाई नामक 
तुकाराम की शिष्याके एक प्रसिद्ध अभंग के ऊपर आधारित है-- 

संत कृपा झकाली। इमारत फला आली || १ ॥ 

ज्ञानदेवं रचिला पाया । रचियेलें देवालय ॥ २ ॥ 

नामा तयाचा किंकर | तेणें केला हा विस्तार ॥ ३ ॥ 


१--दारासुतगहप्राण, कराव भगवंतासी अपण 
है भागवतधम पूण, मुख्यत्वें भजन या नांव ॥ 
[ नाथ-भागवत २।२६१ | 


महाराष्ट्र का बैष्णव पंथ पूछे 


जनादन एकनाथ । ध्वज उभारिला भागवत ॥ ४ ॥ 
भजन करा सावकाश । तुका काला से कलश ॥ ५ || 


इस अभंग में बारकरी मंदिर के निर्माण का बड़ा ही 
आलंकारिक वर्णन है जो इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं से विरोध: 
नही खाता । परंतु यहाँ ज्ञानदिव के द्वारा पाया रखने का मतत्नब 
यह नहीं है कि उन्होंने ही इस मत हा प्रारंभ किया। सच्ची 
बात तो यह है कि ज्ञानदेव के पू्े ही इस्र संप्रदाय के भ्त 
लोगों की सत्ता थी परंतु ये इधर उघर बिखरे हुए थे। इन सबों 
को एक सूत्र में संगठित कर पंथ को सुव्यवस्था देने का श्लाघनीय 
उद्योग ब्वानेश्वर ने किया और इसीलिए वे इस संप्रदाय के. 
सान्‍्य आचाय हैं । 

पुण्डल्लीक भक्त के कातज्ञ का अभी तक ठीक निशुय नहीं हो 
सका जिससे इस पंथ के उद्गम का कात्न निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता | इतना तो निश्चित है कि पणढ्रपुर में बिट्ठुल् 
जी के आविभभाव का संबंध भक्त पुण्डलीक से है। जिस प्रकार 
प्रहाद के क्षिण भगवान्‌ ने नरसिंह का रूप धारण किया, उद्धी 
प्रकार पिठ्भक्त पुंडल्लीकके लिए द्वारिकाधीश श्रीकृष्णने विद्ठल्ल का 
रूप धारण किया" । इस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण वारकरी, भक्तों 
के शांति वाक्य से भी लगता है। ये भक्त विट्ठन्न की यात्रा 
करते समय पुंडल्लीक बरदा हरिविद्वज्” का जय घोष करते हैं। 


. १ पुंडल्लीकाच्या भावार्था | गोकुलीहुनीं जाला येता। 
निज प्रेम मक्ति भक्तां | ध्यां-ज्या आ्रतां म्हणतसे ॥ 
( श्री ज्ञानदेव अ्रभंग १८४ सकल संतगाया ) 


भू ७४ भागवत संप्रदाय 


ज्ञानेश्वरी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने विद्चलजी की मूर्ति की ओर 
स्पष्ठ संकेत किया है । विद्ल जी के मस्तक के ऊपर शिवलिंग 
विद्यमान है, इस बात का उल्लेख उन्होंने स्पष्ट शब्दों में किया 
है" । इतना तो निश्चित है कि ज्ञानेश्वर से भी पूर्षे उनके जन्म- 
स्थान आलंदी में विद्क्-मक्ति का बहुत प्रचार था । हरिहरंद्र 
स्वामी के मठ में १२९०६ ई० का एक शिलालेख हे जो शानेश्वर के 
जन्म से लगभग ७० वर्ष पूत्र का है। यहाँ समाधि के ऊपर 
विट्ठल और रुक्मिणी दोनों की मूर्तियाँ पत्थर पर खुदी हुई हैं। 
विट्ठल्न संप्रदाय का यह सबसे प्राचीन निदेश है जिससे पता 
चलता है कि ज्ञानदेव के जन्म-स्थान आलंदी में विद्टल्न की उपा- 
सना तथा भक्ति का विपुल्ष प्रचार था। इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि बारह शतक में अर्थात्‌ ज्ञानेश्वर के जन्म से एक सौ 
व पूर्व इस मत का उदय महाराष्ट्र में हो चुका था । 
पांडुरंग की उपासना से इस संप्रदाय का इतना अधिक संबंध 
है कि उसके द्वारा मत के आविभाव-काल का निर्णय भक्ती-भाँति 
किया जा सकता है । परंतु अभी तक पांडरंग के आविभोव-काल 
का दी निश्चय नहीं हुआ है। अवश्य ही शंकराचाय ने अपने 
पांड्रंगाष्टक स्तोत्र में पुएण्डरीक के लिए पांडुरंग के आविभौव का. 
संकेत किया है' । यदि यह्द स्तोत्र आद्य शंकराचाये की रचना 
दो तो पांडुरंग का आविर्भाव सप्तम शतक से पूष माना जा 
सकता है। परंतु इस स्तोत्र के आदि शंकराचाय की कृति होने 


१ शानेश्वरी अ्रध्याय १२ पदच्य २१४-२ १८ 
२ महायोगपीठे तटे भीमरशथ्यां वरं पुण्डरीकाय दाठं मुनीन्‍्द्रेंः । 
समागत्य तिष्ठन्तमानंदकंद परब्रह्मलिंग भजे पांडरंगम्‌ ॥ 
“--( पाण्डुरंगाष्टक ) 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ५७५ 


में आलोचकों को अभी तक संदेह बना हुआ है । सन्‌ १२४६ ई० 
के एक ताम्रलेख से पता चलता है कि देवगिरि के याद्ववंशी 
नरेश कष्णः के सेनापति ने बेलगाँव जिले के अंतगत पवित्रस्थान 
'पौण्डरीकः क्षेत्रको दान दिया था। इस क्षेत्रकी स्थिति भीमरथी 
नदी की तीर पर बतलाई गई है जिससे वर्तेमान समय में 
भीमनदी पर बसे हुए पंढरपुर का एकीकरण इस स्थान से किया 
जाता है। 'पॉडरीक! शब्द को पुरडरीक से बना हुआ मान कर 
उस भक्त शिरोमणि का समय तेरहवीं शताब्दी के पूव ही सम- 
मना चाहिये | क्‍ 

ऐसी परिस्थितियों में जब न तो भक्तबर पुण्डरीक का ही 
काल निश्चयरूप से निर्णीत हो सका है, ओर न पांडरंग के ही 
आविर्भाव का परिचय हमें प्राप्त है तब हम यही कद् सकते हें कि 
लगभग हजार वर्ष से वारकरी संप्रदाय का प्रचल्नन महाराष्ट्र में 
है तथा तबसे कार्तिक ओर आधषाढ़ की शुक्ला एकादशी को 
वारकरी भक्त श्री विट्ठल्न की यात्रा भक्तिनिष्ठ हृदय से करते आते 
हैं। इससे अधिक निमश्चयात्मक रूप से इस मत के आविर्भाव के 
विषय सें कुछ नहीं कहा जा सकता | 


(ग) 
संग्रदाय का अभ्युद्य 


वारकरी संप्रदाय को उत्पत्ति तथा पंढरपुर में श्री विद्वल्ल की 
उपासना तो १३ शतक से अर्थात्‌ ज्ञानदेव महाराज के समय से 
प्राचीन है; इसका निर्शय ऐतिहासिक साधनों द्वारा ऊपर किया 
गया दे। परंतु इस संप्रदाय को व्यवस्थित, सुगठित तथा 
अतिष्ठित करने का श्रेय श्री ज्ञानदेवजी को है। ऋष्णभक्ति के 


प ७६ ु भागवत संप्रदाय 


प्रचार के निमित्त ज्ञानदेव ने अपने श्राता निवृत्तिनाथ तथा सोपान 

देव तथा भगिनी मुक्ताबाई के सहयोग से जो महनीय काये 
संपादित किया उसके कारण आज भी महाराष्ट्र प्रांत में अद्वेतवाद 
के साथ कृष्णभक्ति का मनोरम सामझस्य प्रस्तुत दीखता है। 
प्रसिद्धि है कि इनके पिता विद्ठल्लपंत संन्यासधस में दीक्षित हो 
गये, परंतु अपने गुरू रामानंद स्वासी के वरदान-प्रयुक्त अत्या- 
प्रह से फिर संसार सें प्रवृत्त हुए । इन्हीं की पूर्वोक्त चार संतानें 
हुईं। निवुत्तिनाथ का जन्म सं० १३३० में, ज्ञानेश्वर महाराज का 
सं० १३३२ सें, खोपानदेव का सं० ११३४ में तथा मुक्ताबाईं का 
सं० १३३६ में हुआ था | इन चारों पुरुषों को चतुविध मोक्ष 
अथवा चेतुविंध पुरुषाथ .का ही अवतार सानना न्यायसंगत 

होगा। इन लोगों की गुहूपरपरा नाथ-संप्रदाय के आचार्यां से 
संबद्ध मानी जाती है । गारखताथ के शिष्य गेनीनाथ ने. निवृत्ति 

नाथ को स्वयं ऋष्णमक्ति की दीक्षा दी थी ओर निवृत्ति ने फिर 
अपने दोनों अनुजों तथा भगिनी को स्वयं दीक्षा देकर अध्यात्म- 
मांगे. का पथिक बनाया था। निवृतक्तिनाथ का कथन है"-- 

प्राणियों का उद्धार जो कुछ है वह सब श्रीधर है। वह कम- 
सहित त्रह्म साक्षात्‌ श्री कृष्णमूर्ति है। वह रूप इस भूमंडल पर 
सचमुच प्रांडुरंग रूप है जो पुण्डक्ञीक के निर्घार से यहाँ 
खड़ा ६ | 


निवृत्ति छो शिक्षा में योग के सांथ भक्ति का मंजुल 
मिश्रण था । सनन्‍्यासी की संतान होने के कारण इन चारों को 


१ प्राणिया उद्धार सव हा श्रीधर.। ब्रह्म हैं साचार कृष्णबूर्ती | 
ते रूप भीषर पाण्डुरंग खरे | पुण्डलीक निर्धारे उमे असे || 





महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ५७७ 


ब्राह्मणों के हाथ तिरस्कार ओर अनादर सहना पड़ा था, परंतु 
ज्ञानदेव अलौकिक सहज सिद्ध योगी थे। पेठण के ब्राह्मणों के 
आश्वय की सीमा न रही, जब उन लोगों ने भेसे के मुह से 
जिस पर ज्ञानदेव ने अपना हाथ रख दिया था, ऋक्‌, यज्जु ओ 
साम के मंत्रों को विधिवत्‌ उच्चारित होते सुना । तब इनकी अलो 
किऋता का पता लोगों को चला ओर वे इनऊे वास्तव रूप से 
परिचित हो गये । इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि उस समय के 
यशस्वी योगी चांगदेव को अपनी हार समान कर ज्ञानेश्वर के शरण 
आनी पड़ी । २२ वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीवित समाधि ली 
ओर उसके एक साल के भीतर द्वी इनके भाई तथा बहिन भी: 
एक एक करके इस धराधाम से चल्ते गये । 


इनके ये ग्रथ प्रसिद्ध हैं--( १ ) भावाथदीपिका-गीता की 
नितांत मौलिक ओबी छंद में निबद्ध व्याख्या जो ज्ञानेश्वरी” के 
नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी सुंदर गूढाथ-संपन्न आ्राध्यात्मिक व्याख्या 
की रचना अपने उम्र के १४ वें वष में ही उन्होंने की ( शक 
१२१२)। (२ ) अम्ततानुभव--अध्यात्म के सुंदर उपदेश । 
(३) हश्पिठ ( ७ ) चांगदेव पासष्टी--चांगदव को दिये गये 
उपद्शों का विवरण | (४) योगवासिष्ठ टीका (६) इतर 
अमंग | इन में अभंगों की भाषा अपेक्ताकृत सरत्न है । ज्ञानेश्वरी 
मराठी साहित्य के आरंभिक युग का महनीय पंथ है जिसमें 
कमनीय उपमा तथा रमणीय रूपकों के द्वारा अध्यात्म के तत्त्वों 
का बोधगम्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार २२ 
वर्षों की अल्प आयु में अद्भुत सिद्धि दिखलाने वाले व्यक्ति को 
यदि संत ल्ञोग विष्णु का ग्यारहवाँ अवतार मानते हैं, तो क्या 
आश्चय १ 
2७ 


हि. 


पू ज्टर भागवत संप्रदाय 


(२) नामदेव ज्ञानेश्वर के ही समकालीन थे और अपनी भक्ति- 
भाषना के कारण अपने समय में ही महद्दाराष्ट्र के बाहर भी पयोध्र 
रूप से विख्यात हो चुके थे । इनके पिता का नाम दामा सेठ था। 
ओर, इनकी परंपरा से दर्जी की वृत्ति थी | अधिकतर पर्ढूरपुर 
में ही विठोबवा की उपासना करते हुए दिन बिताते थे। इनका 
परिवार भी बड़ा लंबा चोड़ा था परंतु गृह में आसक्ति इनकी 
'कभी नहीं हुई । पण्ढरपुर में ही ज्ञानदेव के साथ इनका मिलन 
हुआ ओर दोनों में खूब गाढ़ी मेत्री हुई । ज्ञानदेव की समाधि 
के अनंतर नामदेव तीथयातन्रा के लिये उत्तर भारत में आये 
ओर मथुरा वृंदावन में भगवान्‌ श्री कृष्ण के लोला-स्थलों का 
दर्शन कर ये पंजाब की ओर निकल गये ओर पंजाब में इन्होंने 
भगवजन्नाम का खूब प्रचार किया । गुरु श्रथ साहब में इनके ६० 
से भी अधिक पद में संग्रहीत मिलते हैं। महाराष्ट्र में इनके 
मनोहर अभंग जैसे सवत्र प्रिय हुये उसी प्रकार पंजाब में भी 
उनकी मधुर वानियाँ गायी जाने ज्ञर्गी । 


नामदेव ने मरी हुयी गाय को जिल्ाया था इस प्रसद्ग का 
बड़ा सुंदर वर्णन ग्रंथ-साहब में उपत्तब्ध होता है; | नामदेव १८. 
वष तक पंजाब में रहे ओर पीछे पण्ढरपुर लौट आये और 
यहीं विट्न्ल मंदिर के द्वार की सीढ़ी पर अस्सी वर्ष की 
दीघे उम्र में इन्होंने सं० १४०७ वि० ( १३४० ई० ) में अपना 
शरीर त्यागा। नामदेव के पदों से उनके हृदय की शुद्धता, दीनता, 
आत्मसमपंण की भावना भल्ती भाँति प्रकट होती है। इन्होंने 
भक्ति के राज्य में जाति पांति का कोई भी बंधन नहीं माना। 
सगुण भक्ति के साथ साथ निगुण भक्ति के आद्य प्रवतेक द्ोने 
का श्रय नामदेव को ही दिया जाता है। इस विषय में इनकी 


मदाराष्ट्र का वैष्ण॒व पंथ भू ७६ 


तुलना कबीरदास जी के साथ की जा सकती है। कबीर की 
बानियों के समान ही नामदेव के अभंग महाराष्ट्र जनता में भक्ति 
तथा ज्ञान के प्रचारक हैं. तथा दम्भ ओर बनावटी धार्मिक आउडं- 
बर के कट्टर विरोधी हैं। इन्होंने हिंदी में भी विशेष कविता 
की है । नाभादास जी ने इनके अलोकिक चरित्र का वर्णन इन 
छप्पय में किया है-- 


बाल दसा बिद्वल्ल पान जाके पय पीयो 
स्तक गऊ। जिवाय परचो असुरनि को दीयो 
सेज सलिल ते काढि पहिले जेसी ही होती 
देवल उलठो देखि सकुचि रहे सबहि सोती 
पंढरिनाथ कृति अनुगत्यो छानि सुकर छाई दासकी 
नामदेव पतिज्ञा निबही ज्यों त्रोता नरहरिदास की || 


ज्ञानेधर-नामदेव का युग महाराष्ट्र के भागवत संप्रदाय के 
इतिहास में स्वर्शयुग माना जाता है। इस युग में समग्र प्रदेश 
उद्यात्त भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। भक्ति का व्यापक 
प्रभाव समाज के निम्नतम स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक सर्वत्र 
जा गरूक हो रहा था। जिस प्रकार ब्राह्मण-कुज्ष में भगवदू-भक्तों 
का जन्म हुआ उसी श्रकार महार जेसे कुल में भी भक्ति से 
समुज्ज्बल् दिव्य आत्माओं का आविभाव सम्पन्न हुआ। पुरुषों 
में ही नहीं, प्रत्युत ख्ली जाति में भी भक्त आत्माओं का प्रादुर्भाव 
हुआ । प्रतीत होता था कि भक्ति के इस उत्थान-काल में भगवान्‌ 
ने अपनी विभूतियों का वितरण समाज के हित साधन के लिए 
समभाव से कर रखा है। विस्ोवा खेचर जैसे योगी, गोरा 
कुम्हार, सांचता माली, चोखा मेला ( महार ), सेना नाई, नरहरि 


पूट० भागवत संप्रदाय 


सोनार जैसे ब्राह्मगेतर संत, जनाबाई जैसी भक्त दासी, कान्हू- 
पात्रा जैसी वेश्या, सखूबाई जैसी साध्वी का अभ्युदय तथा 
पवित्र चरित्र किसी भी आल्लोचक को इस निष्कष पर पहुँचाये 
बिना नहीं रह सकता कि इस युग के महाराष्ट्र के वातावरण में 
ही भगवान की दिव्यकला भक्ति के रूप में सबंत्र द्योतित 
हो रही थी । 


एकनाथ 


इस युग के लगभग सौ वष के अनंतर महाराष्ट्र भागवत 
धर्म के ऊपर अपनी दिव्य पताका फहरानेबाले भक्तराज 
श्री एकनाथ महाराज का उदय हुआ । इनका जन्म सं० १४६० . 
वि० ( १५३३ ई० ) के आसपास हुआ था। मूलनक्षत्र में जन्म 
लेने के कारण इनके माता-पिता जनमते ही मर गये। 


इनका जन्म एक उदत्त वष्णव ब्राह्मण कुल में हुआ था 
जहाँ विट्ठज्ञ भक्ति की परंपरा जागरूक रूप से विद्यमान थी। 
इनके प्रपितामह भाजुदास अपने समय के एक बड़े भारी वेष्णुव 
संत थे। इन्हों ने विद्ल्ल ज्ञी की मूर्ति का पुनरुद्धार कर वारकरी 
भक्तों के साथ बड़ा भारी उपकार किया था। कहा जाता है कि _ 
विजयनगर के विख्यात महाराज क्ष्णराय एक बार विद्दल् के 
दशन से इतने प्रभावित हुए कि वे इस मूर्ति को अपनी राजधानी 
अनागोंदी ले गये और वहीं राजसी वेभव के साथ रखा | 
इधर वारकरी भक्तों को बिना बिद्ठक्न के पंढरपुर का मंदिर सूना 
लगता था । भानुदासजी ने अपनी भक्ति के प्रभाव से कृष्णराय 
को अनुकूल बनाया और ये मूर्ति को पुनः पंढरपुर ला कर भक्तों, 
के विपुल यश के भाजन बने। अतः इन्हीं मानुदास के प्रपौत्र 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ कष्ट 


एकनाथ जी के हृदय में भक्ति की तीत्र भावना के उदय द्वोने से 
हमें आशम्थय नहीं होता । 

किसी आकाशवाणी को झुनकर ये देवगढ़ के निवासी 
जनादंन स्वामी को अपना गुरु बनाने के लिए सं० १६०२ में 
पहुँचे । जनादन स्वामी उस समय शुरू दत्तान्नय के बड़े भारी 
उपासक थे और सिद्ध पुरुष माने जाते थे। इन्हीं के संपक में 
आकर एकनाथ ने मंत्र दीक्षा ली और घोर तपस्या की | तपस्या 
में सिद्धि लाभ कर इन्होंने भारत के तीथों की यात्रा की | तदनतर 
ये अपने जन्म-स्थान पेठन लौट आये ओर गुरु की आंज्ना से 
गृहस्थ आश्रम में दीक्षित हुये । ग्ृहस्थ के जीवन को परोपकार 
के निमित्त बिताना, साधु संतों की सेवा, भगवान्‌ की पूजा अर्चा, 
भागवत तथा ज्वानेश्वरी जैसे धर्म ग्रथों का प्रवचन-इनके नित्य 
की दिनचर्या थी। ये क्षमा, त्याग, दया तथा संतोष के जीवित 
मूर्ति थे। इनके विषय में नाना प्रकार की अलौकिक घटनाय 
सुदी जाती है । इनका सर्वत्र छ् ग्रथ भागवत एकादश स्कंघ की 
अति विस्तृत छंदोमयी व्याख्या जो भक्तों में 'नाथभागवत” के 
नाम से प्रसिद्ध है । भगवद्धक्ति के विशद विवेचन तथा भगवान्‌ 
की अलौकिक लीलाओं के वणणन में "नाथ भागवत” मराठी 
साहित्य में एक अद्वितीय ग्रंथरत्न है जिसकी प्रभा आज उतनी हो 
शीतत्न तथा अम्लान है जिस प्रकार वह उस युग में थी । इसके 
अतिरिक्त रक्मिणी स्वयंचर' तथा भावषाथ रामायण? इनके मान्य 
तथा मौलिक ग्रथ हैं जिनमें अध्यात्म पन्ष में अद्वेत तथा भक्ति 
का मनारम विवेचन बड़ी ही सुबोध भाषा तथा चित्ताकषक शैली 
में किया गया हैं। इस प्रकार आदशे भक्त का जीवन बिताकर 
सें० १६४६ ( १६०० इ०) में एकनाथ ने गोदावरी के तट पर 
अपना शरीर छोड़ा | 


पू८२ भागवत संप्रदाय 


तुकाराम 


तुकाराम--बारकरी संप्रदाय को अपने अभंगों के द्वारा 
लोकप्रिय बनाने का समस्त श्रय श्री तुकाराम मद्दाराज को है 
जिनका जन्‍म एकनाथ को मृत्यु के ग्यारहर्व साल पृनाप्रांत के 
देह नामक ग्राम में भगवदू-भमकक्‍तों के एक पवित्र कुल में सं० १६६५ 
वि० में हुआ | इनके माता पिता का नाम था--कनकाबाई और 
बोलोजी ! क्ड़कपन में ही इनकी दो शादियाँ कर दी गयी थीं। 
इनके दो भाई ओर भी थे, पिता ने बड़े भाई के ऊपर अपने 
व्यापार की देखरेख का भार रखा, पर उनकी असावधानी से 
सारा व्यापार चौपट हो गया। तुकाराम को इसके कारण से 
बहुत ही कष्ट मेलने पड़े । पारिवारिक प्रपंचोंकी आग में तुकाराम 
का वेराग्य-कंचन खरा उत्तरा । ग्ृहस्थी से मुंख मोड़कर इन्होंने 
भगवान से नाता जोड़ा। नाथ-भागवत का पारायण 
करते ओर भगवान्‌ के नामस्मरण में अपना दिन बिताते | भक्ति 
की प्रखरता के कारण इनके मुख से अमंगों की धारा लगातार 
बहती । धार्मिक जगत्‌ में इनके प्रभाव को देखकर रामेश्वर भट् 
नामक ब्राह्मण इनसे बहुत ही दष करने लगा और उसकी आज्ञा . 
से तुकाराम ने अपने अभंगों की पुस्तक को इंद्रायणी के दृह में 
डुबा दिया । परंतु भगवतक़ृपा से वह पुस्तक डूबने से बच गई । 
तुकाराम को पांडुरंग भगवान्‌ का दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुआ 
ओर इनके ढ्ंषी रामेश्वर भट्ट भी उनकी शरण में आए। ये शुद्र 
जाति के थे ओर ब्राह्मणों को साक्षात्‌ देवता समझकर प्रणाम 
किया करते थे। छत्रपति शिवाजी भी इनके नितांत भक्त अनु- 
गामी थे । शिवाजी इन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे। परंतु 
इन्होंने ही शिवाजी को रामदास स्वामी से मंत्र दीक्षा लेने का 


महाराष्ट्र का वैष्ण॒व पंथ भू ३ 


उपदेश दिया। सं० १७०६ वि० [ १६५० ई० ] में देहावसान हो 
गया। तुकाराम के अभंग मराठी साहित्य के रत्न हैं. तथा भक्त 
जनों के जीवनाधायक और स्फूर्तिदायक संबल हैं । 


प्रसिद्ध संत 

संतनाम काल : शक समाधिस्थान 
निवृत्तिताथ ११६४-१२५१६  वध्यंवकेश्वर 
ज्ञानेश्वर महाराज ११६७-१२१८ आलंदी 
सोपानदेव ११६६-१२१८ सासवड 

मुक्ताबाई « «»« १२०१-१२१६ एदलाबाद 
विसोबा खेचर <. १२३१ 

नामदेव « « ११६२-१२७२ पंढरपुर 

गोरा कुंभार « « ११८६-१२३६ तेर 

सावता सान्नी « १२१७ अरणसेंडी 

नरहरी खोनार . « १२३५ पंढरपुर 

चोखा मेला «- : १२६०. पंढरपुर क्‍ 
जगमित्र नागा « १२४५२ परली ( बेजनाथ ) 
कूमंदास न १२४३ लझञझल 

जनाबाई पा ३ पंढरपुर 

चांगदेव जि १२९२७ पुणतांबे 

भानुदास «- - १३७०. पेठण 

एकनाथ «,. » १४७०-१४२१  पेठण 
*रापत चेतेरेंये! ४. #. असल ढक 3 मार लि कर ल३+ 9८ कप 
केशव चेतन्‍्य .. « १३१६३ गुल्नवर्गी 


अैप्य४ड 


निल्नोबा राय 
शंकर स्वामी 
मल्ल्ाप्पा 
मुकु द राज 
न्होपात्रा 
जोगा परनंद 


भागवत संप्रदाय 


स पिंपलनेर 
४-3 शिरूर 
आलंदी 
आंब 
हे पंढरपुर 
बार्शी* 


ये सब संत महात्मा कृष्णभक्ति के प्रसारक हुए। इन में 
बड़ा-छहोटा कहना अपराध है। फिर भी इन. में से चार 
महात्माओं ने कष्ण-भक्ति के देवालय को महाराष्ट्र में बनाया 
झोर सजाया। पंथ की उत्पत्ति का पता नहीं, परंतु ज्ञानदेव 
महाराज ने इस संदिर का पाया 'ज्ञानेश्वरी? के द्वारा खड़ा किया; 
नामदेव ने अपने भजनों से इस का विस्तार किया; एकनाथ 
महाराज ने अपने भागवत?” की पताका फहराई और तुकाराम 
महाराज ने अपने अभंगों की रचना कर इस्र के ऊपर कलश 
स्थापन किया। तुकाराम की शिष्या बहिणाबाई ने अपने 


[#.] 


निम्नलिखित अभभंगों में इसी बात को कितने सरल शब्दों में 


कहा है-- 





संत कृपा झाली। 
इमारत फला शआली ||१॥ 
ज्ञानदेवे रचिला पाया। 
रचियेलें.. देवालया ॥२॥ 
नामा तया चा किंकर । 
तेणें केला हा विस्तार ॥३॥ 





१ यह सूची प्रोफेसर शंकर वामन दांडेकर के लेख € 'महाराष्ट्रीय 
ज्ञानकोशके भाग २०, प्रृ० १७६ ) से यहां उद्धृत को गई है । 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ पद 


अनादन.. एकनाथ । 
ध्वज उभारिल्रा भागवत ॥४॥ 
भंजन करा खावकाश । 
तुका काला से कलश |॥५॥ 


वारकरी मत के चार उपसम्प्रदाय 


वारकरी मत के चार संप्रदाय माने जाते हैं । -- 


(१) चेतन्य, (२) स्वरूप, (३) आनंद, (४७) 
प्रकाश । 


( १ ) चैतन्य--इस संप्रदाय के दो भेद हैं। पहले में राम 
कृष्ण हरि! यह ६ अक्षरों का मंत्र मान्य है तथा दूसरे में “डे 
नमो भगवते वासुद्ेवाय' यह द्वादशाक्षर मंत्र मान्य है। श्री निलो- 
बाराय के अनुसार प्रथम चैतन्य मत के आदि प्रवरतक श्री महा- 
विष्णु हैं जिन्होंने हंसरूप धारण करने वाल्लि ब्रह्मा को चतु/छोकी 
भागवत का उपदेश दिया | ब्रह्मा ने नारद जी को और उन्‍होंने 
व्यासज्ञी को इस मत का उपदेश दिया | व्यास जी ने कृपा कर के 
. राघव चैतन्य नामक संत को इस मत में दीक्षित किया जिसकी 
समाधि कल्याण गुल्नवर्गा के पाख आज भी विद्यमान है। इनके 
शिष्य हुए केशव चेतन्‍्य ओर आगे चत्नकर तुकाराम ने इस 
चैतन्य मत की शाखा को अपने डउपदशों से लोकप्रिय तथा 
व्यापक बनाया । चेतन्य-सत के दूसरे उप-संगप्रदाय की गुरु परंपरा 
इस प्रकार है-- 


१ द्रष्व्य-महाराष्ट्रीय शान-कोश भाग २०, पुृ० १७०--७१ 


पष्य६ मागवत संप्रदाय 
आदिनाथ 
मच्छिन्द्रनाथ 
गोरखनाथ 
गहिनी नाथ 
निवृक्तिनाथ 


ज्ञानेश्वर 


यही गुरु-परंपरा ज्ञानदेव ने अपनी ज्ञानेश्वरी के अंत में 
दी है जिससे स्पष्ट है कि ज्ञानेश्वर महाराज इसी चेतन्य शाखा 
के अंतगंत थे। आजकल बहुत से बारकरी संप्रदाय चेतन्य मत 
के ही अंतर्गत हैं । 


(२ ) स्वरूप सम्प्रदाय--इस संप्रदाय का मान्य मंत्र यह 
त्रयोदशाक्षर मंत्र है--श्रीराम जय राम जय जय राम । इसमें 
भी दो उपसंप्रदाय हैं--( १) रामानुजी जो अपने माथे पर 
लाल रंग का तित्ञषक त्गाते हैं । तथा ( २) रामानन्दी जो अपने . 
साथे पर सफेद रंग का तित्षक लगाते हैं। रामदासी लोगों का 
समावेश इसी द्वितीय रामानन्दी मत के अंतगंत है | 


(३ ) आनन्द सम्प्रदाय--इस संप्रदाय का मत्तमंत्र राम 
अथवा श्री राम है। इसके अंतग्गंत नारद, वालमी कि, रामानंद, 
कबीर सेनानायी आदि भक्त माने जाते हें 


( ४) प्रकाश सम्प्रदाय -इसका मंत्र है--नमो नारायण। 
इस संप्रदाय के अनुसार इसके मूल पुरुष निगु ण त्रह्म से उत्पन्न 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ पूद७ 


होनेवाले तारायण ही हैं। उनके बाद की शिष्य परंपरा इस 
प्रकार है :-- 

आदिनारायण-- > ब्रह्मा--> अगब्रि--> दत्तात्रेय--> 
(१) सहस्राजु न (२) यदु (३ ) जनादेन-- > एकनाथ । 


(घ) 
मत के सिद्धांत क्‍ 


(१ ) बिदुल--वारकरी मत में सर्वेश्रष्ठ देवता पंढरीनाथ 
हैं जो बालकृष्ण के ही रूप हैं। इस प्रकार यह ऋष्णोपासक 
संप्रदाय है, तथापि यह राम का भी उसी प्रकार एकनिछ 
उपासक है। यह राम-ऋष्ण दोनों को दुजनों के संहार करते 
के लिए भगवान्‌ का अवतार मानता है। इप्र संप्रदाय में हरि 
ओर हर, विष्णु ओर शंकर दोनों का ऐक्यभाव माना जाता 
है । इसका निद्शन रवयं विद्ठलनाथ की मूर्ति है जिसके सिर के 
ऊपर महादेव बैठे हैं।* इसी लिए एकादशी के साथ सोमवार 
ब्रत तथा शिवरात्रि का त्रत समभावेन मान्य है। तात्पय यह 
' है कि इस संप्रदाय में दक्षिण भारत के शेवों और वेष्णावों के 





१ रूप पाइतां डोलसूं।| सुंदर पाहतां गोपवेषु ॥ 
महिमा वशितां महेशू। जेण मस्तकीं वंदिला ॥ 
“-श्री ज्ञानेश्वर अमंग 


तुका म्णे भक्ति साठीं हरिहर। 
हरिहरा भेद नाहीं। नका करूं वाद ॥। 
>-तुकाराम 


'पूट्ट भागवत संप्रदाय 


बीच प्राय: चलने वाले संघ का कहीं नाम निशान भी ईनहीं है। 
कष्णोपासक होने पर भी शिव को पूण मान्यता प्रदान करने का 
एक ऐतिहासिक हेंतु भी है। ज्ञानदेव महाराज जो इस संप्रदाय 
के आदिकालीन प्रतिष्ठापक थे स्वयं नाथ-संप्रदाय में दीक्षित थे 
ओर नाथ-संप्रदाय के आदि आचाय श्री शंकर ही हैं जो “आदि 
नाथ” के नाम से यहाँ विख्यात हैं । इस प्रकार वारकरी संप्रदाय 
धार्मिक मामलों में सदा अति उदार तथा समन्वयवादी रहा है | 


(२) भक्ति तथा अद्वेत ज्ञान--इसकी समनन्‍वयवादी 
प्रवृत्ति का दुसरा उदाहरण है. अद्वेत ज्ञान तथा मक्ति का 
का पूर्ण सामझस्‍्य | बारकरी-पन्‍्थ आदिसे लेकर अंत तक भक्ति- 
प्रधान है, परंतु उपनिषदों का 'एकसमेवाद्वितीय ब्रह्म! 'नेह नाना- 
सिति किंचन', आदि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित अद्वत ब्रह्म में 
भी इसके संतों की पूर्ण आस्था है। तुकाराम का स्पष्ट कथन है 
कि श्रीहरि सबज्ञ व्यापक हैं | वह संसार के प्रत्येक जीवों के बीच 
विद्यमान है। यह जगत्‌ विष्णुमय है, वष्णवों का यही घ्म है । 
हरि के विषय में भेदाभेद मानना अमंगलकारक अ्रम है" । बिना 
अद्व त की सिद्धि हुए शुद्ध भक्ति की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । 
संतों का कद्दना है कि स्वयं ब्रह्म पहले बनो, तब संसार की एक- - 

निष्ठा से सेवा करो* । तथ्य यह है कि यह पंथ निष्काम कम 


न भभभ भभमाअमााम१ै/मंारंंं॥४३७७७७७७७७४७७७७॥/७//एेशशआआ४७४७॥७७ए/७७॥७७/७७७७७७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥//॥///॥/॥॥/७-७८७८श#श#/शएशएएशड 


१, हरी व्यापक सवगत हा तंव मुख्यत्वे वेदान्त | 
विष्णुमय जग वैेष्णवांचा धर्म । 
भेदामेद भ्रम अमंगल ॥ तुकाराम 
' २, आपणचि होऊनि ब्रह्म । सारिजे कृत्याकृत्याच काम ॥ 
मय कीजे का निःसीम । सेवा अयाची ॥ 
“-तुकाराम 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ पध्६ 


की शिक्षा सबतोभावेन देता है । यह पूण प्रवृत्ति-मार्गी है। यह 
संन्यास वृत्ति का कभी उपदेश नहीं करता। एकनाथ महाराज 
ने इस विषय में स्पष्ट ही कहा है कि स्वय॑ ब्रह्मज्ञान पाकर जो 
संसार बधन से मुक्त हो जाता है परतु दीनों का डद्धार नहीं 
करता, अपने उपदेश तथा शिक्षा से भवताप से संतप्त मानवों 
का कल्याण साधन नहीं करता, उसका जीवन एकदम व्यथ 
है। | अतः संतों को ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर ब्रह्महप बनकर जगत्‌ में 
प्राणियों के भीतर अंतयौसी रूप से विद्यमान ब्रह्म की सेवा करनी 
चाहिए। इस विषय का बड़ा रोचक तथा सयुक्तिक वर्णन श्री 
ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। उन्‍होंने अमृतानुभव' में एक 
बड़ा ही सुंदर दृष्टांत इस सामव्ग्जस्य की तुलना के लिए दिया है। 
वे कहते हैं कि “यदि एक ही पवत को काटकर उसकी गुफा के 
भीतर देवता, देवालय तथा भक्त-परिवार का निर्माण एक 
साथ किया जा सकता है, तो अद्व त भात्र के साथ भक्ति क्‍यों 
नहीं संभव है ?* ।” ज्ञानेश्वरी में वे इस तथ्य को आत्मानुभव 
का उदाहरण मानते हें जो शब्दों के द्वारा ठीक ठीक प्रकट नहीं 
किया जा सकता । साढ़े पंद्रह के सोने में अर्थात्‌ खरे सोने में 
खरा चोखा सोना मिलना देने पर ही उत्तम सुबण तैयार होता है, 
उसी प्रकार मद्गप होने पर ही मद्भक्ति उत्पन्न होती है। यदि 


१ पावोनिया ब्रह्मशान | स्वयं. तरत्ना आपण ॥ 
न करीच दीनोद्धरण । तें मंडणपण ज्ञात्यान ॥ 
“नाथ भागवत 
१ देव देऊल परिवार | कीजे कोरूनि डॉगरू 
तैसा मक्तीचा वेव्हारू। कां न ह्ावा ? ॥४१॥ 
“-अमृतानुभव 


6 ० भागवत संप्रदाय 


गंगा समुद्र से भिन्न होती, तो उसके साथ मित्ञकर वह एकाकार 
कैसे बत जाती? ? इसी प्रकार भगवानूका भकत भगवान्‌ को अद्वत 
रीति से जानकर ही उनका सच्चा भक्त बन जाता है। नामदेव ने 
इस संप्रदाय की महती विशिष्टता अद्वेत ज्ञान के साथ भक्ति 
का मृंदुल सामञ्जस्य बतक्लायी है । इन भक्तों की पूर्ण निष्ठा थी 
कि उपनिषिदों का परत्रह्म द्वी विद्ुल्ल के रूप में प्रकट हुआ है । 
ज्ञान के साथ भक्ति का योग हो जाने से इनकी वाणी में अतीव 
मृदुता ओर मधुरता आ गई है। इनका विश्वास था कि 
निगु ण त्रह्म ही नाम-रूप को अद्दश कर भक्तों की मंगल-कामना 
के निमित्त इंद्रियगझ्य बन गया है। नामदेव ने अनेक अभंगों 
के द्वारा ब्रह्मरख तथा भक्तिरस के ऐक्य का प्रतिपादन किया है । 
नामदेंब भगवान्‌ को लक्ष्य कर पुकार रहे हैं कि भगवन्‌, जल्दी 
आइए, पुकारते पुकारते गला सूख गया, शरीर पुल्नकित हो गया 
तथा अश्रु धाराओं से प्रथिवी भींग गईं। हे दीनदयालु, आने 
में इतनी देर क्‍यों कर रहे हो ? किसी भक्त के यहाँ तो नहीं 
फंस गये ? 
यच॒ढा वेल का ल्ाविला। कोण्या भक्ताने गोविला? 
रूडकरि येई गा विद्वला | कंठड आखलवितां सोकला । 
'ामाः गहिचर दाटला। पूर धरणिये लोटला ॥ 
(३) भगवद्गुप--इस पंथ को भगवान्‌ के दोनों रूप-सगुण 





१ साडे पंघरा मिसल्ावं। तें साडे पंघरचि हो आये 
तेविं मी जालिया संभवे | भक्ति माककी ॥५६७॥ 
हां गा सिंधूसि आनी होती । तरि गंगा कैसेनि मिल्नती 
रूणोनि मी न होता भक्ती। अन्बयो आहे ॥|४६८॥ 
“-शानेश्वरी, अ० १५ 


मद्दाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ५६१ 


सथा निगु ण-मान्‍्य हैं। पूर्ण सशुशोपासक होने पर यह 
परमात्मा को व्यापक एवं निशु ण-निराकार भी मानता है तथा 
इस निराकार ब्रह्म की प्राप्ति का साधन खशुणोपासना, नाोम- 
स्मरण तथा भजन है। वारकरी संतों ने ज्ञान तथा भक्ति के 
परस्पर सहयोग तथा मेन्नीसभाव पर विशेष आग्रह रखा है । एक- 
नाथ मदह्दाराज ने भक्ति तथा ज्ञान के परस्पर संबंध को सूचना 
बड़े ही रोचक उदाहरणों के सहारे दी दै। वे भक्ति को मूत्र, 
ज्ञान को फल, तथा वेराग्य को फूल बतलाते हैं। जिस प्रकार 
बिना मृत्ष के फल उत्पन्त नहीं हो सकता और बिना फूल के 
फल असंभव है, उसी प्रकार बिना भक्ति और वराग्य के ज्ञान 
का उदय हो नहीं सकता | भक्ति के उदर से ज्ञान उत्पन्न होता 
है । भक्ति ने ही ज्ञान को उसका गौरव श्रदान किया है। अतः 
दोनों का मच्जुल समन्वय द्वी साधक के लिए अवश्यमेव संपाद- 
नीय व्यापार होता ढे-- 
भक्ती चे उदरीं जन्मले ज्ञान | 
भक्ती ने ज्ञानासी दिधलें महिमान ॥ 
भक्ति तें मूठ ज्ञान ते फल । 
चैराग्य केवल तेथीं चे फूल ॥ 


/ः 
पर 


ये लोग गीता में प्रतिपादित 'स्वघम? के तथ्य पर पूर्ण आम्रह 
रखते हैं | जो मनुष्य मानव-समाज के जिस वर्ण में जिस स्थान 
पर वर्तमान है उसका यह नियमित धर्म है कि वह अपने नियत 
कार्यों का पूर्ण अनुष्ठान करे । अपना काम छोड़ दूसरे के काम 
को, वह कितना भी सुंदर क्‍यों न हो, कभी न ग्रहण करे । भग- 
वान्‌ के प्रति पूर्ण अनुराग के साथ उनके नाम का कीतेन नथा 
भजन करना ही भक्ति का मुख्य साधन है। 


पड भागवत संप्रदाय 


(७) राम ओर कृष्ण--राम तथा कृष्ण को समभावेन् 
भगवान्‌ का अवतार मानना इस पंथ को सबंधा मान्य है। 
उत्तर भारत में दोनों को प्रधान इष्ट देवता मानकर भिन्न भिन्न 
संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है, परंतु महाराष्ट्र इस विषय में अपना 
वेशिष्य्य प्रथक रखता है। नाथ भागवत! में कृष्णलीला का 
गायन करने वाले एकनाथ जी ने भावाथ रामायण? में राम की 
मधुर लीला का कीतेन किया है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा 
है--“जेैसे बीज ही वृक्ष हुआ, सुबर्यण ही अलंकार बना, वेसे ही 
निर्विकार श्रीराम हा साकार हुए। सुनो, मेरा पागल प्रेम ऐसा 
है कि सुंदरश्याम श्रीराम ही हमारे अद्वितीय ब्रह्म हैं; और कुछ 
मुझे मालूम नहीं। राम के बिना जो बह्म-ज्ञान है, हनुमान जी 
गरज कर कहते हैं कि उसकी हमें जरूरत नहीं। हमारा ब्रह्म 
तो श्रीराम हे”। 


निष्कष यह है कि वारकरी पंथ में समन्वय का साम्राज्य 
है। जिस प्रकार राम ओर कृष्ण में, शिव तथा विद्ठत्न में, इनकी 
समान आदर बुद्धि है, उसी प्रकार अद्व त ज्ञान तथा भक्त में 
भी यह पूर्ण सामरस्य का पोषक है । 


( ५ ) संत तथा प्रथ--वारकरी छंप्रदाय में अपने अनेक 
सिद्ध महात्मा हुए जिनमें चार मुख्य हें--ज्ञानेश्वर, नामदेव, एक 
नाथ तथा तुकाराम। इनके अतिरिक्त अन्य महात्माओं ने 
अपनी वाणी तथा शिक्षा से भगवान्‌ की भक्ति-ताम कीतनन्का 
प्रचुर प्रचार किया । पंथ के मान्य ग्रंथों में गीता तथा भागवत 
ही मुख्य हैं ओर इनकी व्याख्या ज्ञानेश्वरी तथा नाथ-भागवत 
भी उसी प्रकार आदरणीय हैं। तुकाराम के अभंग भी इस 
पंथ को लोकप्रिय बनाने मैं तथा भजन कीतेन को जनधर्म बनाने 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ५६३ 


में विशेष कतकाय होने से विशेष मान्य हैं । जिस प्रकार ब्राह्मण 
को अहरहः संध्यामुपासीत”ः का, संध्यावंदन का, नियस है, 
उसी प्रकार प्रत्येक वारकरी को ज्ञानेश्वर कृत हरिपाठ? का 
नित्य पाठ करना आवश्यक नियम है। इस संप्रदाय के संत 
ज्ञानेश्वरी तथा नाथभागबत की कथा भावुक जनता के सामने 
बड़े प्रम तथा उत्साह से करते हैं। वे अपने कीतनों में अपने 
ही संप्रदाय की संत बाणी को प्रमाणकोटि से उद्ध्बत किया करते 
हैं। कुछ आलोचक इसे उन लोगों की संकोर्ण मनोबृत्ति का' 
सूचक मानते हैं, परंतु: वसस्‍्तुतः इसमें आत्मरक्षण की भावना 
दी बलवत्तर है। यदि उनके वचनों का छद्धरण तथा उनकी 
बातों का शिक्षण जनता में न होगा, तो बहुत संभव हे कि इन 
संतों की बानियाँ धीरे धीरे जनता से दूर जाकर लुप्प्राय हों 
जाँय। इसी लिए वारकरी कीतंनकारों का यह ढंग किसी प्रकार 
आक्षिप-योग्य नहीं है । 


(छ) 
वारकरी पंथ का आचार 


(१) स्वधर्म पालन--यह पथ पूणतया वेदिक है तथा 
वर्णाश्रमघम में पूरा श्रद्धालु है। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने 
वरणु तथा आश्रम के अनुकूल धरम का आचरण करना नितांत 
आवश्यक है | परंतु इस भीषण कलिकाल में भक्ति से बढ़कर 
कोई अन्य साधन सुगम तथा सरल नहीं है। भक्ति के नौ 
प्रकार पंथ को मान्य है, परंतु उनमें भी नाम-स्मरण तथा कीतेन 
को विशेष महत्त्व दिया गया है । 

ड्ष्र 





पू९ ९ भागवत संप्रदाय 


(२) एकादशी त्रत--एकादशी को त्रत रखकर भगवान 
का स्मरण तथा कीतेन करने का विधान प्रत्येक वारकरी को 
है। नामदेव के समय से लेकर कार्तिक तथा आषाढ़ की शुक्त्रा 
'एकादशी को विट्ठज्ल जी की यात्रा सामूहिक रूप में करना 
भक्तों का मुख्य कतेव्य है|" कुछ भक्त माघ तथा चेत्र मास की 
शुल्का एकादशी को वारी करते हें । कार्तिकी एकादशी की 
वारी की माहेमा तब बढ़ी जब भानुदास पठणकर अनागोंदी से 
ऋष्णराय को अनुकूल बनाकर विट्ठल्न की मूर्ति पुनः पंढरपुर 
लाने में समथ हुए । इसके अतिरिक्त संतों के समाधि स्थत्ञों 
की भी पवित्रता मान्य होने से उन्नकी भी यात्रा का प्रचलन पंथ 
में है। नामदेव के समय से कारतिक की कृष्ण एकादशी को 
ज्ञानेश्वर महागज के जन्मस्थान 'आलंदी” की यात्रा प्रचल्रित 

ई ओर इसी के समान अन्य वारकरी संतों के समाधिस्थत्न भी 
तीथ के समान पूत माने जाते हैं। भक्तों की मंडलियां हैं जो 
उक्त एकादशी को समूह बाँध कर “पुंडरीक वरदे हरि विट्ठल्न” 
का जयघोष करती हुई पंढरपुर पहुँचती है तथा चंद्रभागा में 
स्नान, विद्ुक्ल का दर्शान तथा भगवान्‌ के नाम का कीतेन--राम 
कृष्ण दरि मंत्र का कीतन-करती हैं। देवों की एकादशी शुक्तपत्त 
की होती तथा संतों को एकादशी ऋष्णपक्ष की अर्थात्‌ उन्हीं 
तिथियों को देवों तथा संतों के स्थानों की यात्रा संपन्न की जाती 
है। गले में तुलसी की माला, माथे पर गोपी चंदन का तित्नक, 
हाथ में बाँस के टुकड़े में बंधी भगवावस्थ की पताका, मुख में 


१ शआपषाद़ी कातिक विसरूँ नका मज | 
सांगतसे गुज पाण्डरंग ॥ 
न्‍््ण्नामदेव 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ प६५ 


रामकृष्ण हरि! मन्त्र का जप अथवा 'पुंडरीक वरदा हरिविद्ठल' 
का जयघोष--वारी के लिए यात्रा करने वाले वारकरी की यही 
वेषभूषा दे । 

एकादशी वबत की महिमा का वर्णन इन संतों ने बड़ी निष्ठा 
के साथ किया है। इस वबत का पालन तुकाराम जी ने 
याबज्जीवन किया तथा ज्ञोगों को इसका बाघ कराया। समर्थ 
रामदास स्वामी ने 'हरिपंचक' में कहा है कि जो हरि को पाना 
चाहता है वह हरिदिनी ( एकादशी ) करे । एकादशी बत नहीं 
है, बकुठ का मद्दाप॑थ है-- 


एकादशी नव्हे च्रत । वेंकु ठी चा महापंथ ॥ 


तुकाराम ने बड़े संक्षेप में वारकरी पंथ की शिक्षा का सार 
कहा है-- 


संग सज्ननाचा उच्चार नामाचा 
घोष कीत॑नाचा | अरहर्निशी ॥ 


(३ ) नाम कीतेन--वारकरी संप्रदाय के आचार्यों ने लोक 
. और परलोक दोनों के सुधारने का उपाय जनता के सामने रखा | 
भगवान्‌ की भ्राप्तिका सरत्ञ उपाय सगुण रूप की भक्ति है। भक्ति 
के नाना प्रकारों में नाम-स्मरण तथा कीततेन को सबसे महत्व- 
शाली तथा प्रभावशीत्ञ बतल्ााया गया है। तुकाराम ने स्पष्ट कहा 
है कि हरि का नाम ही बीज ओर हरि का नाम ही फल्न हे | 
साधन ओर साध्य दोनों हरि का नाम ही है। नाम ही सारा 
पुण्य तथा सब कलाओं का सार है । जहाँ हरि के दास 
लोकलाज त्याग कर हरि कोर्तेन तथा नाम स्मरण किया करते 


५४६६ भागवत संप्रदाय 


हैं वहीं सब रस आकर भर जाते हैं। ओर संसार के बांध को 
लांध कर बहने लगते हैं। बेद के नारायण, योगियों के शून्य 
ब्रह्म तथा मुक्त जीवों के परिपूर्णात्मा तुकाराम की टड्डि में 
भोल्ले माले जीवों के लिये सगुण तथा साकार बालकृष्ण हैं-- 


बीज आरि फल हरो चें नाम | सकल पुण्य सकल घर्म ॥ 
सकलां कलांचें हे व्म | निवारी श्रम सकलहीं ॥ 
जेथें हरि कीतन हैं नाम घोष । करिती निलज्ञ हरिचे दास | 
सकल  वोथंवले. रख । तुटती पाश भ्व-बंधाचे ॥ 
५८ 9८ 
वेद पुरुष नारायण | योगियाँचे वह्म शून्य | 
मुक्ता आत्मा परिपृण । तुका' म्हणे सशुणा मोलूया आम्हा | 


(च्‌) 
आप & 3 
सिद्धांत का वशिश्य 


वारकरी पंथ के सिद्धांत का एकत्र प्रतिपादक यह प्रसिद्ध 
अभंग है जिसको तुकाराम ने शिवाजी के पास भेजा था :-- 


शआमही तेणे सुखी म्हाणा विद्वचल विद्वल सुखी । 
कृंठी मिरवा तुलसी घत करा एकादशी | 


अर्थात्‌ विट्ठल के नाम का उच्चारण, कंठ में तुलसी माला का 
धारण आर एकादशी वत का सेवन--ये तीन ही इस पंथ के 
मान्य सिद्धांत हैं। उपास्य देवता श्री विद्वलनाथ हैं; विष्णु के. 
सभी अवतार मान्य हैं परंतु राम-ऋष्ण की मान्यता विशेषरूप से 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ प६ ७ 


श्र न हे की 

अभीश है| भगवान के सगुण तथा निगु ण॒ रूप एक ही हैं । ध्यय 
है अभेद-सक्ति, अद्व त-भक्ति, अथवा मुक्ति के परे की भक्ति। 
अह्व त का घिद्धांत इस संप्रदाय को स्वीकार है, परंतु इस कोशल 
से इस ध्यय को प्राप्त करना उचित है कि अभेद को सिद्ध करके 
भी संसार में प्रम-सुख बढ़ाने के लिये भेद को भी असेद कर 
रखना । इस पंथ में भक्ति ओर ज्ञान दोनों की एकरूपता मानी 
गई है जिसके कंद्रस्थल्न में हैं स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि विह्ठल । 
संप्रदाय का मुख्य मंत्र है--राम कृष्ण हरि | यह सम्प्रदाय चेतन्य 
संप्रदाय के समान युगल उपासना में ऋष्ण के साथ राधा को 
सम्मिलित नहीं करता बल्कि उसके स्थान में रुक्मिणी को 
महत्व देता है । इसका यह सुपरिणाम हुआ कि महाराष्ट्र में ऋष्ण- 
भक्तिका नितांत समुज्ज्वल तथा उदात्त रूप दृष्टिगोचर होता है 
ओर यहाँ उस विकृत रूप का दशन नहीं होता जो उत्तर भारत 
के कतिपय प्रांतों में अग्छीज्ता की कोटि तक पहुंच कर भावुकों 
के चित्त में उद्ध गजनक होता है । 

मद्दाराष्ट्र का यह वेष्णव संप्रदाय नितांत लोकसंग्रद्दी हैं । 
इसकी भाक्ति उस व्यक्ति की भक्ति के समान नहीं हैं, जो एक ओर 
इतना आसक्त हो जाता है किन तो संसारकी ओर वह दृष्टि रखता 
है ओर न संसार उस क जीवन या उपदेश से शिक्षा ग्रहण करता है । 
अध्यात्म तथा व्यवहार-इन दानों की व्यवस्था तथा संतुलन करने 
में जो उपासक संप्रदाय जितना ही समथ है जनता की दृष्टि से 
उसका महत्त्व उतना ही अधिक द्वोता है। चेतन्य तथा वल्लभ संप्रदाय 
की उपासना के ऊपर आलोचक लोग यह दोष लगाया करते हें 
कि उन्होंने भगवान के लोकानुरंजन रूप के प्रति इतना आग्रह 
दिखलाया कि उनका ल्ोकरक्षक तथा लोकसंग्रही रूप जनता 
के नेत्रों से ओम हो गया | यह आरोप अनेक अंश में ठीक है। 


पूह्ट भागवत संप्रदाय 


इन संप्रदायों में बालकृष्ण की उपासना का इतना प्राधान्य हो 
गया कि गीता के उपदेष्टा श्रीकृष्ण की कथा लोगों के कानों तक 
न पहुँच सकी । यह आरोप महाराष्ट्र के भागवत संप्रदाय पर 
कथमपि नहीं किया जा सकता; क्योंकि इसने बालकृष्ण की 
भक्ति के साथ साथ कृष्ण के उपदेशों तथा उनके मंगत्नकारी 
स्वरूप की ओर भी अपना ध्यान दिया है। 


अं क्र 
हि ८2.3 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ पर 


(३) 
रामदासी पंथ 


वारकरी संप्रदाय के साथ ही साथ महाराष्ट्र में रामदासी 
पंथ की भी वेष्णव संप्रदाय के रूप में पर्याप्त प्रसिद्धि है। इसकी 
स्थापना छत्रपति महाराज शिवा जी के गुरु समथ स्वामी राम- 
दास ने की । स्वासी जी अपने समय के महान्‌ विभूति थे, तथा 
उन्होंने शिवा जी को धार्मिक उपदेश देकर महाराष्ट्र प्रदेश में 
राजनीति को धमप्र्वण बनाया था । स्वामी जी की शिक्षा 
तथा उपदेश का ही यह शोभमन परिणाम था कि शिवाजी के 
मन में सनातनधम के ऊपर अबलंबित हिंदूराष्ट्र की स्थापना का 
विचार जागृत हुआ ओर उन्‍्हों ने उस विचार को कायरूप में 
बड़ी योग्यता से परिणत कर दिखाया । संसार के दुःख भ्रपंच से 
घबरा कर निशधृत्ति में दी सुख का माग बतलाने वाले बहुत से 
महात्मा मिलेंगे, परंतु पात्रापात्र का विशद्‌ विचार कर प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति दोनों के यथायोग्य सम्मेलन पर जोर देने वाले संत- 
जन कम द्वी दोखते: हैं। स्वामी रासदास जी इस दूसरे प्रकार 
के महात्माश्रों में अग्रगण्य थे। अतः इस रामदासी सम्प्रदाय 
का मुख्य अंग समाज की ऐहिक तथा पारलोकिक दोनों तरह 
की उन्नति करना है| स्वयं स्वामी जी ने हरिकथा निरूपण, 
राजकारण तथा सावधानीपना को अपने सम्प्रदाय का मुख्य 
लक्षण बतत्ाया है । प्रयत्न, प्रत्यय और प्रबोध--इन्हीं 
तकारादि तीन शब्दों में रामदास के उदात्त जीवन तथा बहुमूल्य 
ग्रथों का सार है! 


६०० भागवत संप्रदाय 
(के) 
रामदास 


स्वोमी रामदास के पिता का नाम सर्याजी पंत तथा माता 
का रेणुकाबाई था। सं० १६६५ वि० चेत शुक्ल नवमी के दिन 
ठीक रामजन्म के समय ईंस महापुरुष का जन्म हुआ । इस प्रकार 
इनका तथा तुकाराम का जन्म एक ही संवत्‌ में होने से ये दोनों 
समकालीन संत रहे । बाल्य-काल का नाम था नारायण । बारह 
वष की अवस्था में विवाह-मण्डप में बर-बधू के बीच अंतःपट 
डाल कर जब ब्राह्मण लोग मंगलाचरण पाठ के अनंतर 'शुभ 
लग्न सावधान! की गंभीर घोषणा करने लगे, तब रामदास जी 
सचमुच ही सावधान द्वोकर वहाँ से ऐसे भागे कि बारह वष तक 
क्षोगों को पता दह्दीन चल्ला छि कहाँ गये | इस बीच में इन्होंने 
कठोर पुरश्चरण किया झोर अपनी तपरया के बल पर भग- 
वान्‌ श्री रामचंद्र का साक्षातूकार किया । भारतवष के समग्र 
तीर्थों का अमण किया । इसी प्रसंग में ये काशी भी पघारे थे। 
बारह वर्ष तक तीर्थ-यात्रा करने के अनंतर इन्होंने सं० १७०१ 
के वशाख सास में कृष्णानदी के तट पर अपना निवास स्थिर 
किया। दूसरे वष से इन्होंने रामनवमी का उत्सव बड़े समा- 
रोह के साथ मनाना आरंभ किया। सँं० १७०६ में ( १६५० ई०) 
चाफल के समीप शिंगणवाड़ी नामक स्थान में रामदास ने 
शिवाजी को शिष्य रूप में ग्रहण किया ओर रामचंद्र के त्रयोद- 
शाद्षर मंत्रका उपदेश किया | सं० १७१२ (१६५६ ई०)में शिवाजी 
महाराज सतारे में थे तब श्री समथ भिक्षा माँगते हुये राजद्वार 
पर पहुँचे। शिवाजी ने इनकी मोली में अपनी समग्र संपत्ति 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ ६० १ 


तथा राज्य को एक पत्र में ज्िखकर डाल दिया तथा स्वयं भी 
उनके साथ मभोली लेकर भिन्नाटन के लिये निकलत्न पड़े | परंतु 
स्वामी जी के समक्काने बुझाने पर शिवाज्ञी ने राज्य का काय 
पुनः संभाज्ञा ओर शासन-काय में तथा अपने जीबन में जो 
निष्ठा, जो दीन-सेवा, जो गो-आाद्यज॒-प्रतिपाज्षन संपन्न कर दिख- 
'ज्ञाया वह भारतीय इतिहास के प्रृष्ठों पर स्वर्णाक्षरोंमें अज्लित दे । 

सं० १७०८ (८-> १६४१ ६०) में स्वामी जी ने पंढरपुरकी यात्रा 
की थी जिसमें उनकी भेंट अपने समय के दूसरे वारकरी भक्त 
श्रीतुकाराम जी के साथ हुई। सं० १७३१ (>१६७४ ई० ) से 
शिवा जी राज्याभिषेक होने पर स्वामी जी के पास सज्जनगढ़ 
में आये तथा ज्ृगभग डेढ़ मद्दीनों तक वहीं निवास किया तथा 
दरिद्रों को. खिल्नाया। इसके पाँच वष बाद सं० १७३६ 
(++ १६६६ ई० ) में दोनों की अंतिम भेंट हुई और इसी समय 
समथ जी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी निकट भविष्य में होने 
वाली मसत्यु की सूचना दी ओर यह घटना अगले बष चेत्र के 
महीने में हुई । स्वामीजी ने राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान 
की मूतियाँ तंजोर से बनवा कर सत्जनगढ़में स्थापित की । शिवा 
जी की मृत्यु के लगभग एक डेढ़ साल बाद सं० १७३१८ माघ 
' बंदी नवमी (८: १६८१ ई० ) को श्रीरामदास जी ने श्रीरामचंद्र 
की मूर्ति के सामने ७३ बष की आयु में महाप्रयाण किया । 


र्वासी जी तथा छुत्रपति शिवाजी के परस्पर प्रथम मिलन 
की घटना कब घटी ? इस जिषय में मराठी इतिहासकारों में 
कुछ मतभेद दृष्टिगोचर होता है। परम्परागत मिल्ञन का 
समय १६४६ ई० माना जाता है, परंतु कतिपय इतिहासचेत्ता 
१६७२ ई० में ही दोनों में प्रथम मित्नन की बात मानते हैं। इस 
विषय में गंभीर आलोचन के अनंठः प्रोफेसर रानांडे साहब 


&०२ मागवत संप्रदाय 


परस्परागत मत को ही ठीक मानने के पक्ष में हैं) | सं० १७३८ 
( सन १६७८ ई० ) में लिखित एक सनद में शिवाजी ने स्वामीजी 
के साथ अपने पूरे संबंध तथा सहयोग का पूर्ण विवरण दिया है 
जिसके अध्ययन से मालूम पढ़ता है कि चाफड़ में राममंदिर की 
प्रतिष्ठा के समय से ही दोनों का संबंध आरंभ होता है। फत्नतः 
मिलन तथा डपदेश की परंपरागत तिथि हो उचित तथा 
इतिहास-सम्मत है। अतः शिवाज्ञी के जीवन में राष्ट्रीय चेतना 
तथा धार्मिक भावना की स्फूर्ति करने में निःसंदेह रवामी रामदास 
जी का द्वाथ रहा है । 


(ख) 


स्वामी रासदासजी का सवश्रष्ठ ग्रंथ दासबोध” है जिसे हम 
इनकी आध्यात्मिक आत्मकथा कह सकते हैं। समथजी ने किन 
उपायों का अवलंबन कर संसार के बंधनों से मुक्त कर अध्यात्म- 
माग में उन्नति की तथा अपने उद्द श्य की पूर्ति की; इसका बोधक 
सुबोध छंंदों में निबद्ध यह 'दासबोध' ग्रथ है। इन्होंने मनोबोध, 
करुणाष्रक, आत्माराम आदि अन्य ग्र'थों की भी रचना की है। . 

रामदास स्वामी ने भगवान्‌ रामचंद्र को अपना उपास्य देव 
मानकर 'रामदासी संप्रदाय! की स्थापना की । इस पंथ के साधु 
बड़ा ही सीधा तथा साधु जीवन बिताते हैं। 'रघुपति राघव 
राजा राम पतित-पावन सीताराम” की जय ध्वनि करते हुए ये 
मधुकरी साँग कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा जनता के 
बीच विमल भक्ति का प्रचार करते हैं। बारकरी संप्रदाय पूर्ण 


१ प्रोफेसर रान:डे--मिस्टिसिजम इन महाराष्ट्र पृ० ३६४-३६६ 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ६०३ 


रूप से निवृत्तिपरक है, परंतु रामदासी संग्रदाय में प्रवृत्ति तथा 
निवृत्ति दोनों का यथानुरूप मिश्रण है; यही इसकी विशेषता है । 
ये ब्रह्मज्ञान तथा कमंकाण्ड दोनों के साथ रामभक्तति को संपुटित 
कर अपने पंथ का साधनामाग्ग प्रस्तुत करते हैं । स्वामीजी ने 
निष्क्राम कमयोग के उच्च आदशं को अपने जीवन में चरिता्थे 
कर दिखलाया | अपने मनाबोध झछोकों में इन्होंने बड़े दी सुबोध 
शब्दों में मन को चेतावनी दी है कि रे मन, तुम्हें बहुत ह्वी जन्मों 
के पुए्य के फल से यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसे तू 
संसार के मूठे प्रपंचों में मत लगाओ, अपि तु 'हरे राम” जेसे 
सीधे मंत्र का जप सदा करता जा। अँत समय का विश्वास 
क्या ? कफ के मारे कंठ रूँब जाने पर 'हरे राम! का जप ही तो 
सहायता करेगा तेरा ? 


तुला हि तनू मानवी आ्राप्त राली 

बहू जन्म पुण्य फला लागि आली | 
तिल्ा तू कसा गोंविसी विषयीं रे 

“हरे राम हा मंत्र खोपा जपा रे ॥ 


(ग) 
रामदास की शिक्षा 


स्वार्थ और परमाय के परस्पर सहयोग का मार्ग किस प्रकार 
निश्चित किया ज्ञा सकता है ? इसका विवेचन संतों के डपदेशों 
में किया जाता है। स्वामी रामदास जी ने भी इसका वर्शान 
दासबोध में बड़े विस्तार के साथ किया है। वे अध्यात्म-शास्त्र 
से जितने परिचित थे, उतने ही वे व्यवहार के भी म्मज्ञ थे। 


६०४ भागवत संप्रदाय 


तभी तो उन्होंने शिवाजी के द्वारा महाराष्ट्र में हिन्दूधम के उत्थान 
का काय सुचारुरूप से संपन्न किया | एक सच्चे संत के समोन 
श्रीसमथथ ने वर्णाश्रम धर्म पर पूरी अवस्था प्रकट की है। उनका 
आग्रह है कि प्रत्येक प्राणी को अपने वर्या तथा आश्रम के अनु- 
सार विहित कर्मों का अनुष्ठान करना नितांत आवश्यक है। 
आह्यणयों के उच्च सासक्त्विक-जीवन को उन्होंने बहुत ही महत्त्व 
दिया है। स्वधर्म करते हुए भगवान के चिंतन तथा ज्ञान से 
ही साधकको मुक्ति प्राप्त होती है। मनष्य को समस्त सांसारिक 
विषयों का परित्याग करके अपनी दृष्टि और विचारों का इतना 
अधिक विस्तार करना चाहिय कि अपने समेत सारा संसार बह्म- 
समय दिखाई पड़ने लगे ओर अपनी आत्मा में, लोगों के आत्मा 
में ओर उस विश्वात्मा में किसी प्रकार का भेद न रह जाय | 
श्री समर्थ का आदेश है कि गृहस्थाश्रम में ही रहकर लोग 
परमार्थ का अधिक से अधिक साधन कर, क्योंकि संसार के सभी 
ल्लोग त्यागी, विरक्‍त ओर वीतराग नहीं हो सकते। इन्होंने ग्रहस्था श्रम 
को इह॒ल्लोक तथा परत्ञोक के साधन का मुख्य आधार बतल्ञाया 
है। वे पाखंडियों से सचेत होने की शिक्षा देते हैं तथा सच्चा 
त्यागी बनने पर आग्रह दिखलाते हैं। श्री समथ ने आचार 
ओर विचार दानों की शुद्धता पर अधिक जोर दिया है। ज्ञान: 
की सबसे अधिक महिमा बतलाई गई है, क्‍योंकि आचार और 
विचार दोनों की शुद्धि इसी से होती है और इस ज्ञान की 
प्राप्ति का उपाय उन्होंने गुरु की प्राप्ति तथा सेवा बतल्ाया है। 
दासबोध में परमात्मा तथा उससे उत्पन्न सृष्टि का बड़ा दी 
सु दर वर्स्न किया गया है। वह निराकार ब्रह्म किस प्रकार 
साकार रूप धारण करता है ? इसका विवेचन समथजी ने रोचक 
ड़दाहरणों के सहारे किया है। इस परमात्मा को प्रसन्न करने का 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ . छुन्‍्प, 


सुगम माग है सक्ति। श्रीसमथ ने मेघ से होने वाली वृष्टि का 
उदाहरण देकर बड़ी युक्ति से समझाया है कि संसार के लोगों 
की सेवा करने में ईश्वर प्रसन्न होता है । भगवान की कृपा से 
मनुष्य का यह दुलेभ शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसका प्रधान 
उह श मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्त करना है। यदि जीव 
अपने शरीर का दुरुपयोग करता है तो वह अपने लक्ष्य से' 
च्युत हो जाता है। रामदास जी के आराध्य देव श्रीरामचंद्र जी 
हैं जिनकी दास्यमाव से उपासना इस मत को सान्‍्य है ॥$ 
इसी लिये समर्थ जी हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं । 

(७) हरिदासी मत -पंढरपुर के श्री विद्ठज्न जी की उपासना 
केवल वारकरी संप्रदायमें ही मान्य नहीं है, अपि तु तेलेंगरेश तथा 
कर्णाटक प्रांत के संतों तथा मक्तों के भी ये ही उपास्य देव 
माने जाते हैं। १३ वीं शती में विजयनगर के सम्राट ऋष्णदेव 
राय ने पंढरपुर की यात्रा की थी । मूर्ति के रूप स इतने आकृष्ट 
हुए थे कि वे इसे बड़ी पवित्रता से उठाकर अपनी राजधानी में 
ले गये थे। किस प्रकार इस मूि की पुनः प्रतिष्ठा पंढरपुर में 
श्री एकनाथ जी के प्रपितामह मानुदास जीके द्वारा की गई ? इसका 
उल्लेख हमने गत प्रृष्ठों में किया है । यहाँ इसके उल्लेख का यही 
तात्पय है कि पंढरपुर कंबल महाराष्ट्र देश के ही संतों का 
उपासनाज्षेत्र नहीं था, प्रत्युत दक्षिण भारत के भी संत मद्दात्मा 
यहाँ जुटते थे तथा भमगवद्भजन में त्ञोच रहा करते थे | कर्णाटक 
देश के बहुत से संत जो हरिदासी नाम से विख्यात हैं विद्ठल जी 
को अपना उपास्य-देव मानते थे। ये हरिदासी संत मध्वाचार्य 
के छुत-संप्रदाय के अंत्ुक्त थे | इनमें से सबसे प्रसिद्ध हुए पुरंदर- 
दास (सं० १५४७१-१६२१ ) जिनका काउ्य भक्ति भावना से 
ओत-प्रोत होने से नितांत सरस तथा , अत्यन्त लोकप्रिय है। 


है 


६०६ भागवत संप्रदाय 


इनके अतिरिक्त विजय दास, जगन्नाथ दास तथा कनकदास की 
गणना हरिदासी संतों में विशेष रूप से की जाती है। य त्ोग 
बाह्य-पूजा विधानों से उदासीन रहा करते हैं और इनका अधिक 
कुकाव निवृत्ति साग की ओर है । आध्यात्मिक जीवन केवल 
इने गिने व्यक्ति के लिय ही अनुकूल नहीं है, बल्कि उसके अधि 
कारी जनसाधारण भी माने जा करते हैं। ये संत कर्णाटक देश 
के हैं। ये विद्ुल के अनुयायी होने के अतिरिक्त तिरुपति के 
वेडकटेश तथा डड॒पी के कृष्ण के भी उपासक हैं । 


(५ ) गुजरात में वेष्णुव धर्म 


गुजरात प्रदेश में दवारिका ओर डाकोरजी ये दो मुख्य वेष्णव 
पीठ हैं । अतः वेष्णुव धर्म का यह भी एक महनीय अदेश है परंतु 
यहाँ वष्णव-धमका प्रचार कब हुआ ? इसका निर्णय ठीक २ नहीं 
हो सकता। गुप्र-युग में जब समग्र उत्तर आरत में वष्णवता की 
लहर प्रवाहित हो रही थी यह प्रदश भी उससे अछूता नहीं बच 
सका । वल्लभी के राजा ध्रुवसेन का ५२६ ई० में एक शिलालेख 
मिज्षता है जिसमें वह अपने को परम भागवत के नास में अभि- 
हित करता है। दशम शतक में वेष्णव धर्म का प्रचार गुजरात 
तथा सोराष्ट्र में भत्नी भाँति था। कृष्ण की उपासना का निर्देश 
करने वाला पहला शिलालेख १२६२ ई० का मिलता है जिनमें 
बघेल शारंगदेव राजा के एक अधिकारी ने एक मंदिर में ऋष्ण 
पूजा के निरंतर होने के लिए कुछ दान दिया दै। १३ वे शतक में 
गुजरात वष्ण॒व धर्म का एक प्रधान प्रांत माना जाने त्ञगा, क्योंकि 
द्वारिका तथा डाकोर जी इन दोनों वष्णव तीर्थों की ख्याति इस 
समय पूर्ण रूप से फेज्ञ गई | द्वारिका जी में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की मूति है और स्थान के महत्त्व से आक्ृष्ट होकर आद्यशंकरा- 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ ६०७ 


चाये ने अष्टम शतक में ह्वी अपना एक पीठ यहीं स्थापित किया 
था। डाकोर में रणछोड़ राय जी के वतमान विशाल मंदिर का 
निर्माण १७७२ ई० में पेशवा के एक बड़े अधिकारी गोपाल यदु- 
नाथ तांबेकर ने किया था | 

मध्ययुग में यहाँ भक्ति के प्रचुर प्रचार का श्रेय दो गुत्नराती 
कवियों को दियां जाना चाहिए--नरखी मेहता तथा मीराबाई 
को | नरसिंह मेहता के उदयकाल में आल्ञोचकों में अभी मत- 
भेद बना हुआ है। अधिकांश लोग इनका जन्म १४७० विक्रमी 
( 5१४१४ ई० ) मानते हैं और इस प्रकार ये वलल्‍लभाचाय जी 
से प्राचीन माने जाते हैं। नरसी मेहता की अधिकांश कविता 
राधाकृष्ण की ललित लीलाओं को आश्रित कर लिखी गई हैं और 
वे विशुद्ध प्रेम का कमनीय चित्रण प्रस्तुत करती हैं। ये गुजराती 
भाषा के सब से प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय वष्णव कवि है जिन्होंने 
अपनी कविता के द्वारा श्रीराफाकृष्ण की बिमल भक्ति का प्रचुर 
अचार गुजरात दश में किया | मीराँबाई तो मेवाड़ को रहनेयाली 
थीं, परंतु अंत समथ सें उन्होंने द्वारिकापुरी को द्वी अपनी द्व्य 
भक्ति का प्रचार क्षेत्र बनाया। मीराँ के समय से पहिल्ले बल्ल- 
भाचाय के सुपुत्र गोसाइ विद्वनल्लनाथ जी की कृपा तथा अश्रांत 
_ डदद्योग से पुष्टिमाग का श्रचार यहाँ हो चुका था और समस्त 
दंश भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रमाभक्ति से आधप्यायित हो चुका 
था। आज गुजरात में वष्णव धर्म को वजयंती फहराने का श्रेय 
गोसाइ जी को दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपने कमंठ जीवन 
में छः बार गुजरात को यात्रा पृष्टिमाग के प्रचार के लिए की | 

आजकाल गुजरात में एक अन्य वेष्णव धर्म का भी विपुल 
असार है जो श्री स्वामी नारायण पंथ के नाम से विख्यात है। 
इस मत के संस्थापक श्रीर्वासी नारायण जी का जन्म १८२७ 


द्ण्द भागवत संप्रदाय . 


वि० (८ ९७८१ ईस्वी ) में अयोध्या के पास छपिया? ग्राम में 
एक सरयूपारीण ब्राह्मण कुल में हुआ था। पिता का नास था 
धमदेव जी तथा माता का भक्तिमती दंवी और इनका भी 
बाल्यकातज्न का नाम था घनश्याम। १२५बथ बष में ही पिता के 
दृहाघसान के अनंतर ये 'नीज़्कण्ठ वर्शि! नाम रखकर तीथे- 
यात्रा के लिए निकल पड़े ओर 'पीपल्ञाणाः नामक स्थान पर 
उद्धव के अवतार श्री रामानंद स्वामी से १८४७ विक्रमी में बीस 
साल की उम्र में वष्ण॒वी दीक्षा भ्हदरण की । अगले ही वष इनके 
गुरु ने जेतपुर नगर की गद्दी पर अपने अधिकारी के रूप में 
इन्हें अभिषिक्त किया । १८८६ विक्रमी में ४६ वर्ष की आयु में 
इन्होंने अपना लीलासंवरण किया । 

इस पंथ का संबद्ध श्री विशिष्टाह्नत भत से दै। अतः इनके: 
सिद्धांतों के ऊपर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अनुमित किया जा 
सकता है। श्रीस्वामी जी का 'शिक्षापत्री! नामक संस्कृत में 
निबद्ध ग्रथ इनकी शिक्षाओं तथा उपदेशों का सार प्रस्तुत करता 
है। दूसरे प्रथ 'बचनाम्रत” में सांख्य, योग तथा वेदांत के 
पिद्धांतों का समन्वय है । शिक्षापत्री” में उन्होंने अपने सिद्धांतों 
का प्रतिपादन संक्षेप में किया है-- 


मतं॑ विशिष्टह्वेत मे गोलोको धाम चेप्सितम । 
तन्र म्ह्माधश्मना कृष्ण-सेवा मुक्तिश्च गम्यतास्‌ ॥ 


अर्थात्‌ विशिष्टाह्नत मेरा सिद्धांत है। गोलोक मेरा अमीष्ट 
धाम है । ब्रह्म रूप से श्रीकृष्ण की सेवा तथा मुक्ति ही मेरा लक्ष्य 
है | भगवान्‌ सवज्ञ, सवशक्तिमान्‌ तथा सवातर्यामी पुरुषोत्तम 
हैं। वे कल्याण-गुणगण-विशिष्ट हें । ज्ञान, शक्ति आदि छः गुणों 
से युक्त होने के कारण वे भगवान्‌ कहलाते हैं तथा क्षर-पुरुक 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ६०६ 


तथा अज्वर पुरुष दोनों से परे हैं। इन्हीं की दृढ़ निप्ठापूवक 
सेवा करने ले भक्त की अभिलाषा-पूर्ति होती है। देवनिंदा, 
अहिंसा आदि एकादश दोषों का परिहार कर श्री पुरुषोत्तम के 
शरणापतन्न होना हो जीवन का परम कतंव्य है। अतः यद्द भी 
श्री कृष्णभक्ति का प्रचार करने वाला ही वेष्णव पंथ है जिसने 
गुजरात के निवासियों,में वेष्णवता का प्रचुर प्रचार किया है-« 


स श्रीकृष्ण पर॑ ब्रह्म भगवान्‌ पुरुषोत्तमः | 
उपास्य इष्टदेवों नः सर्वाविर्भाव-कारणम्‌ ॥ 
““शिक्षापत्री 


गुजरात के परमभागवत कवि नरसी मेहता का वेष्णव 
भक्त के लक्षण का प्रतिपादक यह पद महात्मा गांधी जी की 
कृपा से भारतबष में सत्र प्रसिद्ध हो गया है-- 


वेष्णव जण तो तेणे कह्दीये जे पीर पराई जाणे रे । 


#म्राता। हैँ जधाध्माका 


३६ 





( १२ ) 


वेष्णव साधना 


(१ ) वेष्णव दर्शन की विशिष्टता 
(२ ) साम्य और वेषम्य 

( ३ ) पंचधा भक्ति 

(४ ) गोपी भाव 

( £ ) रस साधना 

( ६ ) उपासना तत्त्व 


मेघेमेंदुरमम्बरई वनभुवः श्यामास्तमालडुमै- 
नक्त॑ भीरुरय॑ ल्वमेव तदिमं राधे गृह ग्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेशतअ्रलितयोः प्रत्यध्वकुब्जहुमं 
राधामाधवयोजयन्ति यग्मनाकूले रहः केलयः ॥ 
 --गीतगोबिन्द 


(१) 
वैष्णव दर्शन की विशिष्टता 


भारतवष की साधना-प्रणाली में बेष्णव धर्म की एक अपनी 
विशिश्ता है। साधना ही किसी धार्मिक संप्रदाय का मेरुदणड 
है। साधना के वेशिष्टथ से ही संप्रदाय-विशेष का वशिष्टथ संपन्न 
होता है। वष्णव धमं की मूल तातक्त्विक भावना की मीमांसा 
उसके वशिष्टय के अनुशीलन के लिए नितांत आवश्यक है। 
उपास्य देवता की विभिन्नता को किसी संप्रदाय-विशेष की भिन्नता 
का कारण मानना वस्तुतः न्‍्यायसंगत नहीं हे | शिव को उपास्य- 
देव मानने के कारण ही कोई संप्रदाय शैव” माना जाय तथा 
विष्णु को उपास्य देव मानने के द्वी हेतु कोई मत “ेष्णव 
समझा जाय; यह पार्थक्य का पूर्ण तथा सयुक्तिक हेतु नहीं है। 
उनके तक्त्वविषयक सिद्धांत की विषमता द्वी उनके पोर्थक्यका 

सबल हेतु माना जाना चाहिए | 


(१) शैब तथा वेष्णव मतोंमें जीवकी कल्पना में पर्याप्त अंतर 
है | शेव दर्शन के अनुसार जीब वस्तुतः शिव ही है, परंतु त्रिविध 
मल के कारण वह अपनी सवशक्तिमत्ता, सर्वेकतृत्व तथा 
सवज्ञत्व से वंचित होकर अल्प-शक्तिमान्‌, डिंचिगज्ञ तथा 
किंचित्‌कतू मान ह्दी बन जाता है। जीव की शक्ति को परिच्छिन्न 
करने वाला दोष आणव मल' की संज्ञा से अभिद्ठित किया जाता 
है। आणव मल के कारण ही जीव विश्वु के स्थान पर अग॒ु 
बन जाता है । अपरिच्छिन्न शक्ति के स्थान पर केवल परिच्छिन्न 


६१४ भागवत संप्रदाय 


शक्ति का पात्र बन कर संसार के कार्यों में वह व्याप्त रहता 
है। दीक्षा के द्वारा ही जीव इस मल से नितानत मुक्त होकर 
शिव के साथ ऐक्यमाव को प्राप्तकर अपने क्क्ष्य साधन में कृत- 
काय होता है । शेवबतंत्र के अनुसार मुक्त जीव शिव ही है, वह 
स्वतंत्र है, क्रिया ओर ज्ञान का वह एक ही अभिन्न आधार है। 
स्वातंत्य के साथ कठृ त्व की कल्पना नितांत संश्ल्षष्ट है। स्वतंत्र 
वही होता है जो कर्ता हो, क्रियासंपादन की योग्यता रखता हो। 
. रखतंत्रः कर्ता। इस प्रकार मुक्त जीब केवल ज्ञान-रूप ही नहीं 
होता, प्रत्युत वह कर्ता भी दोता है। शैब कल्पना में जीव स्वतंत्र 
है; उसके रूप को परिच्छिन्न बनाने वाली अरुता केवल मलरूप 
ही होती है। 


: परंतु वेष्णब मत में जीव का अणशुभाव नेसर्गिक है। जीव 
सदा ही अणु हे, परिच्छिन्न है। जीव सदा ही अंश है, श्रंशी 
रूप भगवान्‌ के सवदा अधीन है। भागवत मत का यही सोलिक 
सिद्धांत है कि भगवान्‌ स्वामी, विश्वु तथा अंशी है तथा जीव 
सबदा ही दास, अरु तथा अंश है। जीवका अणुत्व किसी भी 
. दशा में निवृत्त नहीं होता । संसारी दशा में तो वह अशुद्ध मन, 
प्राण, देह आदि के बंधनों से बद्ध रहता द्वी है, मुक्तदशा में . 
वह इन बन्धनों से तो मुक्त अवश्य हो जाता है, तथापि उसके 
अगुत्व की. निवृत्ति उस समय में भी नहीं होती । ढं तवादी 
माध्व मत में तो मुक्त दशा में भी स्पष्टतः जीवों में तारतम्य का 
सिद्धांत सान्‍्य है। संसार-दशा के समान मुक्ति-दशा में भी 
जीवों में पररपर तारतम्य विद्यमान रहता है ओर वह भगवान्‌ 
से प्रथक सत्ता ही धारण करता है। माध्व मत में मुक्त पुरुषों 
की आनंदानुभूति में भी तारतम्य होता है। सब मुक्त पुरुष एक 
समान ही आनंद का अनुभव नहीं करते | दढ्वं तवादी के समान 


वेष्णब साधना ६१५ 


इतना दूर न जाने पर भी जीव के अखुत्व की सत्ता में प्रत्येक 
वष्णव संप्रदाय का आग्रह है। मुक्त दशा में जीव अपनी प्रथक्‌ 
सत्ता बनाये हुए ही रहता है। मुक्ति के किस्री प्रकार में भी 
उसके अखुत्द की निर्वात्त नहों होती। जिस प्रकार राजा का 
प्रिय सेवक राजमहल्त में पहुँच कर सब सुखों को भोगता है, 
परंतु स्वतंत्र रूप से नहीं, अपि तु राजा के परतंत्र रूपसे ही । वह 
सब वेभव का उपभोग करता है परंतु दास्यत्वेन, स्वाभित्वेन 
नहीं । जीव का यह अधीनभाव स्वभाव ही है। इस स्वभाव 
को निवृत्ति न तो संसारी दशा में होती है ओर न मुक्ति दशा 
में। तथ्य यह है कि भक्ति संप्रदाय में अत्यन्त हे अल्प मात्रा में 
ही सही 6 त भाव अवश्यमेव विद्यमान रहता है। इस प्रकार 
शैब मत जहां स्वातंत्रय के ऊपर आश्रित है, वहां बेष्णव मत 
पारतंत्रय के तथ्य प्रर अवल॑बित है । दोनों में यह मौलिक भेद 
ध्यान देने योग्य है । 


(२) शैबमत की तुलनामें वष्णबमतका साधन तत्त्व भी भिन्न 
है। शेवमत में ज्ञान तथा भक्ति दोनों का शिवत्व प्राप्ति में साध- 
नंत्व है। दतवादी शैवसिद्धांत' सत में भक्ति की उपादेयता 
मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती, परंतु अद् त- 
वादी प्रत्यभिज्ञामत में भी ज्ञान के साथ भक्ति का उपयोग है। 
अदठ्वत ज्ञान की संपत्तिद्शा मैं अद्वेत सच्चा का ही साम्राज्य 
रहता है। एक ही शिव अपनो नाना आकृतियों से खेला करता 
है। वही राजा है और वही प्रजा है। फल्नतः एकत्ब-संपन्न शिव 
अपनी दी विभिन्‍न अभिव्यक्तियों के साथ लीला किया करता 
है। फल्नतः यहाँ ज्ञान तथा भक्ति का एकत्व तथा अभिन्‍नत्व 
अभीष्ठ द्योता है शव संप्रदाय में । 


६१६ भागवत संप्रदाय 


परंतु वेष्णव मत में भगवत्प्राप्ति में भक्ति ही केवल साधन 
है, ज्ञान ओर कम तो गौणरूप से उसके सह्दायकमात्र हैं। 
रामानुज मत में तीनों के परस्पर फल की मीमांसा नितांत स्पष्ट 
है। रामानुजके मतसें भगवत्‌-रूप विशेष्यकी प्राप्ति ही चरम लक्ष्य 
है । अचित्‌ ( जड़ ) तथा चित्‌ ( जीव ) तो .उस विशेष्य के 
विशेषणमात्र होते हैं। साधक कम के द्वारा अचित्‌ तक्त्व अथवा 
प्रकृति को अपने वश में कर लेता तथा ज्ञान के द्वारा वह चित्‌ 
तत्त्व अर्थात्‌ आत्मा को वश में कर लेता है। इस प्रकार कर्म 
ज्ञान को उद्बुद्ध करता है तथा ज्ञान भक्ति को । ओर चरम लक्ष्य 
की प्राप्ति में भक्ति ही एकमात्र साधन है| अन्य भागवत संप्रदायों 
में भी भक्ति की उपादेयता भअक्षुण्ण ही रद्दती है । 


(३ ) मुक्तावस्था में भी वेष्णव संप्रदाय की कल्पना शैव 
संप्रदाय से नितांत भिन्‍न है । वेष्णवमत में जीव संसार- 
दशा से मुक्त होकर उत्क्रमण-काल में माया के आवरण 
को भंग कर महामाया के राज्य में प्रवेश करता है ओर 
अपनी योग्यता के अनुसार यहीं भ्रमण किया करता है। 
बकुरठ तथा गोलोक आदि लोक इसी त्रिपादविभूति में स्थित होने 
से शुद्ध सत्व से बने रहते हैं। मुक्त जीव भी भगवान्‌ 
के केकय तथा सेवा के निमित्त शुद्ध सत्त्व से विनिर्मित देह को 
धारण करता है । इस प्रकार वद्द योगमाया के लोक का कदापि 
अतिक्रमण नहीं करता है, क्‍योंकि वष्ण॒वों के मान्य ऊध्व लोकों 
का अस्तित्त्व इसी लोक में दोता!है जहाँ जीव को पूर्ण अं” की 
प्राप्ति का अवसर नहीं मिलता। 'पूण अहं” का स्थान योगमाया 
के लोक के भी ऊपर है और यहीं शेव-मतानुसार जीव अपने 
आगशणव मल से भी उन्मुक्त होकर शुद्ध चेतन्य रूप 'पूण अहंः 


वैष्णव साधना ६१७ 


आाव में प्रतिष्ठित होता है। 'स्वातंत्रयवाद” को पुरस्सर करने 
भर में ५ 

वाले शंबमत में जीव का अखुत्व मल होने के कारण पूर्ण अं! 

भाव की उपलब्धि में बाधक का काम कथमपि नहीं करता । 


(२) 
वेष्णव मतों में साम्य और वेषम्य 


वेष्णव सम्प्रदायों में कतिपय सिद्धांतों को लेकर परस्पर में 
मतसभेद तथा वेषम्य अवश्यमेबव वतमान है, तथापि कतिपय ऐसे 
तथ्य हैं जिनमें वष्णवमात्र, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय का 
अनुयायी दो, समभावेन श्रद्धा रखता है ओर उनकी सत्यता में 
थूणं विश्वास रखता है । 


(के) 
साम्य 


वेष्णबों के अनुसार भगवत्‌ तत्व सगुण तथा साकार 
है जिसकी प्रष्ठउ-भूमि में निगु ण तथा निराकार ब्रह्म स्वोदेव 
विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए हम सूथ तथा उससे 
विनिगंत प्रभापुज को ले सकते हैं । सूथ स्वयं सगुण 
तथा साकार रूप में विद्यमान रहता है, परंतु उससे निक- 
लने वाला प्रभापुज जगत्‌ में व्यापक होंने पर भी निराकार ही 
रहता है। गीता के अनुसार अक्षर ब्रह्म तथा पुरुषेक्तम में यद्दी 
सूच्म विवेचनीय अंतर हे। अक्षर ब्रह्म तो निगु ण रूप द्दी है, 
परंतु भगवान्‌ अनंत-कल्याण-गुण-निकेतन, समस्त-प्राकृत-गुण 


ब्श्द् भागवत संप्रदाय 


विहीन, हेयप्रत्यनीक होता है तथा भक्तों की रसमयी भक्ति के 
परवश होकर इस प्राकृत ज्ञोक में अपनी लीला के आस्वाद के 
लिए भी अवतार धारण करता है। वह अपने भगवद्धाम में 
बिप्रह धारण करता है ओर यह विग्रह छः गुणों के समुच्चय से 
संपन्न होता है जिनके नाम हें--ज्ञान, शक्ति, ऐश्वयं, बत्न, बीय॑ 
तथा तेज । भगवान्‌ निगु ण होकर भी खसगुण होता है। अप्रा- 
कृत गुणों से हीन होने के कारंग वह “निगुण” कहलाता है और 
उपयु कत छः गुणों से संवलित होने के हेतु वह 'सगुण' अथवा 

डशुण्यविम्रह” कहलाता है। यह भ्रगवान सवंदा स्वामी, विश्व 
तथा शेषी होता है ओर ज्ञीब स्वभाव से दही दास, अशु तथा 
शेष होता है। वष्णव मत की यह मौलिक कल्पना है जिसकी 
स्थापना शैव मत की तत्सद्श भावना के साथ तुल्लना कर के 
ऊपर सप्रमाण की गई है । 


भगवान केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्य हैं। ज्ञान तथा कर्म 
का आश्रय भी वेष्णव मत में मान्य है, परंतु अंगत्वेन, मुख्य- 
त्वेन नहीं अर्थात्‌ कम के अवल्ंबन से भक्त का चित्त शुद्ध होता 
है तथा ज्ञान के द्वारा आत्मा का बोध द्वोता है, परंतु परमात्मा 
की उपलब्धि में भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्ति साधन- 
रूपा भी है तथा साध्य-रूपा भी। साधनभक्ति नवधा मानी 
जाती है जिसमें आत्मनिवेदन! ही सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। 
सब वष्णक्-संप्रदाय 'शरणागति” की श्रष्ठता तथा उपादेयता' 
पर एकमत हैं । 'शक्तिपात' के द्वारा ही जीव का परम कल्याण 
होता है। भक्ति इस लोक की वरतु नहीं है। बिना भगवान्‌ के 
अनुग्रह के जीव में न॒तो भक्ति का उदय हो सकता है, न वह 
भगवान के ककय को ही प्राप्त कर सकता है । 


' बैष्णव साधना ६१६ 


वष्णब मतों की आस्था केबल विदेहमुक्ति के ऊपर ही 
है; जीवन्मुक्ति के ऊपर नहीं । जब तक जीव देह धारण किये 
रहता है, तब तक दुःखों के क्षीण होने पर भी वे सवंदा के लिए 
क्षीण तथा ध्वस्त नहीं हो जाते । देह की सत्ता उनके पुनः उदय 
की संभावना लिये रहती है। बिदेह मुक्ति होने पर द्वी जीव 
भगवान्‌ के सान्निध्य में रहकर उनकी सेवा करता हुआ आनंद- 
मय जीवन बिताता है । मुक्त दशा में भी जीव सेवा के निमित्त 
देह धारण करता है, परंतु यह शरीर शुद्ध सत्तत के उपादान से 
निर्मित होने के कारण अप्राकृत, शुद्ध चिन्मय, नितांत विशुद्ध 
होता है| सामीप्यादि म्ुक्तिसेदों में मकक्‍त का भगवान से किंचि- 
दंश में सेद बना रहना स्वाभाविक ही है, परंतु सायुज्यमुक्ति 
में भी जहाँ मुक्त जीव भगवान के साथ एकभावापन्न हो जाता 
है, वहाँ भी जीव का प्रथग्भाव ही रहता है। बेष्णवों की मुक्ति 
समुद्र में बिंदु के विज्ञय समान नहीं है, प्रत्युत वह दो समकेंद्री 
वृत्तों के मिल्षन के सदृश है जिसमें एक के ऊपर रखने से दुसरा 
वृत्त एकाकार अवश्य हो जाता है, तथापि बह अपनी प्रथक 
सत्ता तथा वेशिष्टथ बनाये रखता है । 


(ख) 
वैषम्य 


इस प्रकार ईश्वर, जीव तथा मुक्ति की कल्पना में बहुशः 
साम्य होने पर भी जींव तथा ईश्वर के परस्पर संबंध को लेकर 
वष्णव-संप्रदायों में पर्याप्त पाथक्य है । भक्ति भावना के विरोधी 
होने के कारण शंकराचाय द्वारां निर्दिष्ट. मायावाद का खंडन 


६२० भागवत संप्रदाय 


प्रत्येक संप्रराय करता है। चेतन्यमत भगवान्‌ में अचिन्त्यशक्ति 
की सत्ता होने के कारण “अचिन्त्य भेदासेद” सिद्धांत का 
पुरस्कर्ता है, तो वल्लममत माया-संबंध से विरहित शुद्ध ब्रह्म 
की एकता में विश्वास करता है । माध्वमत जीव और ईश्वर में 
पूर्ण है तभाव का समथक है। निम्बाक तथा रामानुज मत 
में सिद्धांत के विषय में विपुल्ष साम्य दृष्टिगोचर होता है। 
रामानुज चित्‌ (जीव ) तथा अचित्‌ ( जड़ ) को भगवान्‌ के 
गुण, प्रकार या विशेषण मान कर उभमयविशिष्ट ब्रह्म की अद्व तता 
मानते हैं, परंतु निंचाक अवस्थाभेद से चिदर्चिद्‌ को ईश्वर से 
भिन्न तथा अभिन्न मानकर 'भेदाभेद! का समथथन करते हैं । 


भगवल्लीला के विषय को भी इन संप्रदायों में पर्याप्त मतभेद 
है। रामानुज तथा मध्वाचाय लक्ष्मीनारायण के उपासक हैं। 
अतः भगवान्‌ में ऐश्वयंभाव की प्रधानता होने से इन्हें दास्य 
भाव की भक्ति ही अभीष्ट है। रामानंदी वेष्णब गयों में भी 
इसी दास्य भक्ति का प्राधान्य है। मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचंद्र 
राजा तथा प्रभु के रूप में ही गृहीत किये जाते हैं। अतः ऐश्बर्य 
भाव के प्राधान्य के कारण यहाँ भी दास्यभक्ति का ही साम्राज्य 
है; परंतु इन रामानंदी वष्णबों में भी माघुयें भाव के उपासक 
भक्तों का एक उपसंप्रदाय है जो संख्या में कम होने पर भी 
प्रभाव में न्‍्यून नहीं है। अयोध्याजी में रामसंप्रदाय के भीतर 
भी 'सखीभाव' वात्ते भक्तों की संख्या इस समय वृद्धि पर है। 
कृष्णभक्ति शाखा के भीतर उपास्य देव की भिन्नता नहीं है। 
निंबाक, वल्लम तथा चेतन्य शक्तिमान्‌ कृष्ण की उपासना पर 
आग्रह रखते हैं, परंतु द्वित हरिवंश ने आह्ादिनी शक्तिहपा राधा 
को ही अपने संप्रदाय में प्राधान्य दिया है। इनकी उपासना- 
पद्धति में भी परस्पर सूचम भेद लक्षित होता है। निम्बाकमत में 

| 


वैष्णव साधना ६२१ 


सख्यमाव की ओर साधकों को विशेष प्रवृत्ति है। वल्लमाचाय 
ने श्ृंगारभावना अथवा माधुयेभावमयी भक्ति को अपने 
संप्रदाय में मुख्य माना था, परंतु प्रचार किया उन्होंने बाल 
भाव की उपासना का द्वी। इसमें एक हेतु है। उस्रयविध भाष 
की उपासना में एक सूक्म भेद है। झूंगार भाव की तुलना 
सिंहिनी के दूध के साथ की जा सकती है जोया तो सिंह के. 
बच्चे के मुँद्द में ठहरता है अथवा सुवणपात्र में; अन्य पात्र में 
पड़ते ही वह फट जाता है। उसी प्रकार श्रृंगार भाव के लिए 
उक्तम अधिकारी की आवश्यकता होतीं है जिसका मिलना 
असंभव नहीं तो दुःसंभव अवश्य है। बालभाव गायके दूध के: 
समान है जो सब पात्रों में समभाव से रखा जा सकता है। 
शगार भावना फो रहस्यमयी मानकर बालभाव को ही विपुल्ल 
प्रचार करने में बल्लईभाचाय का यही आशय प्रतीत होता है। 
चैतन्यमत में अन्य भाषों की सत्ता दोने पर माधुय भाव की 
उपासना को ही मुख्यता दी गई है। सहजिया वष्णवों के: 
अनुसार तो माधुये भाव की उपासना द्वी एकसात्र ग्राह्मय तथा 
मान्य है। वारकरी संप्रदाय राधा के स्थान पर रुक्मिणी को 
दी कृष्ण की शक्तिरूपा मानता है। इसीलिए इन्हें दास्यभाव ,की' 
ही भक्ति अभीष्ट है । इस प्रकार सिद्धांत तथा उपासना उभयः 
प्रकार की भिन्नता होने के कारण भागवत संप्रदायों में पररपर 
वेषम्य भी अवश्य है ओर यही तो उनका अपना वेशिष्ट्य है ।. 


द२२ द भागवत संग्रदाव 


पंचवा भक्ति. 


आत्मसंसिद्धि के साधनों में भक्तिमार्ग का सांधन बहुत 
अमोधघ साधन माना जाता है। परब्रद्म के विषय में भागवत 
संप्रदाय का बीज इस अ्रतिवाक्य में निहित है-+रसो व सः । रस 
हाथवाय लब्ध्वाउचनंदी भवति। श्रीमदूभागवत में इसी बीज का 
विस्तार लक्षित होता है। समस्त बेष्णव संप्रदायों में रससिद्धांत 
का कुछ न कुछ वर्शन मित्रता है, परंतु गोडीय वष्णव संप्रदाय 
का यह तो सवस्व हे। ह 
. (रस! एक समग्र मानसिक वृत्ति है और “भाव! उसी का. 
प्रारंभिक आधार है। रस” भाव की ही एक दशा है ओर बह 


भावभयी अवस्था एक अनन्य अखण्ड मनोउवसथा है। रस के 


उन्मेष के निमित्त मुख्य आधार को बाह्य बस्तुओं के परिपोष को 
आवश्यकता होती है । उसमें अंदर की वस्तु हे--भाव ओर 
बाहरी वस्तुएं हैं--विभाव, अनुभाव आदि। रस के उन्मीलन 
के निमित्त भाव! ही मुख्य आधार है। “भक्ति रसामृत सिंधु! 

भाव! की यह परिभाषा है-- द द ह 


शुद्धूसत्त-विशेषाव्मा प्रेमसूयाश-साम्यभाक । 
रुचिभिश्चित्तमास्ूण्यकृदूसा भाव उच्यते | 


.« विशेष शुद्धसत्त्व से संपन्न जीव प्रम सूथ के किरण के समान 
दहै। रुचि (अर्थात्‌ भगवश्याप्ति की अभिलाषा, भगवान्‌ के 
अनुकूल होने की इच्छा ) के द्वारा चित्त को स्निग्व बनानेवात्ली . 
जो उसकी भक्ति है वही 'भाव” कहलाती है । 


वैष्णव साधना ६२३ 


भाव एक मनःस्थिति है जो परबत्रह्म परमात्मा की चिच्छक्ति 
की दिव्य अभिव्यक्तियों का प्राकृतिक गुण होने के कारण स्वभा- 
वतः तथा स्वरूपतः शुद्ध चित्‌ ही है। इस स्थिति में भगवत्‌- 
संबंधी नानाविंध तदनुकूल इच्छायें मन को मदु तथा शांत बना 
देती हैं जिससे वह अनेकविध भावों को ग्रहण करने में समथ 
डोता है । भाव की इस प्रिमाषा के अनुसार श्रीकृष्ण के नित्य 
सद्चरों तथा सद्दचरियों के मन के भाव को ही “भाव? कहते 
हैं। और जब यही भाव चित्त में अचल हो जाता है तब उसे 
स्थायी भाव? कहते हैं । बंष्णव शास्त्रों के अनुसार रख का स्थायी 
भाव कृष्ण रति? ही है। “अलंकार कौस्तुभ” के अनुसार यह 
स्थायी भाव चित्त का आस्वाद के अंकुर का मूलस्थानीय कोई 
घम है अथात्‌ यह भगवान्‌ की द्वी आनंदमयी शक्ति है जो 
जीव के अंदर सुक््म तथा अप्रकट रूप से अवस्थित रहती है, पर 
है यह सनातन । इसका आविर्भाव मन में तभी होता है जब वह 
रज तथा तम से रहित द्दोकर शुद्धसत्त् में प्रतिष्ठित होता है-- 


आस्वादाक्ुर-कन्दो5स्ति धम: कश्चन चेतस:। 
रजस्तसोभ्यां द्वीनसयथ शुदूसत्ततया मनः | 
स स्थायी. कथ्यते विज्ञेविभावस्य प्रथकूतया ॥ 

( अलंकार कोस्तुभ, किरण ५. श्लोक २ ) 


कृष्ण रति वस्‍्तुतः एकरूपा ही है, फिर भी एक ही व्यापक 
भाव चित्तभेद से विभिन्न रूपों में उदित हो सकता है। और 
इस्रीज्िए यह 'ऋष्णरति” वष्णव प्रंथों में पाँच प्रकार की मात्नी 
गई है--शांति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और प्रियता ( अथवा 
माधुय) और इन्हीं से तत्तदू नामक पाँच रसों का उदय होता है । 


६२४ भागवत संप्रदाय 


(१) शांति रति? से शांतिरसका उदय द्ोता है। रूप गोस्वामी 
की इस रस की व्याख्या आल्लंकारिकों की व्याख्या से नितांत 
भिन्न है। शांति का अरथ शम ओर भागवत के अनुसार भगवान 
श्रीकृष्ण में निरंतर अनुराग होना ही 'शभ? है"। और जहाँ 
भगवान में चित्त अनुरक्त हो जाता हे वहाँ वह सांसारिक विषयों 
से विरक्त हो जाता है। शांवरस के अनुयायी भक्तों का प्रधान 
लक्षण है भगवान्‌ में चित्त का अबाध गति से अनुरक्त होना। 
इनकी पहिचान भी कई चिन्हों से होती है--( १ ) नासाभ्र दृष्टि, 
(२) तपस्वी का सा ऊपरी व्ययद्वार, (३ ) अभक्तों से हंष 
नहीं ओर भक्तों से राग नहीं, ( ४ ) सांसारिक बातों में रागद्र ष 
का अभाव आदि | जिस प्रम से शांतरस के परमानंद की प्राप्ति 
होती है उसमें एक बड़ा दोष यह है कि वह भगवान के साथ 
किसी वेयक्तिक संबंध के ऊपर आश्रित नहीं रहता है और इसी 
लिए वष्ण॒व शाक्ष में रस के आरोहण क्रम में शांतरस का स्थान 
बहुत ह्वी नीचा है । 

' (२) प्रीतिर्स या दास्यरस का स्थायीभाव भक्त की यह 
संतत भावना ही है कि मैं भगवान्‌ का अनुप्राह्म हूँ और वे भेरे 
अनुप्रहकर्ता हैं। मैं उनका सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हैं।। . 
प्रीति दो प्रकार की होती है--( १) संभ्रम प्रीति और (२) 
गोरवप्रीति | 'संभ्रमप्रीति? में भक्त का भगवान में परभाव होता 


१ भक्ति रसामृत सिन्धु २४।१३--१४ 
२ स्वस्माद्‌ भवन्ति ये न्यूनास्तेडनुग्राह्मा हरेमताः। 
आराध्यत्वात्मिका तेषां रतिः प्रीतिरितीरिता ॥ 
“-मक्तिस्सामृतसिन्धु २।४॥२३ 


वैष्णव साधना ६२५ 


है; भक्त अपने को भगवान से अत्यंत ह्ीन तथा दीन खममतता 
है और भगवान के अनुग्रह की इच्छा रखता है। गोरवशीति'- 
संपन्न भक्त सदा भगवान्‌ के द्वारा रक्षित तथा पालित होने की 
इच्छा रखता है । भक्त के चित्त में जा यह भावना निरंतर जाग्रत 
रहती है कि श्रीकृष्ण ही मेरे प्रभु तथा रक्षक हैं इसी को शाख्र में 
शगोरव” कहा जाता है और गौरव प्रीति? में इसी भावना से भक्त 
को आनंद मिलता है। इस “प्रीति रस” में भक्त के चित्त में 
द्दीनता, दीनता तथा मयोदा का भाव खदा जाग्रत रहता है ।| 
मर्यादा के अंतगत होने से 'दास? भक्त के कार्यो से भगवान को 
की आनंद की प्राप्ति नहीं होती | दास भक्तों के चार भेद 
होते है।-+- 

(१ ) अधिकृत, (२ ) आश्रित, ( ३ ) परिषद्‌ और (४) 
अ्रभुग । अधिकृतदास भक्तों में ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर आदि मुख्य 
माने जाते हैं। आश्रित भक्त तीन प्रकार के होते हैं-- 

( क ) शरणागत--भमगवान्‌ के शरण में आये हुए सुप्रीव, 
बिभीषण आंदि भक्त | 

( ख ) ज्ञाननिष्ठट--भगवान्‌ के तत्त्व को जानकर जिन लोगों 
नेमोक्ष की इच्छा छोड़कर कर केवल भगवान्‌ काही आश्रय 
ग्रहण किया है, जैसे सनक, शुकदेव आदि । 

(ग ) सेवानिप्ठ--भ्ुक्ति-मुक्ति की सकत्ल॒ सपरह्दा को 
छोड़कर केवज्न भगवान्‌ की सेवा ही जिनका-जीवन ब॒त है जेसे 
_ इनुमान्‌ , पुण्डरीक आदि 

जो सारथि आदि के कार्यद्वारा भगवान्‌ की सेवा करते हैं 
झोर समय समय पर साथ रहकर सलाह आदि भी दिया करते 
हैं उनकी गगाना पारिषदों में की जाती है जैसे उद्धव, भीष्म, 

है ० 


६२६ भागवत संप्रदाय 


'विदुर, संजय आदि | अनुगभक्‍तों का काय भगवान्‌ का सदा 
अनुगमन करना तथा सेवा करना होता है। ये भी अपने 
स्थान के कारण पुरस्थ” तथा “बजस्थ” भेद से दो प्रकार के 
माने गये हैं । ह 

दास्यरस का स्थायी भाव है संभ्रमप्रीति जो प्रेमा, स्नेह 
तथा राग का रूप धारण कर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जब 
संभ्रमप्रीति इतनी बद्धमूल होती है कि इसमें साधक को हास 
की तनिक भी आशंका नहीं होती, तब इसे भ्रेमा कहते हैं। यही 
प्रमा गाढ़ होने पर चित्त को द्रवीभूत करता हे तब स्नेह की पद्वी 
पाता है। स्नेह का प्रधान चिह्न है--क्षणिक भी वियोग को न 
सहना' | प्रिय के विरह॑में भक्त की आकुल्ञता का कारण यही 
_ स्नेह होता हैं। “राग! स्नेह के ही उत्कर्ष का अभिधान है। 

राग! दशा में भक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साक्षात्कार से या 
तत्तल्य स्फुरण से या क्ृपालाभ से भगवान्‌ का अंतरंगं बन 
जाता है ओर तब दुःख भी सुख बन जाता है और भक्त 
अपने प्राशनाश की तनिक भी चिंता बिना किये हुए उनकी प्रीति 
के अजन में आसक्त रहता है। इस प्रकार राग? '्रीतिः की 
चरमावस्था का अभिषान है | 

(३) प्रेोयोरस--दास्य रख? में एक प्रतिबंध रहता है जिससे 
भक्त भगवान्‌ के सामने मयोदा का पालन करता हुआ उनके श्रति 
गौरव भाव तथा आदर भाव से विजम्भित रहता है। उनके 
सामने अपना हृदय खोल कर दिखलाने से सदा पराडम्मुख रहता 





१ सान्द्श्चित्तद्रव कुबन प्रेमा स्नेह इतीयते। 
चणिकस्यापि नेह स्यादू विश्लेषस्य सहिष्णुता ॥ 
--भेक्ति रसामृतसिंघु ३३२।४५ 


वैष्णव साधना ६२७ 


है | 'दास्य'” की यह विज्कक्षण भावना संभ्रम! शब्द के द्वारा व्यक्त 
की जाती है | 'संभ्रम' का अथ है गौरव के द्वारा उत्पन्न व्यप्रता 
( गौरवकृत-बेयम्रम )। सख्य रति का मुख्य चिन्ह है विश्रसभ्भ 
अर्थात्‌ किसी प्रकार के प्रतिबंध से रद्दधित गाढ़ विश्वास? । सखा 
अपने सखा से अपने हृदय की गोपनीयतम घटना को भी स्पष्ट 
शब्दों में प्रगट करने में तनिक भी आनाकानी नहीं करता | सख्य 
है एक वर्ण, एक वेश, एक से ही गुण, एक से ही पद तथा 
एक द्वी स्री स्थिति वाले दो मनुष्यों का अपनी गुद्य से 
 शुह्य वस्तु को न छिपा रखना । यही सलह्यरति विभाव आदि 
उचित उपकरणों के द्वारा परिपुष्ट होने पर सख्य रस में परिणत 
हो जाती है। दास्यरस की अपेक्षा सख्यरस्र ( प्रयोरस ) की 
: महनीयता बहुत ही अधिक है। यहाँ भक्त भगवान्‌ के सामने 

अपने मनोगत भावों को, गुद्य से गुल्य होने पर भी, नि्भयता 
>तथा स्वच्छ दता के साथ प्रकट करता है। अतः आदशं प्रमस्वरूप 
मंगवान्‌ के साक्षात्कार की इसमें बहुत अधिक संभावना 
रहती है। विश्रंगम का गाढविश्वाप-विशेष आपस में सबंधथा 
अभेद्‌ प्रतीत रूप होता है अर्थात्‌ मित्रों में किसी प्रकार की भेद- 
भावना को स्थान नहीं मिलता । इसलिए इसमें किसी प्रकार की 
' यंत्रणा? ( बंधन, प्रतिबंध या संकोच ) नहीं रहती और इसी 
कारण खख्य की भूयसी महत्ता है । 





१ विमुक्तसंभ्रमा या स्थादू विश्रम्मात्मा रतिद्व योः ॥ ५४ ॥ 

प्राय: समानयोरत्र सा सख्य स्थायिशब्दभाक्‌ । 

. विश्रम्मो गाठविश्वासविशेषो यन्त्रणोज्कितः ॥ ५०५ ॥ 
--भक्तिरसामृतसिन्धु, पश्चिमविमाग, तृतीय लहरी 


*दश्य भागवत संप्रदाय 


सख्यरस के भक्तों के दो प्रकार होते हैं-- 


(१ ) पुरसंबंधी जैसे अजुन, भीम, द्रोपदी आदि-- 

(२ ) ब्रज-संबंधी में चार अवांतर भेद माने जाते हैं-- 

(क ) सुदृत्‌ सक्ता--श्रीकृष्ण से उम्र में कुछ अधिक, 
'वात्सल्य भाव से युक्त सदा श्रीकृष्ण की रक्षा में तत्पर सुभद्र, 
बलभद्र आदि । 


( ख ) सखा--उम्र में श्रीकृष्ण से कुछ कम ओऔर उनके 
- सेवा-सुख के आकांक्षी देवप्रस्थ, मरनद, मणिवन्ध आदि । 


(ग) प्रिय सवा--उम्रमें श्रीकृष्ण के समान, श्रीकष्ण के 
“साथ सदा निः संकोच भावसे खेलने वाले श्रीदाम, सुद्दाम आदि | 


(घ ) प्रियनम सखा--इनसे भी अधिक भाववाल्ते, अत्यंत 
“आंतरंग, गोपनीय लीलाओं के सहचर सुबल, उज्ज्वल, अजुन 
'गोप आदि । 


सख्यरति में विश्रम्भ के विद्यप्तान होने पर भी उसमें एक 

ब्रुटि क्षित होती है। देश, कात्त तथा परिस्थिति-जन्य ऐसे 

“प्रतिबंध उत्पन्न हो जाते हैं कि भक्त का पूरा समय इसी भाव 

में पूरा पूरा निमग्न नहीं रहता। फल्तः रस की पूणुता के 

“निमित्त जिस आह्यदमयी दशा की आवश्यकता होती है, उसका 

यहाँ .नितांत अभाव रहता है। इसी से बात्सल्यरति” की 
श्र प्लता तथा ग्राह्मता इसकी अपेक्षा अधिक होती है। 


(५) चात्सल्यरस का स्थायिभाव वात्सल्यरति है। इसमें न तो 
'संभ्रम” के लिए स्थान रहता है न विश्रम्म के लिए, प्रत्युत इनसे 
“भी ऊपर उठकर अनुकंपा करने वाले व्यक्ति का अनुकम्प्य व्यक्ति 


, वैष्णव साधना ६२९ 


के लिए स्थाभाविकी रति या प्रम रहता है इसी का नाम वात्सल्य 
है। । 'ऋष्ण मेरा है,” 'मेरा प्यारा दुल्लारा है? यह ममता! के 
नाम से प्रसिद्ध भावना वात्सल्य का ही रूप है। इस संबंध की 
विशेषता यह होती है कि इसमें भगवान्‌ का ऐश्वय-भाव बहुत 
कृछ दवा रहता है। माता यशोदा श्रीकृष्ण के अद्भुत ऐश्वय 
को अपनी वात्सल्य-भावना के सामने भूल सी जाती है। भग- 
वान्‌ श्र.कृष्ण समय समय पर अपनी भगवत्ता दिखलाते हैं, 
परंतु न नंदबाबा को उप्तकी सुधि रहती है और न यशोदा मैया 
को । दोनों श्रीकृष्ण को अपना प्रिय पुत्र मानते हैं और उसके लिए 
आनंद देने वाली.सब वस्तुएं इकट्ठा किया करते हैं | उनका हृदय 
कृष्ण की चिंता तथा भय से व्याकुतल्न हा उठता है। बाल कृष्ण : 
का. कल्याण चिंतन ही उनके])जीवन को मंगलमयी भावना है। 
पूर्व वर्णित तीनों रसों में वात्सल्य ही सर्वेश्रष्ठ सिद्ध द्ोता 
है। इसका मुख्य कारण मनोगैज्ञानिक है। भगवान्‌ तथा भक्त 
के हृदय का परस्पर आकऋष ण सवेत्र एक समान नहीं है। भग- 
वान्‌ हमारी ओर प्रेम भाव रखते हैं; इस बात का निर्णय न होने - 
पर प्रीति पुष्ठ नहीं होती, और प्रयोरस का सर्वेथा तिरोभाव हो 
जाता है, परंतु वात्सल्यरति को इससे कुछ ,भी क्षति नहीं होती । * 
माता का हृदय पुत्र के प्रति संतत दयाद्र तथा प्रमसिक्‍त'होता' 
है चाहे]बह पुत्र माता के प्रति स्नेह रखे या न रखे । श्रीकृष्ण प्रेम 
रखें या न रखें, यशोदा के प्रेम में किसी प्रकार को कमी नहीं 


१ संश्रमादिच्युता या स्थादनुकम्येइनुकमितु: । 
रतिः सैवात्र वात्सल्यं स्थायी भावों निगद्यते || २४ ॥ 
--भक्तिरसामृत सिंधु ४ 
पश्चिमविभाग, ४ ल्हरी 


६३० भागवत संप्रदाय- 


रहती है। इसी वेशिष्टथ के कारण वात्सल्य पूब दोनों रसों से 
आनंद वृद्धि की दृष्टि से विशेष महत्त्वशाली है-- 


अग्रतीतों तु हरिर्तेः प्रीतस्य स्यादपुष्टता । 
प्र यसस्तु तिरोभावो वत्सलस्यास्य न क्ञतिः ॥ 
-- भक्तिरसारुतसिंचु ३।४।२८ 


वात्सल्यरस का विशिष्ट लक्षण 'स्तन्यस््राव' है जिसे प्रसिद्ध 
स्तम्भ सवेदादि अष्शविध सातक्ष्विक भावों के अतिरिक्त नवम 
साक्ष्विक भाव मानना चाहिए । श्रीकृष्ण के प्रति माता यशोदा 
का जो वात्सल्यभाव है स्तन्यस्रावः उसी का प्रतीक है। 
यशोदा के चित्त की जो भावमयी स्थिति है उस में अंगभूत 
भाव अनेक हैं और जिस समय जिस भाव का प्राधान्य होता है 
उस समय उसी के अनुकूल साक्ष्विक भाव का उदय होता है। 
इन में सब भावों की जो समष्टि है उससे 'स्तन्यस््राव' होता हे । 
दशरथ, ननन्‍द, कफौशल्या, यशोदा, देवकी आदि ग़ुरुवर्गीय 
जन वात्धल्यरस के भक्त हैं। इन भक्तों की शुद्ध वात्सल्यमयी 
भक्त्ति है, अन्यत्र दास्य, सख्य तथा वात्सल्य का भाव-मिश्रण भी 
अन्य भक्तों में दृष्टिगोचर होदा है। संक्षण का सख्य भाव 
प्रीति तथा बात्सल्य से युक्त था, तो युधिष्ठिर का वात्सव्य प्रीति 
ओर सख्य से संपुटित था । नारद का सख्य प्रीति से युक्त था, 
तो उद्धवजी की प्रीति सख्य से मिश्रित थी । इस प्रकार भाव 
मिश्रण” के भी अनेक उदाहरण विद्यमान हैं । 


(५) माधुयरस के स्थायीभाव का नाम है प्रियता जो श्रीकृष्ण 
तथा मृगनयनी सुंदरियों के संभोग का आदि कारण माना जाता 
आन 4 ए 

है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कांतभाव से उपापघना करना माधुय- 


वैष्णव साधना ६३१ 


भाव के नाम से अभिद्दित होता है। यह भक्ति की चरमावस्था 
माना जाता है क्‍योंकि इस अवस्था में सब प्रकार की मयौदा 
तथा संकोच दूर हो जाते हैं और भगवान्‌ की निरन्तर सेवा 
अबाधगति से होती है और इस प्रकार सुख का समास्वादन 
प्रगाढ रूप से होता है। यह मधुररस लौकिक दाम्पत्यरस से 
सवथा भिन्‍न है। लौकिक रस के जितने संबंध हैं वे सब 
स्वाथमूलक होते हैं अर्थात्‌ अपने ही सुख के लिए होते हैं । परंतु 
श्रीकृष्ण के प्रति जो यह स्नेहभाव है वह स्वार्थभावना से सबंथा 
उन्मुक्त अथच अलौकिक है। लौकिक दाम्पत्य-प्रम अहंकारमलक 
है ओर भगवत्सम्बन्धी माधुयरस परसुखमलक होता है। एक 
की संज्ञा 'काम' है, तो दूसरे का लाम 'प्रेम” है ओर दोनों में 
आकाश-पाताल का, अ्रंधकार-प्रकाश का अंतर है। माघुयभाव: 
ही जब इतना प्रगाढ़ तथा बद्धमूल. हो जाता है कि अत्यन्त 
प्रतिकूल दशा में पड़ने पर भी भक्त का चित्त उससे विचलित 
नहीं होता, तब उसे 'प्रम” कहते हैं | प्रम बराबर आगे बढ़ता 
हुआ स्नेहू, सान, प्रणय, राग ओर अनुराग की अवस्था को 
पार कर अंत में 'महाभाव? की चरम सीमा को पहुँच जाता है । 
यही सबसमाद्दारिणी इन्द्रियातीव भावमयी परा स्थिति है जो. 
परमभकक्‍तरूपियणी श्रीराधिका के जीवन तथा आत्मा का स्वरूप 
है। भक्त का यही परम ध्येय है जिसकी प्राप्ति प्रत्येक साधक 
का कर्तेब्य है और जिसके लिए पूर्वोक्त भावों में से किसी एक 
भाव का आश्रयण भ्रयर्कर माना जाता है। 


काधराातापका |] असलकजमकल्थमक, 


६३२ मागवत संप्रदाय 
(४) 
गोपी-भाव 


गोपीभाव रस-साधना की उच्चतम कोटि का नाम है ' कुछ 
लोगों की यह आ्रांत धारणा बनी हुई है कि गोपीभाव की उपा- 
सना का अधिकार स्ली-समाज के भोतर ही सीमित है, गोपीभाव 
के पूर्ण निर्वाह के लिये पुरुषों को स्त्रियों की वेशभूषा का पूरे 
ग्रहण करना नितांत आवश्यक है ओर इसी धारणा को काय 
रूप में चरिताथ करने के लिये हम कतिपय पुरुष भक्तों को 
मूँछ मुड़ाकर तथा चटकीली ज्ञाल साडी, तथा कड़ा छड़ा पहन 
कर भगवान्‌ के सामने नाचने का र्वांग भरते हुए भी पाते हैं 
परंतु यह धारणा नितांत भ्रांत है। गोपीभाव खस्री-सुलभ बाह्य 
वेष के ऊपर आश्रित नहीं होता, प्रत्युत एक उदात्त आंतरिक 
भाव की संज्ञा है। वह भक्ति-साधना की उदाक्त-कोटि का 
उन्ज्वल्ञतम प्रतीक है। भगवान्‌ त्रजनन्दन श्रीकृष्ण के चरणा- 
रविन्द में अपने समस्त आचार-व्यवहार, काय-कलाप, धमंकर्म 
का पूर्ण समपण तथा उनके विरह में परम व्याकुलता की 
भावना-गोपीभाव के ये ही दो परिचायक लक्षण हैं। महर्षि 
नारद को सम्मति में . भक्ति का पूर्ण आदश ब्रज-गोपिकाओं 
के जीवन में विकसित तथा प्रफुल्लित हुआ था ओर भक्ति का 
पूर्ण आदश है क्या ! 'तदर्पिताखिलाचारिता तदूबिरदे परम- 
व्याकुज्षता चः अथोत्‌ भगवान्‌को अपने समग्र आचारोंका समपंण 
तथा उनके विरह में परम व्याकुलता। संसार के समग्र निञ्ञी 
कर्मों, व्यापारों तथा नाना प्रपंचों को छोड़कर चित्त को रसिक- 
शिरोमणि किशोर-मूर्ति श्रीकृष्ण में सन्‍्तत ज्गाना जिसमें एक 


वैष्णव साधना ६३३ 


क्षण का व्यवधान न जनमे और यदि किसी प्रकार उनसे पिरह 
हो, तो इसमें इतनी तड़पन हो, इतनी व्याकुल्ञता हो कि संसार 
के कार्यों से चित्त सिमिट कर उसी व्याकुल्ता की दशा में आत्म- 
विभार हो उठे । 


भक्ति शाक्ष में त्रज गोपिकाये प्रम की धघवल ध्वजा मानी 
गई हैं तथा उनकी प्रेम गरिमा के चित्रण में भक्तों की तथा 
कवियों की वाणी ने मक भाव को ही अपना अलंकार सममका 
है। भक्ति-शासत्र का सवश्र प्ल ग्रंथ-रत्न श्रीमद्भागवत गोपिकाओों 
की प्रम-माल्ा गूँथने में सबसे अधिक रूपवान तथा सरस शाख्र 
है | भागवत में “गेह श्रृंखला! दुजर मानी गई हैं । गृहस्थाश्रम की 
नाना संबंधों की श खला मानव को इतनी हृढ़ता से जकड़ी हुईं 
रहती है कि उसे तोड़ देना एक ठेढ़ी खीर है--दुर्गंभ व्यापार 
है। कल्ितकलेवरा कामिनी की मंद मुसुकान पर बिकने वाला 
प्राणी क्या कभी अपने हित का चिंतन करता है? अपने सुकुमार 
शिशु की तोतली बोली पर रीमककर वह संसार को दी व्यर्थ का 
डकोसला समझ बेठता है। रसिया मित्रों की संगति को ही वह 
जगत्‌ का सार सममकर उसी में चित्त रमाये रहता है। सदृरु 
के उपदेशास्तत का एक कण भी किसी क्षण में उसके कण-पुट में 
यदि पड़ जाता है तो वह अपने को इन प्रपंचों से छुड़ाने के लिए 
जी तोड़ परिश्रम करता है, परन्तु इनके तोड़ने में उसे चाहिये 
अश्रान्थ अध्यवसाय, अक्लांत-परिश्रम तथा सर्वाधिक भगवदू- 
रसिक हृदय | विना इस साधना सामग्री के वह गेह-श्र खला को 
कभी नहीं तोड़ सकता । ब्रज गोपियाँ इस दुजर गेह श्वखला 
को अच्छी तरद्द से तोड़ कर भगवान्‌ की ओर अग्मसर हुई थीं 
पति, पिता, माता, भाई, बंधु आपि समस्त संबंधों को तिलांजलि 
देकर ही ये भगवान्‌ के चरणारबविंद के मकरंदपान के लिये 


६३४ भागवत संप्रदाय 


भ्रमरी बनीं थीं। इसलिए श्रीकृष्ण ने स्वयं उनकी स्तुति में 
कहा था-- 


न पारयेइह निरवचसंयुजां 
स्वसाघुकृत्यं विद्युधायुषापि वः । 
या माभजन्‌ दुजरगेह-शंखलाः 
संवृश्च्य तद्‌ वः अतियातु साधुना ॥ 
भागवत १०|३२॥२२ 


भगवान्‌ का कथन है कि गृहस्थी की दुजर खखल्ाओं 
को अच्छी तरह काटकर तुम लोगों ने मेरा भजन किया है, 
आपकी मेत्री दोषहीन है। उसमें किसी प्रकार के स्वार्थ का गंध 
नहीं है। देवताओं की आयु पाकर भी मैं इसका प्रत्युपकार नहीं 
कर सकता | इसलिए आप लोग स्वयं अपनी जउदारता तथा 
उद्राशयता से मुझे इस ऋण से उन्मुकत कर दें। 


उद्धव जी को बज भेजते समय श्रीकृष्ण ने प्रेम-गद्द कंठ 
से गोपीभाव की विशुद्धता तथा उच्चता का परिचय दिया है। वे 
कहते हैं कि उद्धवजी, गोषियों का मन सुभमें रमा हुआ है। ' 
उनका प्राण में ही हूँ, मेरे लिए उन्होंने समस्त देह-कार्यों का 
विसजन कर दिया है तथा लोकघर्मों का भी परित्याग कर 
दिया है। में उनका आभरण-पोषण करता हूँ। में उनके लिए 
प्रियतमों का भी प्रिय हूँ। जब मैं बूज से दूर चला जाता हूँ 
तब ये विरह की उत्कंठा से विहल होकर मेरी स्मृति में मूच्छित 
होकर गिर जाती हैं । मेरे वुज-अत्यागमन के संदेशों से ही 
वे किसी प्रकार अत्यन्त क्श से अपना प्राण धारण कर. रही हैं। 
तत्त्व की बात हे--वल्लव्यो मे मदात्मिका: । गोपियों की आत्मा 


वैष्णव साधना ६३५ 


मेरे साथ एकाकार है तथा में गोपियों के साथ एकाकार हूँ। 
( भागवत १०।४६।४-६ ) | 'वल्लव्यों में मदात्मिका:ः ( भागवत ) 
को 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌” से तुलना यद्दी बताती है कि वूज की 
गोपियाँ उक्त ज्ञानी भक्ति को प्रतिनिधि हैं जिसे गीता भकक्‍त- 
चतुष्टय में शिरोमणि मानती है । 


सोलहो आने सच्ची बात यह है कि स्वजन का परित्याग 
नितांत दुष्कर है। भगवान्‌ की मोहिनी माया का पाश इतना 
ढीला नहीं है कि कोई अपना गला छुड्काकर फकाइकर अलग हट 
जाय । वह प्राणी-मात्र के ऊपर इतनी दृढ़ता से रक्खा गया है 
कि उसको हटाना एक दूभर व्यापार है और इसी पाश को काट 
डात्ञा गोपियों ने। इसीलिए स्वयं उद्धव जी ने अपनी हृदयगत 
अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा था कि में चाहता हूं कि बृंदावन 
के इस बीहड़ कानन में में लता, ओषधि या मभाड़ियों में किसी 
रूप रहता जिससे मुझे गोपियों के चरण रजःकण के स्पश से 
से पवित्र होने का अवसर मित्नता । इन गोपियों की स्तुति हीं 
क्या की जाय जिन्होंने कठिनता से छोड़ने योग्य अपने सगे 
संबन्धियों को तथा आयपथ को छोड़कर वेदों के द्वारा खोजे गये 
मुकुंद की चरण सेवा को स्वीकार किया था ;-- 


आसामही चरणरेणु-जुषामहं स्यास 

बृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम । 
याः दुसूयज स्वजनमायपर्थ च हित्वा 

भेजे मुकुन्दपदवों श्रुतिमिर्विस्तग्यास्‌ ॥ 


आत्म-विस्मृतिकी दशामें भी भगवान के माहात्म्यकी विस्मृति 
कभी न दोनी चाहिए। गोपियाँ प्रम की अधिकता के कारण 
आपा भले ही भूल जाय, परंतु यह याद उन्हें भूल नहीं सकती 


&६३६ भागवत संप्रदाय 


कि हमारे प्रस का आधार, हमारी कामना का निकेतन, हमारे 
स्नेह का आश्रय वह किशोरमूति श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ है, 
अखिल घट में वास करनेवाल्ा नित्य नूतन श्रेमागार है, जगत्‌ 
का नियमन करनेचाला अंतर्यामी है। उनका प्रेम किसी मानव 
के प्रति नहीं है, किसी भोतिक देहधारी के प्रति नहीं है, प्रत्युत 
जगन्नियंता के[प्रति है, पड़ ऐश्वय से संडित'भगवान्‌ के प्रति है। 
तभी तो गोपियों ने श्रीमुख से कहा था-- 


न खलु गोपिका-नन्‍दनो भवा-- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌ । 
विखनसार्थितोीं. विश्व-गुप्तये 
सख उदेयिवान सासवतां कुले | 


आप गोपिका यशोदा, के नन्‍्दून नहीं हैं, प्रत्युत संपूर्ण 
प्राणियों के अंतरात्मा के साक्षी तथा द्रष्टा हें। यादव कुल्न में 
आप का उदय ब्रह्मा की निरंतर प्राथना करने पर विश्व की रक्षा 
के निमित्त हुआ है | अतः आनंदातिरेक की दशा में भी गोपियाँ 
कऋष्ण के अंतर्यामी रूप तथा ल्ोकसंप्रहकारी स्वरूप से भल्री 
भाँति परिचित हैं । यदि ऐसा नहीं होता, तो यह प्रम जार के प्रम 
से अधिक महत्व का नहीं होता । जो महिला अपने धर्म पति के 
प्रमको तित्लांजलि देकर किसी उपपतिको वरण करती है वह समाज 
में हेय तथा अ्रग्राह्म आदश प्रस्तुत करती हैँ । गोपियों के विशुद्ध 
श्रम पर छीटाकशी करने वात्ते आल्ोचकों का टोटा नहीं है, 
परंतु उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि गोपियों ने अपना हृदय 
समपंण किया था किसी परपुरुष को नहीं वल्कि उस परमपुरुष 
को जो अंतर्यामी रूप में हृदय के कोने में बेठा हुआ हमारा 
संचालन किया करता है तथा हमारे समग्र व्यापारों का निरीक्षक 


वैष्णवशसाधना ६३७ 


बन कर हमारे पुण्य-पाप का लेखा जोखा किया करता है| 
इसीलिए महर्षि नारद जी का कहना हे-- 


पन्नापि न माहाव्म्यज्ञानस्मृत्यपवादः तद्विहीनं जाराणामिव' 
नारद-भक्तिसूत्र २२, २४ 


प्रम तथा काम का तारतम्य 


प्रम तथा काम का तारतम्य समर ल्लेना इस प्रसंग में नितांत 
आवश्यक है। प्रेम में त्याग की भावना का प्राबल्य रहता है 
ओर काम में स्वाथ की भावना का प्राधान्य रहता है। प्रमी 
अपने प्रमपात्र के लिए अपने/ंसोख्य तथा सम्पत्ति को न्योछ्वावर 
करने के लिप उद्यत रहता है, परंतु कामी की दृष्टि अपने ही 
सौख्य की ओर लगी रहती है। वह केवल अपना ही स्वार्थ 
चाहता है, अपनी इच्छा की पूर्ति की कामना करता है; उसका 
दृष्टिबिन्दु प्रियपात्र न होकर स्वयं अपना ही छुद्र आत्मा द्दोता 
है। बह अपने प्रिय की ओर कभी फूटी नजरों से भी नहीं 
देखता । वह्द देखता है केवल अपने को, अपने क्षुद्र स्वार्थ को 
तथा अपने व्यक्तिगत सौख्य को। नारदजी की सम्मति में 
प्रेम की प्रधान पहचान है--तत्सुखसुखित्वम्‌- प्रियतम के सुख 
में अपने आपको सुखी मानना | पर॑तु काम में इस भावना का 
एकदम अभाव रहता है। गोपियों के जीवन में हम प्रम की 
ही प्रधानता पाते हैं। उनका एक ही उद्श्य था कि किसी न 
किसी प्रकार से क्रष्णचंद्र को अपने कार्यों से आनंद पहुँचाना । 
इसी सेबा से ही उन्हें अपार आइहावाद प्राप्त होता था; उनके हृदय 
में ओर किसी भी स्वार्थभूलक वासना का अस्तित्व नहीं था । 


ध्श्द भागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ के प्रति समपित जीवन में स्वार्थवासना के लिए कहीं 
स्‍थान नहीं होता। भकत' भगवान्‌ से इतना तादात्म्य रखता 
है कि उसके प्रथक्‌ अस्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं होता। वह 
केवल भगवान की ही सेवा को अपने जीवन का चरम अवसान 
मानता है। काम दूसरों के द्वारा अपनी व॒तप्ति चाहता है, परंतु 
प्रम अपने द्वारा प्रमपात्र की तृत्ति चाहता है ओर उसीके 
आनन्द से स्वयं आनन्द का अनुभव करता है। कृष्णदास 
कविराज ने “'चेतन्यचरिताम्रत' में प्रेम तथा काम के इस परस्पर 
पार्थक्य का बड़ा ही सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनका 
कहना है-- 
आत्मेन्द्रियप्रीति इच्छा, तारा नाम काम | 
कृष्णेन्द्रियप्रीति इच्छा, धरे प्रम नाम ॥ 
कामेर तात्पथ निज संभोग केवल | 
कृष्ण सुख तात्पय प्रेम तो प्रबल ॥ 
आत्म दुःखसुख गोपी ना करे विचार | 
कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवद्वार ॥ 
लोकधम, वेदधर्म, देहधर्म -कम। 
लज्तजा घेय देह सुख आत्मसुख मम || 
सव त्याग करये करे कृष्णेर भजन । 
कृष्णसुख देतु करे प्रमेर सेवन ॥ 
इहाके कहिये कृष्णे हृढ़ श्रनुरारा । 
स्वच्छु धोत बस्त्र जेछे नाहि कौन दाग ॥ 
अत एव; काम प्रेमेर बहुत अन्तर । 
काम अन्धतम प्रेम निमल भास्कर ॥ 
अत एवं गोपी गणे नाहि काम गन्ध | 
कृष्णुसुख देतु-मात्र कृष्णेर सम्बन्ध || 


वैष्णव साधना ६३६ 


आशय है कि अपनी ही इंद्रियों की जो इच्छा होती हे उसी 
का नाम है काम और श्रीकृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने की 
इच्छा की संज्ञा है प्रम | काम हृदय की संकुचित वृत्ति है जिसका 
तात्पय केवज्न अपने ही सुख तथा संयोग की भावना रहती है । 
इसके विपरीत प्रम हृदय की उदात्त वृत्ति है जिसका अभिप्राय 
केवल प्रमपात्र श्रीकृष्ण को ही सुख पहुँचाना होता है। गोपियों 
का जीवन प्रेम का उज्ज्वल्ष प्रतीक है। इसलिए गोपियाँ कभी 
अपने सुख की ओर ध्यान ही नहीं देतीं। उन्होंने लोकधम 
वेदधम, लज्जा, पेय आदि समस्त वस्तुओं को छोड़कर केवत् 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सुख पहुँचाने का हृढ़ नियम तथा निश्चय 
ले रखा था। प्रेम उस स्वच्छ घोए हुए वस्त्र के समान है जिसके 
ऊपर एक भो काला छीटा या दाग नहीं रहता। काम अंधा होता 
है, परंतु प्रम सूथ के समान प्रकाशमान तथा निर्मल होता है। 
गोपियाँ प्रेम की ध्वजा थीं। अतः उनके जीवन में काम का गंध 
भी देखने को नहीं मिल सकता। कृष्ण के साथ उनका संबंध 
इतना द्वी था कि वे वृजनंदन ऋष्ण के हृदय में आनद उत्पन्न 
करने का कारण बनती थीं | 

इस प्रकार गोपीभाव के परिचायक चार गुणों की सत्ता 
माननी चाहिए--(१) समग्र स्वत्व तथा संपत्ति को भी कृष्ण के 
प्रति समपण कर देना; ( २) एक क्षण के लिए भी कृष्ण की 
बिस्मृति में नितांत व्याकुलता, (३ ) श्रीकृष्ण के माहात्म्य तथा 
यश की गरिमा का पूरणो ज्ञान, (४) श्रीकृष्ण के सुख में अपना 
सुख मानना तथा उनके आनंदित होने पर स्वतः आनंदित होना। 
इन चारों महनीय गुणों का विज्लास जिस प्रेम में कलकता है 
वद्दी गोपीभाव का चरम आदश है। अटष्टछाप के मान्य कवि 
परमानन्ददास की यह ऋ्ाघनीय स्तुति सचमुच यथार्थ है-- 


६४० ..._ भागवत संप्रदाय 


ये हरिरस ओपी गोपी सब तिय तें न्‍्यारो। 
कमल नयन गोबिंद चंद की प्रान पियारी । 
निरमत्सर जे संत तिनहिं चूढामनि गोपी। 
निर्मल प्रेम भ्रवाह सकल मरजादा सल्ोपी | 
जे ऐसे मरजाद मेटि मोहन गुन गावें। 
क्यों नहिं परमानंद्‌ प्रेम-मगती-सुख पावें ॥ 


इस प्रकार गोपीभाव साधनाके एक उत्कट कोटि का नामांतर 
है । वह बाह्य श्ालंबन पर आश्रित न होकर शआ्रांतरभाव ऊपर 
अवलंबित होता है | 


वैष्णव साधना ६४१ 


(४) 


रससाधना 


साधना के विविध मार्गों को सुभीते के लिए तीन भागों में 
विभक्त कर सकते हें--( १) प्रवरतेक दशा, (२) साधक दशा 
तथा ( ३) सिद्ध दशा। ये तीनों दशायें साधक को विशिष्ट 
स्थिति की द्योतिका हैं । प्रवततेक दशा में साधक अपनी साधना 
का प्रारंभ करता है। इसके भी साधन की विभिन्नता से दो भेद 
होते हैं--नामसाथना और मन्त्र साधना। भगवान्‌ के स्वरूप 
के समान ही उनका नाम सी चिन्मय, विशुद्ध तथा अप्राकृत होता 
है। भगवज्ञास प्राकृतिक वस्तु नहीं है, वह अप्राकृतिक वस्तु है 
और अवचिन्त्य शक्ति-संपन्न है । नाम तथा नामी का नित्य संबंध 
होता है। साधक अपने उपास्य-देवता के अभीष्ट नाम का सन्‍्तत 
उच्चारण तथा जप करता हुआ नामी की प्राप्ति में कृतकाय होता 
है । स्फोट शब्द से ही अथ की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, परंतु 
सस्‍्फोट “अन्त्यबुद्धि-निम्नौद्य! होता है अर्थात्‌ अन्तिम ध्वनि के 
उच्चारण के साथ स्फोट शब्द की पूणेता होती है और तब अर्थ की 
अभिव्यक्ति स्वत: बिना किसी बाह्य कारण की सहायता से होती 
है | उदाहरण के लिए “रास? शब्द की पूर्णता तभी संपन्‍न होती 
है जब रेफ, आकार ओर मकारके अनन्तर अकारका भी उच्चारण 
किया जाता है । जब तक इस अंतिम ध्वनिका उच्चारण नहीं होता, 
तब तक राम शब्द के द्वारा द्योत्य अथ की स्फूर्ति नहीं होती। 
. इसी प्रकार नाम-साधक का कतठय है कि वह नाम की साधना में 
पूर्ण निष्ठा से लगा रहे। जब अन्तिम नाम का उच्चारण पूर्स 
होगा, तब नामी की अभिव्यक्तित आप से आप एक क्षण में हो 

४१ 


६४२ भागवत संप्रदाय 


जावेगी। नामोचारण में भी साधक का कठ त्वाभिमान किसी 
प्रकार कृतकाय नहीं होता, अपि तु नामी की कृपा से द्वी किसी 
भाग्यशाली पुण्यवान्‌ के कए्ठ से नाम फूट उठता है। 
दीघेकाल तक नियमित रूप से नाम साधना करते रहने से 
आअथासमय भगवान्‌ की करुणा का उद्रेक होता है ओर वे पथ- 
प्रदर्शक गुरु के रूप में नाम-साधक भक्त के सामने आविभूत होते 
हैं और मंत्रोपदेश करते हैं। मंत्र की यथावत्‌ साधना से बीज- 
मंत्र की अभिव्यक्ति होती है तथा साधक का चित्त मलिनता का 
पूर्ण परिहार कर नितांत शुद्ध साक्षिवक रूप में विद्योतित हो 
जाता है। साधक का पूर्वेसंचित अशुद्ध काम विगलित हो 
जाता है तथा वह अपने भाव के अनुसार शुद्ध साक्िविक देहको 
धारण करता है । इस विशुद्ध शरीर का पारिभाषिक नाम होता 
है--भाव देह । यह देह निरमेल, अजर तथा अमर होता है। 
भोतिक-देह से संबद्ध भूख-प्यास, काम-क्रोध, आदि प्राकृत धम्म 
इसे स्पर्श तक नहीं करते । इस भावदेह का उदय प्रवतक दशा 
के अवसान तथा साधक दशा के आरंभ का सूचक होता है। 
अब सच्ची साधना का आरंभ होता है, क्‍योंकि अब तक की गईं 
साधना साधक को केवल आरंभिक योग्यता प्रदान करने के लिए 
ही कतकार्य होती है। स्थूल देह में अभिनिवेश या तादात्म्यपूषक 
जो उपासना साधारण रीति से की जाती है, वह वस्तुतः साधना 
ही नहीं है। सच्ची साधना तो भाव का साधन है। इस साधन 
को अग्रसर करने के लिए नाम तथा मंत्र दोनों साधक को आर- 
मिक चेष्टायें होती हैं। 
साधक दशा में भावभक्ति का उदय होता है। इस भक्ति के 
आाविभाव के कारण की समीक्षा करते समथ आचार्यों ने दो 
कारण बतलाये हैं। भाव का उदय कर्म से या ऋृत्रिम उपायों से 


वैष्णव साधना ६४२ 


होता है अर्थात्‌ स्मरण, कीतेन, आत्मनिवेदन आदि उपायों के 
अवलंबन करने से साधन-भक्ति भाव-भक्ति के रूप में परिणत हो 
जाती है। परंतु कमंकी अपेक्षा भगवत्कूपा ही इस परिणाम का 
समथ कारण मानी गई है । कभी कभी भक्तों के हृदय में साधन- 
भक्ति के अनुष्ठान के बिना ही भावभक्ति का आविर्भाव देखा 
जाता है । ऐसे कम के अभाव में भाव का उदय भगवान्‌ 
की अथवा उनके भक्तों की कृपा का परिणत फल्न माना जाता 
है। कुछ आचाय लोग प्रथम को कारण मानते नहीं । वे तो 
केवल कृपा को ही भावोदय में जागरूक कारण मानते हैं । इसका 
एक द्वेतु हे। भक्ति हादिनी शक्तित की एक विशेष वृत्ति है| 
ड्ादिनी शक्तित महाभावरूपा होती है। अतः भाव-भक्ति चाहे 
वह साधनपूर्वक हो या कृपापूवक हो महाभाव का ही एक अंश 
है। जीव कम कर सकता है, क्‍योंकि वह इस कम-लोक का 
प्राणी है । यह संसार कमभूमि है-कर्मो की भूमि है जहाँ 
मनुष्य स्वेच्छुया लाना कर्मों को करता है, परंतु वह भाव के 
लिए या भक्ति के निमित्त भगवत्कूपा पर ही अआश्रित रहता है । 
कममूल में जीव रहता और भावमूतल में भगवान्‌ रहता है। 
भक्ति स्वरूपशक्ति का विल्ञास होने से भगवत्स्वरूप से ही संबद्ध 
रहती है। इसीलिए जीव कम तो कर सकता है, परंतु कृत्रिम 
उपायों से भक्ति या भाव को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह 
भावमय नहीं होता | इसीलिए वष्णव आचार्यों का पूर्ण आग्रह 
है कि भाव का भक्‍त-हृदय में स्फुरण भगवत्कपाकटाक्ष से ही 
होता है । 
भावदेह ओर बाह्यदेह 
बिना योग्य आधार के आधेय की सत्ता नहीं हो स्कती। 

बिना विशुद्ध देह के भाव का उदय नहीं हो सकता | यह प्राकत 


६४४ ; मागवत संप्रदाय 


देह अशुद्धियों के आगार होने से नितांत मल्िन, दोषपूर्ण तथा 
अशुद्ध होता है। इसमें भाव जैसे विशद्ध पदार्थ के धारण करने 
का सामथ्य ही नहीं रहता । इसीलिए भावदेह की आवश्यकता 
होती है । प्राकत मालिन्य आदि दोषों से विरहित शद्भ देह 
ही भाव देह” के नाम से अभिद्ित किया जाता है। भावषदेह 
आंतर विशुद्ध देह होता है ओर बाह्मदह बाहरी शअशुद्ध दंह होता 
है। दोनों देहों में प्रथमतः योग या परस्पर सामझ्जस्य नहीं होता । 
माठ्भाव के साधक का भाव-दह शिशु के आकार का ही होता 
है चाहे उसका बाह्य प्राकत शरीर भले ही जी्ें-शीर्णी, जरा- 
पत्नित तथा विगलित-दंंत दो । सिद्धांत का मूल है प्रकति तथा 
आकृति की एकरूपता। जो साधक प्रकृतितः शिशु है ( अर्थात्‌ 
मातृभाव का उपासक है ) वह आकृतितः शिश ही है ( अर्थात्‌ 
उसका भावदह शिश के आकार का ही होता है ); इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं। सारांश है कि भावदह के सिद्ध होने पर ही 
साधक के हृदय में 'भाव” का उदय होता है और यही भाव 
नाना साधनों से विकसित होकर 'प्रेम” के रूप में परिशत हो 
जाता है। बिना प्रम के उदय हुए भगवान के अपरोज्ष ज्ञान का 
उदय नहीं होता है । भाव तथा रस में अंतर यही है कि भाव 
होता है अ्रपक दशा तथा रस होता है पक दशा 

भाव दो प्रकार का होता है--स्थायीमाव तथा संचारीभाव । 
संचरणशीत होने के कारण संचारीभाव कतिपय क्षण स्थायी 
रहता है और अपना काय समाप्त कर तिरोहित हो जाता है। 
रसका उन्‍्मेष संचारी भाव के द्वारा नहीं होता, अपि तु स्थायी 
भाव के द्वारा होता है। भक्त लोग नाम तथा मंत्र की साधना 
को इसीलिए उपादेय मानते हैं कि इसके द्वारा भाव को संचारी 
दशा से स्थायी दशा में पहुँचाया जा सकता है। भाव के विकास 


वैष्णव साधना ६४५४ 


के साथ साथ भकक्‍षत हृदय प्रदेश में प्रवेश पाता है। यह अतरंग 
कमल अपष्टदलों में विभकत रहता हे जिसके एक एक दल के 
ऊपर एक एक भाव की स्थिति मानी जाती है। स्थायी भाव के 
धअष्ट प्रकार होने का यही कारण है । भिन्न भिन्न दत्त तो भाव के 
प्रतीक तथा स्वरूप होते हैं ओर कर्णिका में महाभाव की स्थिति 
अंगीकृत की जाती है। साधक का चरम लक्ष्य हे महाभाव की 
प्राप्ति ओर इसके लिए आउठों भावों में से प्रत्येक भाव को क्रमशः 
एक एक कर उसे जगाना पड़ता हैं, नहीं तो कोई भी भाव अपने 
चरम विकाश की अवस्था तक प्रस्फुटित नहीं किया जा सकता। 
विभिन्न अष्ट भावों का समशिरूिप ही महाभाव! होता है। जिस 
प्रकार हाथ, पेर, आँख, कान आदि अबयवों को छोड़कर स्वतंत्र 
रूप से शरीर का अस्तिक्त्व नहीं रहता, उस्री प्रकार अष्टभावों का 
परिहार कर 'महाभाव' की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती । श्रोकविराज 
जी के शब्दों में “अष्टद्ल की कर्शिका के रूप में जो बिंदु हे, वह्दी 
अष्टद्ल का सार है। इसी का दूसरा नाम “महाभाव? है। 
वस्तुतः अष्टद्ल महाभाव का ही अष्टविध विभकक्‍त स्वरूपमात्र 
है। इसे महाभाव का काय-व्यूह भी कहा जा सकता है।ये 
आठ भाव मद्दाभाव के स्वगत आठ अंगमात्र हैं और मद्दाभाव 
का स्वरूप द्वी इन अष्टभावों की समष्टि है! ।” 

वष्णव शास्र में अष्टरल्न कमल का एक एक दल्ल भाव का 
प्रतीक होकर सखी का भी प्रतिनिधि है। कर्शिकागत बिंदु महा- 
भाव का प्रतीक बनकर श्रीराधा का प्रतिनिधित्व करता है। 
सखियाँ महाभावरूपा श्रीराधा की ही काव्यव्यूह हें। 
सखियों की समष्टिरृपा राधा उनके बिना नितांत अपूण है। 


१ भक्तिरहस्थ पु० ४४६. 


६४६ ह भागवत संप्रदाय 


इसीलिए सखियों के सहयोग से ही साधक राधारूप की उपलब्धि 
कर सकता है। श्रीराधा तत्त्व का विवेचन भक्त-प्रंथों में बडो 
मार्मिकता के साथ किया गया है। प्रमरूपिणी राधा आनंद-विग्नह 
श्रीकृष्ण की आह्ादिनी शक्ति है। आनंद तथा प्रेम का 
नितांत धनिष्ठ संबंध रहता है। आनंद न तो प्रेम के अभाव में 
जी सकता है ओर न प्रेम ही आनंद के अभाव में रह सकता 
है। आनंद के घनीभूत विग्रह श्रीकृष्ण हैं, तो प्रेम की घनीभूत 
मूर्ति श्रीराधिका हैं। दोनों का साहचरय नित्य है। न कृष्ण के 
बिना राधा की स्थिति रह सकती है ओर न राधा के बिना 
कृष्ण रह सकते हैं। श्रीकृष्ण द्वी राधा के जीवन हैं । श्रीकृष्ण 
भोकता हैं; श्रीराधा भोग्या हैं। पुरुष सेव्य तथा आराध्य है। 
प्रकृति सेव्या तथा आराधिका है| इसीलिए प्रमस्वरूपिणी राधिका 
अपने प्राण और मन को अपण कर श्रीकृष्णको सदा प्रसन्न किया 
करती है । 


हादिनी शक्तिके रूप-निदेश के अवसर पर कष्णदास कवि- 
राज कहते हैं कि ह्ादिनी कष्णु को आनंद का अनुभव कराती 
है। हादिनी के ढवरा ही भगवान भक्तों का पोषण करते हैं। 
हादिनी का सार है प्रम ओर प्रेम का सार है भाव और भाव 
की परमकापष्ठा का अभिधान है महाभाव!। श्रीराधा ठकुरानी 
महाभाव-स्वरूपा हैं। वह सब गुणों की खानि दोने से श्रीकृष्ण 
की फांताओं में शिरोमणि हेंः-- 


हादिनी कराय कृष्णेर आनन्दास्वादन | 
हादिनी द्वाराय करे भक्तेर पोषन ॥ 
हादिनीर सार प्रेम, पमसार भाव । 
भावर परमकाष्ठा. नाम महाभाव ॥ 


वैष्णव साधना ६४७ 


महाभावस्वरूपा श्रीराधा ठाकुरानी । 
सर्वगुणलानि. कृष्णकान्ताशिरोसनी ॥ 


“कदष्ण के द्वारा आराधना किये जानेबाली अथवा कष्ण की 
आराधना करनेवाली द्वी राधा? है। महिषी, गोपियाँ तथा 
लक्ष्मी इन्हीं की कायव्यूह हैं। राधा तथा श्रीकष्ण रससागर 
महाविष्णु के देह से ही दो रूप हो गये हैं?। राधिकोपनिषद्‌ के 
इस कथन" से राधा तथा सखियों के परस्पर संबंध की कल्पना 
का निर्णय हो सकता है। सखियाँ राधा की कायव्यूहरूपा हैं* । 
अतः वे भी नित्य सखी तथा सद्दचरी रूप से श्रीराधा-कष्ण की 
निरंतर सेवा, भजन तथा उपासना कर उन्हें आनंदरस-निभर 
बनाती हैं। पहिल्ले वर्गन किया गया है कि गोपियों का जीवन 
पराथ की एक दीघ परंपरा है। कष्ण की आनंदोद्ध ति ही उनके 
जीवन का लक्ष्य है। वे प्रम की जीवित प्रतिमाय हैं! इनका 
जीवन ही श्रीकष्ण के सुख तथा आनंद के लिए होता है। सखी 
भाव को प्राप्त कर कष्ण की निरंतर उपासना तथा अआनंदातिरेक 
ही साधक का परम कतव्य होदा है। 


१ कृष्णेन आराध्यते इति राधा। कृष्ण समाराधयति सदेति 
राधिका | अस्या एव कायब्यूहरूपा महिष्यो गोप्यः श्रीक्षेति । 
येयं॑ राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिददेनेकः क्रीडाथ द्विघाउभूत्‌ । 

“-राधिकोपनिषत्‌ । 

ए महामाव चिन्तामणि राधार स्वरूप । 
लत्नितादि सखी तार कायब्यूहरूप ॥ 

--चैतन्यचरिताम्रत । 


६४८ भागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गोपरूप” का रहस्य यही है कि वे 
आनंदरूप से जगत्‌ के रक्षक तथा स्रष्टा हैं। आनंद के बिना 
कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता । वेष्णवाचाय कहते हैं 
कि आनंदमय भगवान्‌ श्रीकृष्ण निजानंद के किंचित्‌ आभास के 
द्वारा अखिल जगत्‌ के गोप, गोप्ता अथवा रक्षक है। “विष्णु- 
गोपा अदाभ्य/ इस श्रुतिवाक्य का यही तात्पय है। “उपजीव॑ति 
मात्रां हि तस्यानंदस्य सवदा भूतानि सकलानि! अर्थात्‌ समस्त 
जीवगण उस एकमात्र अद्वितीय परमानंद के. आभासमात्र के 
द्राश्रय से जीवित रहते हैं। फल्नततः जगत्‌ के संतत रक्षक होने 
के कारण श्री ऋष्ण ही नित्य गोप हैं तथा उनकी सेवा करने 
वाली श्रीराधा आदि सहचरियाँ नित्य गोपियाँ है । 

भाव से महाभाव की प्राप्ति के दो माग्ग हैं--प्रकट माग 
तथा गुप्त मांग । एक है आवतक्रम से और दूसरा है साक्षात्‌ 
तथा सरल रूप से। आवतंमाग के अवल्ंबन करते समय 
प्रदक्षिण तथा परिक्रमा के द्वारा साधक भाव से भावांतर में 
जाता है और अंततः महाभाव में पहुँच जाता है। इस माग 
से चलने पर मद्याभाव का पूर्ण स्वरूप प्राप्त होता है। सरलमार्ग 
से महाभाव की प्राप्ति संभव है- परंतु उसके पूण विकास की 
संभावना नहीं है ! वेष्ण॒वों की भाषा में हम कटद्द सकते हैं कि 
कृष्ण का प्रकट रूप से मिलन राधा के साथ ही होता है। 
लक्निता या चंद्रावल्ली के साथ श्रीकृष्ण का मित्नन गुप्तरूप से दी 
होता है। द 

इसका आशय यह हे कि साधक का जिस भाव का उपासक 
है उस भाव की पू णोता होने पर वह साज्षात््‌ रूप से महाभाव 
के साथ संपक स्थापित कर सकता है तथा तद्गूप बन सकता है। 
परंतु आवतेक्रम से चलने में पूर्णता आता है। साधक एक 


वैष्णव साधना ६४६ 


भाव को पूर्ण कर दूसरे भाव में जाता है और फिर भावांतर 
में। इस प्रकार प्रतिभावों के आवतन करने पर वह स्वयं अपने 
भाव की ओर जब लौट कर आता है तब वह भाव के पूर्ण 
विकाश से संपन्‍न होकर सीधे 'महाभाव!? में प्रवेश करता है। 
इस प्रकार स्थायीभाव आवतंक्रम से रसरूप में परिणत हो 
जाता है। जीव इसी क्रम से गापी भाव का आश्रय करता हुआ 
अपनी पूर्णता से संपन्न होकर राधा की सेवा में उपस्थित हो 
जाता है ओर उसे अखंड आनंद की अनुभूति करने में तब 
तनिक भी विलंब नहीं लगता" । 


(६) 
लीला-तचत 


भगवान्‌ की लीला भी उन्हीं के समान नित्य, अनंत तथा 
चिन्मय होती दै। लीला साम्यभाव, सख्यकी भावना पर, आश्रित 
रहती है, असमानता |या वषम्यभाव के उदय होने पर लीतजा का 
प्रादुर्भाव कथमपि नहीं हो सकता। लीला के विषय में वष्णव 
मतों में पर्याप्त मत विभिन्नता ्क्षित होती है। श्रीवष्णष तथा 
साध्व भक्त दास्यभाव का साधक होता है। वह भगवान्‌ के 
ऐश्वय भाव का उपासक होता है। भगवान्‌ के माधुयभाव के 
प्राधान्य होने पर तद्भूप ल्ीलाका प्रसंग उठता है। भगवान्‌ ऐश्वय- 


१ महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराजजी के गम्भीर लेख 
“'क्तिरहस्य” के ऊपर आधारित । द्रष्टज्य कल्याण का हिन्दू 
संल्कृति-अंक,? व्ध १६४०; पृष्ठ ४३६--४४४ ।. 


६५० भागवत संप्रदाय 


भावकी पुष्टि होने पर लीलाका प्रसंग सामान्यतः उठता ही नहीं । 
भगवानके ऐश्वय भावका उपासक श्रीवष्णव तथा माध्वमतमें बढ़ी 
ही श्रद्धा, बड़ी ही निष्ठासे भगवान से कुछ दूर पर ही रहकर अपनी 
भक्ति प्रकट करता है। बहुत हुआ तो अवसर पर वह उनका 
चरण स्पश करके ही अपने को कृतार्थ तथा अपनी दास्यभक्ति 
को चरितार्थ मानता है। वल्लभ संप्रदाय में बालकृष्ण की 
उपासना का प्राधान्य है, क्‍योंकि वह वात्सल्य भक्ति को ही 

धक फे लिए आदश मानता है। बाल्ञकष्ण की यथार्थ सेवा 
की बढ़ी ही सुदर व्यवस्था इस पुष्टिमाग में की गई है। प्रातः 
काल से लेकर रात्रिकाल्न तक के समय को ८ भिन्न भिन्न भागों 
में बाँटकर अष्ट प्रकार के श्गार, वेषभूषा और भोगराग का 
विधान यहाँ किया गया है | मंगला, #गार, ग्वाल, राजभोग, 
उत्था पन, भोग, संध्या तथा शयन--वल्लभ संप्रदायकी यही अष्टांगिक 
सेवापद्धति बालकष्ण को आश्रय मानकर प्रवर्तित की गई है। 
वात्सल्य भाव का यह पूजन सवसाधारण के निमित्त है, परंतु इस 
संप्रदाय में कैशोर भाव की भी उपासना है जो सामान्यतः गुप्त तथा 
रहस्यमयी मानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय में माना जाता है कि 
मधुर भाव से उपासक भक्त सखीरूप होते हैं और सख्यभाव से 
उपासक भक्त सखारूप होते हैं। सर्वोनंद की सिद्धिरूपा राधिका 
सब सखियों में मुख्य होने से 'स्वामिनी जी! के नोम से अभिद्वित 
- की जाती हैं। मुख्य सखियाँ आठ होती हैं और मुख्य सखा 
भी संख्या में आठ ही होते हैं। इन सखियों तथा सखाओं के 
अलग अलग यूथ होते हैं जिन में सखियाँ तथा सखायें सैकड़ोंकी 
संख्या में होते हैं । अष्टछाप के कवि गोचारणलीला के तो सखा 
ओर रात्रिकालीन कुंजलीला के सखीरूप माने जाते हैं। इन 
कवियों के काव्यों में गोपियों के दो रूप स्वीकृत किये गये हैं-- 


वेष्णव साधना ६५१ 


( क ) भगवान्‌ की आनंदरूपा तथा सृष्टि करने वाली शक्ति का 
रूप; ( ख ) कान्ताभाव से भगवान्‌ के उपासक अनन्‍न्य भक्तों 
का प्रतीक । 

निम्बाक, चेतन्य तथा राधावल्लभी सम्प्रदायों में भगवल्लीला 
के विषय में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। चेतन्य मता- 
नुसार भगवान श्री कष्ण अपनी दह्वी स्वरूपशक्ति के साथ लीला 
किया करते हैं। जीव का लीला में प्रवेश का अधिकार केवल 
द्रष्टा रूप से ही है, क्योंकि वह तटस्थ शक्ति ठहरा। ताटस्थ्यवृत्ति 
के आश्रय होने वाले जीव के साथ भगवान की ज्ञीला कथमपि 
नहीं हो सकती । भगवान्‌ आह्यादिनी शक्तिभूता श्री राधारानी 
तथा उन्तकी सेविका गोपीजनों के साथ ही लीला किया करते 
हैं । श्रोमद्भागवत के अनुसार इस लीला की तुलना बालक की 
क्रीडा के साथ को जा सकती है। बालक दपण में प्रतिबिंबित 
अपने ही प्रतिबिंबों से खेलता है। भगवान्‌ भी अपनी स्वरूप- 
शक्ति के साथ स्वाभाविक रीति से ल्ीज्ञा किया करते हैं, तब 
जीव केवल साक्षी या द्रष्टा रूप से अवज्नोकन करता है। दूसरे 
प्रकारसे जीवके साथ भगवल्लीला हो भी सकती है। जीव मंजरी" 


१ मंजरी गोषियों की सेविकार्य मानी जाती ईं |. एक एक सखी के 
साथ एक एक मंजरी रहती है | चेतन्य मतानुसार इन मंजरियोंके नाम ये 
ईैं--रूपमंजरी,  जीवमंजरी, अनंगमंजरी, रसमंजरी, विल्ासमंजरी, 
प्रममंजरी, 'रागमंजरी, लोलामंजरी तथा कस्तूरीमंजरी । अष्ट सखियों 
के नाम, रूप तथा काम में भी पर्याप्त मतभेद है । 

पुराणों में भी इस विषय मेंअविशेष मतभेद है। चैतन्यमतानुसार इन 
अष्टसखियों के नाम ये हैं--ल्लिता, विशाखा, सुमित्रा, चंपकल्नता, रंग- 


६५२ मांगवत संप्रदाय 


के पास पहुँच कर उन्हीं फे समान गोपिकायों की सेवा में संलग्न 
ने से उनका कृपापात्र बन सकता है ओर गोपियों की कपा से 
बह राधा के पास पहुँच सकता है। महाभावमयी राधा की कपा 
से ही जीव भगवल्लीला का आस्वाद ग्रहण कर सकता तथा उसमें 
सम्मिलित भी हो सकता है परंतु तब वह जीव नहीं रहता-- 
ताटस्थ्यशक्ति का प्रतीक नहीं रहता; अपि तु राधा की कपा से 
वह स्वरूपशक्ति के रूप में ही परिणत हो जाता है। ऐसी ही 
दशा में जीव भी ल्ञोज्ञारस के आस्वादन का अधिकारी बनता 
है, अन्यथा नहीं । 
भगवान्‌ श्रीकष्णचंद्र की सब अवस्थायें--बाल्य, पोगण्ड 
कैशोर तथा यौवन--एक साथ दी होती हैं और ये सबही 
नित्य होती हैं। तथापि अधिकांश भक्तगण भगवान्‌ के केैशोर रूप 
के उपासक होते हैं। अनादि होने के कारण भगवान्‌ प्रत्नतम हैं, 
किन्तु दशन में नित्य नवीन हैं। ऋग्वेद में इसीलिए विष्णु को 
“नवीयस! अर्थात्‌ अत्यन्त नवीन बतलाया गया है-- 


यः पूर्व्यय वेधसे नवीयसे। 
समुज्नानये विष्णवे दिदाशति ॥ 
( ऋ० १।१५४६।२ ) 


भगवान सदा कैशोर बय में रहते हैं; भागवत इसका स्पष्टतया 
५ 
समथक है-- 


देवी, सुन्द्री, तुंगदेवी, इन्दुरेखा । विशेष के लिए. देखिए भारतेंदु बाबू 
हरिश्चंद्र लिखित “युगल स्वस्व ( प्रकाशक खडगविद्लासप्रंस, पटना; 
१६११) 


वैष्णव साधना &५ ३० 


सन्त वयसि केशोरे अृव्यानुअह-कातरस्‌ । 
( भाग० ३|२८१७ ) 


जहाँ भगवान्‌ तरुण” बतलाये गये हैं ( भाग० 8८।४६ ),. 
वहाँ भी इसी कैशोर वय से ही तात्पय मानना चाहिए । क्योंकि 
यौवन से भी अधिक मसाधुय इस केशोर में है। योवन मैं पूर्णोता' 
की सिद्धि अवश्य है, परंतु उससे नव-नवोन्मेषशात्तिता कहाँ है. 
जो हमें कैशोर में दृष्टिगोचर होती है। भगवान्‌ के समान भग-- 
वद्धाम के निवासी भगवत्पाषंद भी 'नूत्तवयसः अर्थात्‌ केशोर 
वयः प्राप्त है) | यामुनाचाण तथा रामानुजाचाय ने भगवान में 
"नित्य यौवन” के द्वारा कैशोर का ही संकेत किया है* | रूप 
गोस्वामी ने तो स्पष्ट ही कहा है कि श्री भगवान प्राय: किशोर 
रूप में ही सब भक्तों को दिखलाई पढ़ते ; हैं--प्रायः किशोर 
एवायं सबवभक्तषु भासते | 

किशोर कष्ण की दो लीज़ायें मुख्य हें--कुंजलीला तथा 
निकु जलीला, जिनमें पहिली की अपेक्षा दूसरी लीला अंतरंग- 
तम है। वजल्लीला के स्रभी उपासकों ने गोपीभाव से अपने 
को अनुभावित कर वजवधूवल्लभ श्रीकृष्ण को परमाराध्य तथा 
परमोपास्य माना है। कुजलीक्ञा में स्थायिभाव श्रीकृष्ण रति है 
विषयालंबन श्रीकृष्ण है तथा आश्रयालंबन वजगोपिकायें हैं 


१ सर्वे च नूत्नवयसः सव चारुचतुभ्रजाः 
“भाग ० ६|१।३४ 
२ अचिन्त्यद्व्याद्भुत-नित्ययीवनम्‌ 
द “-स्तोत्र॒स्त्न 


६४४ भागवत संप्रदाय 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-चरण की ही प्रधान उपासना है। यहाँ रसकी 
सम्रद्धि तथा परिपकता के लिए विरह स्वीकार किया गया है। 
अतः विप्रल्ंभ श्वगार की मुख्यता है। गोपियों को कुछ आचार्य 
परकीया मानते हैं। किन्हीं किन्‍्हीं आचायों ने नित्य संयोग 
श्गार की उपासनामें स्वकीयाका भी विधान किया है, परंतु इष्ट 
तत्त्व श्रीकष्ण को द्वी स्वीकार किया है । 


निकु जलोल! उपयु कत कुंजलीलासे रस की दृष्टि से तथा उप- 
करणकी दृष्टिसे नितांत भिन्न तथा अंतरंग है । इस निकुंजोपासना 
को राधावललभीय आचाये श्रीहित हरिवंश जी “बूंदावन रस' 
के नाम से अभिहित करते हैं। यह लीला नितांत गुद्य, गोप्य 
तथा रहस्यभूत है और इसीलिए यहाँ न तो नंद यशोदा का 
ओर न सुबल सुबाहु आदि सखाओं का भी प्रवेश है; न शक 
आदि महावेष्णबों को गोचर है । और तो क्या ? स्वयं बज- 
गोपिकाओं का भी वहाँ प्रवेश नहीं है। श्री गोस्वामी दामोदर 
बर की 'हस्तामलक' सें यह उक्ति है-- 

गोपी जन सब अक्तन में श्रेष्ठ हैं । काहे ते जु किशोर रूप को 
भजी हैं अरु उद्धव, विधि उनकी चरणरज वांछी हें, ते ब्रज देवी 
श्री जुगल किशोर के स्वरूप को जो “निजु विहार” है ताके द्रसवे 
को अधिकारी नाहीं" । 


१ नारदादिं सनकादि सब ऊद्धव अर ब्रह्मादि । 
गोपिन को सुख देखि किय भजन आपनी बादि।॥ 


तिन गोपिन को दुलभ भाई । 
नित्य बिहार सहज सुखदाई ॥ 
““प्रीज्रुव वाणी । 


वैष्णव साधना ६५५ 


यो ९ 

परमरसामस्तमूर्ति सकल सॉंदय-निकेतन श्री रसरूप भग- 
वान्‌ रसास्वादन के मिमिक्ता दो रूप धारण करते हैं. जिनमें एक 
रूप है श्रीकृष्ण तथा दूसरी है राधा | इनका रंग, रुचि, वय, स्नेह, 
_ शील तथा स्वभाव एक ही होता है। ये दोनों रसिककिशोर 
निकुज़ में आनंदार्यव में गोते लगाते हुए रसकेलि में निमग्न रहते 
हैं। कभी प्रियत्तम प्रिया बन जाता है और कभी प्रिया प्रियतम 
बन जाती है ओर दो रूप होकर भी एकाकार संपन्न होकर रस 
में प्रतिष्ठित बन जाते हैं । निकु जोपासनाके इस नित्य वूंदावन की 
रसकेलि में मान, विरह तथा वियोग का गंध तक नहीं है। यहाँ 
एक अखण्ड माधुय-रस अपनी भव्य शुश्रता के साथ वच्छुलित 
होता रहता है। इस निकुजलोला में चैतन्य वेष्णव लोग श्री 
कष्ण को विषय तथा श्री राधिका को आश्रय मानते हैं । 


परतु श्रीराधावल्लभी संप्रदाय के अनुसार इस 'वृंदावन-रस? 
में राधारति ही स्थायीभाव है; श्रीराधा विषय तथा श्रीकृष्ण 
आश्रय हैं | तात्पय यह है कि राधा जी आराध्य है ओर लालजी 
उनके अनन्य आराधक हैं | इस प्रकारकी उपासनामें श्रोराधाचरण 
प्रधान है, कष्ण-चरण नहीं । संयोग में प्रेम की चटपटी चाह 
तो रहती है, परंतु वेदना का भय लगा रहता है। उघर वियोग 
में हृदय की विचित्र गति रहती है। नित्य ज्ञीला का यह रस 
संयोग तथा वियोग उम्य दशाओं से भिन्न अथच उदात्ततर है । 
हितहरिवंश जी ने चकई तथा सारस के परस्पर कथोपकथन के 
द्वारा अपने सिद्धांत को पुष्ट करने का ख्ाघनीय प्रयत्न किया है । 
अनवरत रसपान की दशा में भी रसपान की चिरपिपासा रस 
की चरमोत्कृष्ट दशा है ओर इसी का प्राधान्य रहता है इस 
निकुजलीला में । इस उपासना का अधिकारी बही भाग्यशात्री 


६४६ भागवत संप्रदाय 


हो सकता है जो अनन्यभाव से, विशुद्ध मन, विशुद्ध कर्म तथा 
विशुद्ध वचन से भी राधाजी के शरणापन्न होता है । 

यहाँ महाभाव की पूर्णता रहती है और श्रीराधा और कृष्ण- 
चंद्र का नित्य मित्नन संपन्न होता है जो पूर्रो रस तथा सामरस्य 
का सूचक होता है-- 


परस्पर प्रमरसे निमझ्मशेषसंमोहनरूपकेलि । 
वन्दावनानतनवकुअगेहे तन्नीलपीतं मिथुन चकास्ति ॥ 
( राधासुधानिधि ) 
9 


उपासवबा-तत्त्त 


उपासक उपासना के द्वारा ही भगवद्धाप्ति में कृतकाय होता 
हैं। उपासना एक महनीय शक्ति है जिसका उपयोग सद्यः फल्न- 
प्रद तथा अवश्यमेब कायसाधक होता है। उपासना शब्द का 
अथ है 'डप समीपे आसन स्थिति: अर्थात्‌ भगवान्‌ के पास में 
उपासक की स्थिति वा अवस्थान। भगवान्‌ अनंत अलौकिक: 
शक्तियोंका निकेतन हैं । उसी अलोकिक शक्तिकेन्द्रके साथ अपना 
साज्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित करना “'उपासना”का लक्ष्य है। बिजुलीका 
बल्ब पासमें विद्यमान भले ही, परंतु यदि विद्युत्‌-शहके साथ संपर्क: 
नहीं स्थापित होता, तो वह बल्व कंया प्रकाश करने में समर्थ 
हो सकता है ? अल्पशक्ति-संपन्न जीव को सवशक्तिमान्‌ -विसु. 
परमात्मा के साथ बिना साक्षात्‌ संपक स्थापित किये उसका न 
तो ऐहिक मंगल सिद्ध हो सकता हे ओर न आमुष्मिक कल्याण | 

साधक को अपने विशिष्ट भाव के अनुसार ह्वी देवता का 
निरवेचन तथो ध्यानादिका विधान करना सवधा उचित होता है। 


वैष्णव साधना ६४७ 


परंतु वेष्णब शाब्बों का एक सान्‍्य सिद्धांत है कि शक्ति-विशिष्ट 
शक्तिमान की ही उपासना अपने काय में सफल तथा. जागरूक 
होती है। संमाहनतंत्र के अनुसार किशोरी राधारानोी के संग में 
ही कृष्णुचंद्र के ध्यान का विधान है । जो साधक्र गोर तेज के 
बिना केवल श्याम तेज का ही ध्यान धरता है, उसे वष्ण॒व तंत्र 
पातकी बततल्ञाते हैं-- 


गौरतेजो विना यस्‍स्तु श्यामतेजः समचंयेत्‌ | 
जपेद्वा ध्यायते वाईपि स भवेत्‌ पातकी शिवेश्ष 
( सम्मोहनतंत्र )' 


श्रीनिंचाकमतीय ओदुबराचाय ने इस युगलमूर्ति की उपासना 
की ओर इस पद्म में संकेत किया है-- 


जयति जयति राधायुग्मतत्त्व॑ वरिष्ठ 
बतसुकृत-निदा्न यत्‌ स्देतिहामूलम । 

विसल-सुजन-गम्य॑ सच्चिदानन्दरूपं 
ब्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्‌ ॥ 


( १ ) अतः युगल उपासना के ऊपर वेष्णव शास्त्रों का परम 
आग्रह है। इस आग्रह का रहस्य यह है कि जीव रवतः विश्व 
परमात्मा के सामने उपस्थित होने पर उसके प्रकृष्ट तेज सहने की 
चमता नहीं रखता । भत्ना अल्पशक्तिमान्‌ अणु जीध आकाश 
में हजारों एक साथ चमकलने वाले सूर्यों के प्रभापुंज के समान 
तेजस्वी ब्रह्म के सान्निध्य में जाकर कभी अपनी व्यक्तिगत सच्तञा 
की रक्षा में सक्षम हो सकता है ? इसकी रक्षा का एकमात्र उपाय 
हैं माठृशक्ति के द्वारा सुरक्षित होकर ही पिठस्थानीय भ्रगवांन्‌ 

हर 


द््फ्ट भागवत संप्रदाय 


के सान्निध्य में आना। ऐसी दशा में उभयतेज में परस्पर 
संमिलन कर एक दूसरे को सहिष्णु बनाते हैं तथा माता को 
गोद में हँसते हुए बालक के समान जीव अपनी सुरक्षा में कत- 
काय होता है। 

(२ ) शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में सबंथा ऐक्य है । तुलसीदास 
के शब्दों में जानकी गिरा-रूपिणी हैं तथा राम अर्थरूप हैं । जिस 
प्रकार संगमर्मर के एक खड के ऊपर कल्ावंत रामकृष्ण की 
मूर्ति गढने में कृतकाये होता है, उसी प्रकार अर्थ के ऊपर गिरा 
के प्रभाव से समग्र जगत्‌ उदूभाखित तथा उन्मीलित होता है। 
शब्द के द्वारा ही सृष्टि होती है, यह वेदिक घमम का ही मूत्र 
तत्त्व नहीं है, अपि तु ईसाई धर्म का भी । बाइबिल के अनुसार 
ईश्वर ने कद्दा कि प्रकाश उत्पन्न दोवे ओर प्रकाश तुरंत उत्पन्न 
हो गया-- 

ए०व 89४0 ]७७ ४76०७ 9286 ॥870 890 ६7676 श8 
87 

शब्द तथा प्रकाश का अन्योन्याश्रय संबंध है। वाकरूपा 
शक्ति, राधा या सीता के द्वारा ही अथमय आश्रय के ऊपर 
यह विराट विश्व उन्‍्मीलित द्ोता है। फल्नततः जगत्‌ की रंष्टि 
में शक्तिहपा सीता की कार्य-कारिता विशेषरूप से विद्यमान दे । 

(३) नारद पांचरात्र के अनुसार श्रीलक््मी जी भगवान्‌ की 
प्राप्ति में पुरुषकार का काये करती है अर्थात्‌ घटक बनती हैं। 
लक्ष्मीपति भगवान अपनी प्राप्ति में स्वयं उपायरूप है ओर 
उसको भ्राप्ति से योग करने वाली, घटक का काय करने वाली 
स्वयं श्रीलद्मी जी हैं । वही जीवों के अपराध के क्षमापन के 
लिमित्त नारायण से प्रार्थना किया करती हैं। माता का हृदय 


वैष्णव साधना ६६ 


अधिक आदर तथा कोमल ठहरा। वह बालक के क्कशों से 
/ अधिक उद्धिग्न बन जाती है ओर लक्ष्मीपति से सद्मः प्रार्थना 
करती है ।--- 


पितेव व्वत्प्रेयानु जननि परिपूर्णागसि जने 
हितस्रोतोब्ृत्या भ्रवति च कदाचित्‌ कलुषधीः । 
किमेतद्‌ ? निर्दोष: क इंह जगतीति व्वमुचिते- 
रुपाय विस्माय. स्वजनयसि माता तद॒सि नः ॥ 
( भद्दायस्वामी--गुणरलकोष ) 


आशय है कि अपराधी जीव के ऊपर भगवान्‌ के क्रोध करने 
पर लक्ष्मी स्वयं पेरवी करती है कि भगवन्‌ ! आप क्रद्ध क्यों 
हैं? क्या इस जगत में कोई भी प्राणी अपराधरहित है? इस 
प्रकार उन्हें समझा बुझकाकर हम जीवों को अपनाती द्वो । माता 
का तो यही काय होता है । 


भगवान के शरण में जाना साधक की एक क्रिया हे, परंतु 
जानकी जी के लिए किसी क्रिया की अपेतज्ञा नहीं होती । वह्द तो 
अपराधी जीवों को हरि-शरणागति का अधिकारी न देखकर 
अपने मदुल चित्त से उनकी ओर से पेरवी ( पुरुषकार ) करतो 
हैं। बह केवल प्रणामसे प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देती हैं-- 





१ अहं मद्माप्युपायो वे साह्षात्‌ लक्ष्मीपतिः सवयम्‌ । 
लक्ष्मीः पुरुषकारेण वल्लभा प्रासियोगिनो ॥ 
““नारदपांचरात्र 


६६० भागवत संप्रदाय 


प्रणिपातप्रसन्ना हि मेथिल्ली जनकात्मजा । 
झलसेपषा परित्रातु राक्षस्यो महतो भयात्‌ | 
“-वाल्मीकीय सु दर काण्ड । 


गोस्वामी ४०३ जी जानकी जी के इसी काय को ओर 
यहाँ संकेत कर रहे हैं-- 


कबहूँक अंब अवसर पाई । 
मोरिश्री सुधि द्याइवी, कछु करुनं कथा चलाई ॥ 
“विनयपत्रिका 


(४) सीता का स्वभाव निहंतुक क्षमामय तथा कृपामय 
है। वह उपासित होने पर श्रीराम ज्ञी से जीवों के ऊपर क्षमा 
करने के लिए स्वयं आग्रह करती हैं। श्री सीता जी का रूप भी 
तो यही है । 'सिनोति वशं करोति स्वचेष्टया भगवन्तं सा सीता? 
अर्थात्‌ अपनी चेष्टा से भगवान को वश में करनेवाल्ती । भग- 
वान सवज्ञ तथा सर्वेशक्तिमान होते हैं। फल्नतः वह जीवों के 
अपराधों को शीघ्र जान लेते हैं और उसे दंड देने के लिए झटसे 
उद्यत हो जाते हैं, पर॑तु श्री सीता जी ही अपने नैसर्गिक कारुण्य 
भाव से जीवों की ओर से इतना पुरुषकार करती हैं कि भगवान 
के दोनों गुश--खवज्ञता तथा सबंशक्तिमत्ता--निरुद्यम हो जाते 
हैं। कृपालुता भगवान्‌ का सहज गुण है। भगत्रान्‌ सोचते हैं 
- कि समग्र प्राणियों की रक्षा करने में में ही समर्थ हूँ । इस प्रकार 
झपने सामथ्य के अनुसन्धान को भगवान्‌ की कृपा कहते हैं-- 


रक्तणे | सवभूतानामहमेव परो विश्ञुः | 
इति सामथ्यंसन्धाना कृपा सा पारमेश्वरी ॥ 


वैष्णव साधना ६६१ 


कपा का निवास हृदय है, सवज्ञता का निवास मस्तिष्क तथा 
सवशक्तिमत्ता का निवास बाहु रहता है। समीपवर्तिनी होने 
से कपारेवी हृदयस्थ भगवान के ऊपर शीघ्रता से प्रभाव डाल्ञती 
है। अन्य दोनों शक्तियों के दूर वर्तिनी होने से उनका उतना 
प्रभाव नहीं होता" । 

इस प्रकार जीबों के प्रति भगवान की नेसर्गिक्री कया को 
जागरूक होने के लिए जानकी जी सदा पुरुषकार करती हैं । वह 
राम के साथ सदा त्रिपाद विभूति साकेत नामक परमधाम में 
निवास करती हैं। अतः अपना कल्याण चाइने वाले उपास्रक को 
युगल मूर्ति की डपासना करनी चाहिए तथा दोनों का नाम-जप 
एक साथ करना चाहिए। 


ल्वैप्लप्सप्स2ध2 
| समाप्त [| 
£)-+८--८-३ 


फतह जताते तक फकलत ११०१३ कक ९%०७ ५०६ ७३४॥४७कके 


१ विशेष द्रष्टव्य कल्याण वष २७; संख्या ५ तथा ६; मई तथा 
जून १६४५३ | 


( १) 
साहित्य-निर्देश 


( मूल अंथ के नाम ग्रंथ के भीतर निर्दिष्ट हैं। यहाँ प्रमुख 
आधुनिक ग्रंथों के नाम दिए जाते हैं। ) 
गमान्य अ्रथ 

9. ७. 2#597व98पटकव-- 7 93098ए787., . 3'&/ प्रॉंड] 
27वें (४07 8608, 72007098, 928 

8 (४०प्र6087ए--78७ए म्रा8007"ए 07 ६86 ४७॥8७- 
798४9 560 ( (०070७ एएएश'आंए, 
(४४०४७, 4920 ) 

8॥#98290ए8४ दिप्रात॥0 (४08फथक्वा॥-- 37७८ ०य 4 
+7टठांंशा एशावा9, ७ ००7१ ४४७५ [922 

 दुर्गशंकर केवलराम शास्री--बेष्णब घमनो संक्षित इतिहास 

( गुजराती ), बंबई, १६३६, 

बल्देव उपाध्याय--भारतीय दशन, शारदा मंदिर, काशी १६४५. 

के “धरम ओर दशेन, काशी, १६४४. 

॥)97, ते, 3, कक्चा'वफॉधा--ै) 0प्रातं06७ ०एाॉ ४४9७ 
डिशांशाण्रठ वनॉशाशाप्रा.०७.. ० वातांछ, 
(2४076, 920. 

ि87087987व48 ६0 दि &770%&07778 ()४७॥९७४०॥, 90 "88. ) 

थे, 2, ए०"ए०कॉश्ा'--फ्रछांडत मं). ै०तांछ०प्रछ) 
रता9, 0जाएण-त, 

गोपीनाथ कविराज--“भक्ति रहस्य”; “कल्याण” का हिंदू संस्कृति--- 

' अंक, पएृ० ४३६-४४४५ 


( ६६४ ) 


गोपीनाथ कविराज--'दीछा रहस्य” ( कल्याण सं० १४, अंक ४ ) 
रामानुज मत 
ैें, 8. 0, पम्र007०--मजात0ड 07 6 86 ैएथा/8 
( 9७70926 07 70999 5७४७७, (!9]076७ 
क्‍ 929 ) 
गक्रा74एक7० ( '०७४०४७७, 07898 ) 
20... ७0एगवे॥णीबाए9--7/06 ० ७0970] 9- 
| 08097"ए9, 2/904798, 906 
(00६00 80778व७--.704ं7०४07 ६0 ६867280 00 ६- 
7878 870 ६॥6.00॥॥709प769709ए99 ७87707(8, 
20997 ॥/0797"ए, /980798, 496. 
ए. 8987089०0७०४--०७०४॥७26 07 ॥767989 (ए/ए7७, 
( ५४०0] | 90. 69-03 ) (०१)07५69 
माध्वमत 
79वाब्र॥90॥98087"ए8----9७. 2०४१ ॥6००॥४४४5 
०0 950 ७०४४७४२०७, ४०७६४९४४॥), (94798. 
2599. शिीक्षा8--रिशेआ ० ि०३ीबा गत 
[दाछण 277905070779, शि्षवा'७8 
(* +. ाप॑ड078 80--9570 ७6079 : /.6 ७704 
02007728, 26067:98 
बल्लभससदाय 
का 28709] ?878770--5077 ५४०७/७०४७०४७/"ए७ , 
5 3॥88%8ए808 4209६7779 682807 
ह9]5800, 4943. 
8... “जिएं उिज्थाएं ७/७ए४७7 ०50, 
94. 


( ६६५ ) 


दीनदयालु ग़ुप्त--अष्टछाप और वल्लभम संप्रदाय, हिंदी साहित्य 
संमेल्नन, प्रयाग, सं० २००४ 
सहजिया वष्णवघम 
भग्णांएवाः&. (00080. 3086---72080 - 598७70870५98. 
5699]7%8 (एप ० 9७02० ( 0 ७॥0प7७ 
एफार०णआं 9, 4930 ) 
॥0%, 8, 988200॥8--0980प76 ि७॥४270प78 ७6७६8 
0 3७029] ( (७।]०प/७ एए०७"९8४09, 
940 ) 
चेतन्यमत क्‍ 
0. 0. 8७--५ंडा॥ए७ वनफ्कपा०-.ए िल्ता- 
86ए9)] 36029] ( (०]०7६४६७, 4947 ) 
- >> एीक्षा80ए98 80वें शी (7077098707075 
( (०४०प्र४७ 4947 ) 
थे9वैप्रानएं। 5-07 &0870ए०७ 8 शि2779268 
87व47 6००४2 ( 0 ०॥००४६७, 49] ) 
36. 4. 6&०7764वए---7%86 (४६७7४870ए9७ (४0ए७770७7/, 
4796 डिशा20708 ३76 0 छिवां७ 86068, 
(/90प7009, 49285. 


इरिदास दास--भ्री गौडीय वेष्णव साहित्य ( बंगला), हरिबोल कुटीर 
नवद्वीप, ४६२ चैतन्याब्द । 
७. 7 श०ीत०7--2779]08070ए 0६ ४8७ १छ७४४7ए४७ 
+6७॥2707. 4,8/00786, 4923, 


प्रभुदत्त ब्रह्मचारी--चैतन्य चरितावली (५४ भाग ) , गीता प्रेस 
गोरखपुर | 


7) 


9) 


( ६६६ ) 


6, 7. 7060.--780"ए मांआ0"ए ० ४76 १७४78 ए७ 
फ्ांग 80वें ॥0ए७7०४४ 7 80729), 
(शाला रिणंत्राण8छ ध्यत एप्रा/४ ०७४, 
(१80प09. 
भक्ति विनोद--जैत्रध्म (बंगला), श्री सनातन गौंडीय मठ, कलकत्ता 
उत्कल में वैष्णव धम 


चएथावा॥ ७0 ४४४7--ै॥०१७४ फिप्दरताश 
धगवे 408 400]09४678 77 (07क्‍8989, (/9)०४७ 
9], 
27'90796 (पररछ७"]०९७--१४९०१७७ए७)। ४०॥8॥798 ए78॥7 
770 (00889, (/9/0प7 709. 940 
प्रो० चित्तरंजन दास- उत्कल साहित्य में पंचसखा, जनवाणी पत्रिका 
काशी, १६५० श्रप्रेल । 
महापुरुषिया धरम 
र्िक्रापा087॥ ॥088--9॥97र९'वं०ए७ :  50प67ए 
मेधी--“असम के ब्रजबुलि साहित्य का दाशनिक स्वरूप!-- संमेल्न 
पत्रिका, भाग ३०, सं० ६-७ और ११-१२। सं० 
१६६६ तथा सं० २०००, प्रयाग । 
महाराष्ट्र में वेष्णव धर्म 
ह. क्‍2, ि४7098086--॥ए8008४॥ 77 ७0 97'8800'8, 
20079, 49338. 
पांगारकर--ज्ञानेश्वर चरित्र, गीतांप्रेस, गोरखपुर 
9. “टकनाथ चरित्र 
9. ““ठकाराम चरित्र 


7) 


73 


( ६६७ ) 


यशवन्त देशपांडे--महानुभावीय मराठी वाहुमय 
».. 9-महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, भाग श्८ 
( महानुभाव पंथ ) 
दाण्डेकर--महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, भाग २० ( वारकरी पंथ ) 
34679. ए08व॥9ए98ए३४--५४७८७/४५७, 0 ई0"86- 
॥7086 /धा8779ए9 98606 00 /8787887067"8.- 
(7, प॒. 0. एण 5ए, 989 ) 


नाम 


अकबर 
अकिचनदास 
अग्रदास 

अच्युतानंद दास. 
अजुयथिया (राजघानी) 
अगाभाष्य! 

थअ्रथव € वेद )? 
अद्देताचार्य 
अनंतदास 

अनंतराम देवशर्मा 
अनंतानेंद 
अनन्यनिश्चयात्मक 
धअनन्यरसिकामरण? 
अंतलीला! 

अप्पय दीक्षित 
अश्रमृत तरंगिणो! 
अमृतानुभव 

श्री अरुण मुनि 
अ्रष्टाध्यायी' 

असम (प्रांत » 


(२) 


नामानुक्रमणिका 
पृष्ठ. नाम पृष्ठ 
“अहिबुध्न्य संहिता? १०३: 
५३ ११६५ १२०, १२१, १२२, १२३, 
अहई १२४, १३१ 
२७७. अंगकोरवाट २५. 
पूर५ू अपलिकित ६५. 
२७ ञआा 
३७३ “आगम प्रामाएय? १११,२०२ 
६०-६१ तचाय॑ परंपरा परिचय! इ३३. 
धू०३ आंचाय परंपरा स्तोत्र! रे३े२ 
प३५. आंचार्योत्सव! ३६१ 
२७५. 'आबवंदार स्तोत्र! २०२ 
३५६. त्रींडाल १६४-६५ 
२५६ डर 
प१७ रूप्वयुम्न ५४३०-३३ १ 
११० इस्न गोवेड ( सरदार ) १०४ 
४०४. इ5शवरपुरी ४६६, 
४७७. इिख्वर संहिता! ६६, १००, 
३१४ १०६, ११५४ 
६६... उु 

'पू८४ उज्ज्वल नीलमणि! १६, ४०७ 


दर 
नाम ट४ 
उत्पलाचाय ११४ 
उदयनाचाय ३३७ 
उद्धवदेवाचार्य ३३२. 
“उपनिषद्दीषिका! हि 
उपरिचिर वसु ७, १६९ 
तर 
ऋणगवेद; ९१, ९६:७०, ७३-७६, 
प्प५, ८६ 
छ्‌ 
एकनाथ ध्ज्अ 
'ऐतरेय ब्राह्मण! ८०, ८३ 
त््ो 
ओऔडुलोमि ( आचाये ).. ३३४ 
ओरदुम्बरांचाय ३१७ 
आशणवाभ का 
कक 
कठ' ( उपनिषत्‌ ) ७१, ७२, ७३ 
कनकदास ४१, 5०६ 
“कपिंजल संहिता! ११३४ 
कबीर २७२-७४, ३०० 
कम्बोज ( देश ) २४ 
“करुणाष्टक! ६०२ 
कवीश्वर भास्कर ४६३ 
काँगडा ( शैली ) १५,१९६ 


नामानुक्रमणिका 


नाम ' पृष्ठ 

“काण्वशाखा महिमा संग्रहौँ ११३ 
कालिदास प्७ 
काशिका! ६७ 
'कीत्तन! ५४७ 
कील्हदांस २७७, २७८ 
कुमारपाल ( राजा ) ३१६ 
कुमारूयास ( कवि ) ४१ 
कुंभनदास ३७४, ४११ 
कुलशेखर १६२, १६३ 
“कष्णकर्णाम्रत! ५१४ 
(कृष्ण गाथा! ४४ 
कृष्ण दास क्‍ ४६ 
कृष्ण दास ३७५४ 
कष्णदास जी ४१२ 
कृष्णदास कविराज प््श्ग 
कृष्णुदास पयहारी २७६ 
कृष्णदेव राय ३७, रे७२ 
3 शः 

कृष्णाचन दीपिका? ५१५ 
पक्ृष्णा अय-काव्य हे श३८-२६ 
कपाचाय ३१६ 
“ेलिमाला २५४+ 
केशव काश्मीरी के 
केशवदास रैरे३े 
केशवदेवाचाय ३२४ 
केशव भारती ३.०० 
केशवराज सूरि मद रे 


नाम 

कैयट 
“कोस्तुम प्रभा 
“क्रम दीपिका? 
क्रम-संदभ' 

ख 
“उयाति निणयः 

ग्‌ं 

“गजद्रमोक्ष 
धद्यत्नय? 
धीता-तातय-निण य* 
“गीताथ संग्रहः 
गीतावाक्याथ 
गुणरत्त 
शुरु ग्रंथ साहब? 
“गुरु प्रणात्षिका? 
गोदा 
गोपाल देवाचाय 
गोपालमद्ट 
गोपीनाथ 
गोविंददास 
गोविंद प्रभु 
गोविंद रतिमंजरी' 
“गोविंद लीलामत 
शगोविंदानंदधन 


'मौडपाद ( आचाय ) 


नामानुक्रमणिका 


पुष्ठ 
६७ 

३२० 

३२० 


१५४६, २१९४ 


२३१७ 


३७ 
२०५४, 
२२३ 
२०१ 
३१६ 
द्ण्पर 
रश्दरे 
३४४ 

१६४,१६५४ 
३२०२ 
१२ 
३७४ 
३७४ 
9.६० 
६४ 
५१६ 
३२५४ 
१५३ 


६७९१ 
नाम पृष्ठ 
गोरमुखाचाय श्श्८ 
गौरीदास ४६ रे 
गोपेश्वर जी ४०४ 
घर 
घनश्यामदास ४६४ 
घनानंद हे ३३ 
घोषा काक्वीवती ६७ 
घोसूंडी ६४ 
>। 
चक्रवर ४.६०, *.5 
चतुभु जदास ३७३, ४१८ 
चचतुःश्ल्ञोकी' २०१ 
चम्पा ' २४ 
ध्चांगदेव पासट्ठो? प ७७ 
चिंतामणि वेद्य १०२ 
चेतनदास २६७ 
चेरुस्सेरी ( कवि 2 ४४ 
“चैतन्य चरितामुतः ४६६, ४१६ 
चैतन्यदेव ५०० 


“चोरासी वैष्ण॒वों की वार्ता! ४१२ 


छु 
“छांदोग्य (उपनिषद्‌ 9! ७४; ११३ 
छीत स्वामी ३७५, ४१५४ 
जञ 


जगन्नाथ चरितामृत? प ३६ 


६७२ 


नाम 
जगन्नाथ दास 
जनादन स्वामी 
जयंती देवी 
'जयाख्य संहिता? 


जावा ( द्वीप ) 
जीव गोघ्वामी 
“जुगल्लमान चरित्र 
'जुगल शतक 
जैमिनि भारत? 
शानतित्ञक 
जञानदेव 
शानबोध 
ज्ञानलीला! 
ज्ञानेश्वर 
ज्ानेश्वरी 

त 
तत््वदीपनिबंध 
तत्वप्रकाशिका 
तत््वबोधिनी 
तत्वाथपंचक 
तिमन्ना ( महाकवि ) 
“तिरुवाचकम? 
धतातय चन्द्रिकाः 
(ियित्नीला” 


नामानुक्रमणिका 


छठ 
२५४, ६०५६ 
पट 
४१४ 
११६, १९७, 
१३४, १३५४५ 
श्र 
१५४६, ५१९ ३ 
४१३ 
२२९, ३२६ 
४२ 
र्ष्प१ 
३६७ 
४६२ 
र्८्१्‌ 
१७६, ४७६ 
३२६७ 


३७२३ 
३२० 
६७ 

३२५ 
शेप 

१८५ 
श्शे८ 
३३० 


नाम पृष्ठ 

तुलसीदास ए८७, रण 
तुकाराम पृ८२ 
पैत्तिरीय संहिता? पर, पहे 
त्रिलोचन ३६७ 
त्रिविक्रमपरिडत र्‌२३ 

थ्‌ । 
थाईलेण्ड २४ 

थे 
घम्मपद्‌ भू३ 
अवदास ४१४, ४३४ 

द्‌ 
“दशम! पू४७- 
“दशश्ल्ोकी? ३१८. 
“द्रविड वेद? ३३ 
'टाशिड रामायण! प५ू४०- 
“दासपदावली' ४१ 
“दास बोध? ६०२ 
दामोदर पंडित प६ ३ 
“द्व्य प्रबंधक! ३३ 
दिवाकर दास ५३६ 
दीधतमा ऋषि ष्द 
'दुग्म संगमनी? ४१४ 
देवगढ़ श्र्‌ 
देवजी श्श्३ 
देवतनु विष्णु स्वामी ३६६ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पृढ 
दिवरम' श्८ 
देवभगवान्‌ रे३२ 
देवाचाये ३१६ 
*देवी भारत? १४० 
न्‌ 

“नत्तत्रलीला' २२१ 
नगरी ६२ 

नंददास ३७५४ ४१४, 
नरसी मेहता ६०७ 
नरहयानिंद्‌ २७५ 
नरेन्द्रकवि प६३ 
नरोत्तमदत्त पू ७४८ 
“नवरत्न! ४३१ 


नागदेव ( आचाय ) ५६१ 
नाथ भागवत! ५७१, ५७२, ५८१ 


“नायलीला? ३३० 
नानाघाद ६४ 
नारद ३१३ 
नारदपांचरात्र १०६ 
“नारायणीय उपाख्यान' ७, ६६ 

१०० 
नाभादांस ३२६, ४२३ 
“नामधोष? प ४७ 
नामदेव २६७, ५७८ 


४३ 


६७३ 
नाम पृष्ठ 
“निगूढा् प्रकाशावली!._ ४६४ 
“निजरूपल्ील!' २३१ 
'श्रीनित्यविद्दरीयुगलध्यान' १४६९ 
नित्यानंद ५०३ 
“निबंध प्रकाश” ४०६ 
» थटंका ३७४ 
निम्बाक ३१२ 
निबादित्य ३१४ 
नियमानंद # ३१४ 
“निर्बोध मनरंजन! ३५६ 
“निरक्त! २२७ 
निदवृत्तिनाथ ५७६ 
नीलकण्ठ ७४ 
नीलन्‌ १६८, ६६ 
“न्याय कुसुमांजलि ३३७ 
पं 
पतंजल्नि ६३ 
पद्रत्नावल्ी! १५७ 
'पदावली? ३३० 
पश्चपुराण? १४६ 
पनतरण २३ 
परमतमभंग? शेश्८ 
“परम संहिता! १०८, ११६ 


परमानन्ददास २४०, ३७५, ४०६ 


परशुरामाचार्य 


३२२६ 


६७४ 


नाम 
परशुरामदेवाचाय 
परशुरामपुरी 
परशुराम सागर 
पराशर संहिता' 
पंचशिख 


“ंच सस्कारनिरूपण! 


पांचरात्रसत्र 


पाशिनि 
पाष्मतन्त्रा 


“पारिजात सौरम! 


पारिजातहरण[ 
पीपाजी 

पुरंदरदास 
पुरुषोत्तम जी 
पुरुषोत्तमाचाय 
पूर्णा प्रशञ क्‍ 
'पू्वे मीमांसाभाष्य” 
पेहना ( महाकवि ) 
पेय ( श्राज्वार ) 


पोतान € मद्गाकवि ) 


पॉन्तान्‌ ( कवि ) 


पोयगे ( आलवार ) 


धप्रकाशिका 
प्रतापरुद्र दे 


“प्रंपत्तिचिंतामणि 


_प्रपत्नकल्पवल्ली' 


नामानुक्रमणिका 


ट्ड 
३२२५ 


है३० 


२२१ 
१६९६ 


६०“ 


२५ 
१११ 


.ह७. 


६६, 


२०७ 


 रश्श्ण 


४३ 


>ज््य 

२७० 
६०५४ 
४०४ 


३१६ 


१२२ 


. ३७३ 


" ३२० 


“55 हे 
3० ३३१ 


श्द 


१२७ 


३७ 
४ 
श्८७ 


प०२ 


“ब्रह्मवेब्त ( पुराण ) 


नाम पृष्ठ 

'प्रपत्नसुरतमंजरी? * ३१६ 
'प्रबोधसुधाकर? १५३ 
'प्रमेय रत्नावली! श्र्८द 
प्रसंग पारिजातर २५६, २५७, 
| २६ ७ 
प्रस्थान रत्नाकर! ४०४ 
प्रियादासजी २५१ , ४२४ 
“प्रेमभक्ति वधिनी? ३२५ 
प्रंचानन (बाद)... श्र 

“प्र मविल्लास! ४६६, ५१७ 
“बड़गोत! डे ॥ 0-8, 
बलदेवविद्याभूषण. २१५८, ३४८ 
बल्लरामदास ५३५४ 
बादरायणु ३३५ 
बालि ( द्वीप ) २७ 

बालिद्वोपग्रंथाई! श्््‌ः 
“'बावनी लीला! रे३० 
बाहुबलदेवाचाय ३२५, 
बिहारीलाल ३३३ 
बेल्इन २३ 

बृहद ब्रह्मसंहिता ११६ 
बृहद्वष्णवतोषिणी १५६ 


बूहदारण्यक उपनिषद्‌? ६०, ३६६ 


बेसनगर 
ब्रह्मसंहिता पू१४ 


श्ष२्‌ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पृष्ठ 
भ 

भगवत रसिक रेफ्द 
भक्ति चंद्रिका ६६ 

“भक्ति चंद्रोदय? ४६६ 
“भक्तनामावल्ी' ४२४ 
“भक्त माल! २७३, २७८ 
भक्तमाल रामरसिकावल्चीः २४२ 
भक्तिस्नाकर? ५४६ 
'भक्तिरसामृतसिंघधु! ५०७ 
भक्तिरत्नावली' ५४६ 
भक्तिसार श्ष्य्द 
भक्तिहंस! २७४ 
“भगवद्‌गुणदपण! २०३ 
“'भगवद्गीता? श्३ेरे 
भगवदूमुदित ४२२ 
भभगवद्रसिक की बानी ३०६ 
भत्‌ प्रप॑च ३३५ 
भट्ट ब्रजनाथ ४०४, 
भागमद्र ( राजा ) ६, ६५ 


भागवत!--७२, ७४,१३०, १४७- 
| १५०, १५४३, १६७, 
१६८, १६६, १७०, 

१७१, १७२, १७६, 

१७७, १७८, ९७६ 

“भागवत? ( कन्नड ) ४१ 


नाम 
भागवत” ( तेल्गु ) 
भागवत चंद्रिका' 
भागवत तात्यय॑निणुव? 
भानुदास 
धभाभती” 
भारद्वाज संहिता! 
भावानंद 
“भावाथ दीपिका? 
भावाथ दीपिका! 
भभाबाथ रामायण? 
“भाष्य प्रकाश! 
भास्कर 
भूगर्भ आचाय 
भूतत्त ( श्राल्ववार ) 
अ्रमरगीत 


म 
पणिमंजरी' 
मंदुरा 
मदनगोपालदेवाचार्य 
मधुकरशाह 
मधुर कवि 
मधुसूदन वाचस्पति 
“प्रध्वविजय 
मध्वाचाय . 
'सनुचोध! 


६७५४ 


पृष्ठ 
३७ 
१५७ 
२२३ 
प्रदू० 


३१७ 


११६ 
२७२, 
श्र 
प्‌ ७७ 
पर 


३२६ 
४०४ 
१८३७ 
४१३ 


२२३ 
३१२ 
३२४ 
४३० 
९६.६ 
१३ 
श्श्रे 
२२१ 
६०२ 


नामानुक्रमणिका ' 


६७६ 
नाम पृष्ठ 

मनु चरित्र! श्द 
मंत्र भागवत? ७४ 
मंत्र रामायण ७४ 
मंत्र रहस्य घोडशी शश्८ 
मथूरभंज ४३२ 
मत्नय २० 
मरीचि ( ऋषि ) १३७ 
महदम्बा ४.६२ 
'महापुरुषनिणय! २०१ 
“महाबानी! ३२४ 
महाभारत? १०६ 

४. ( कन्नड ) ४१ 
“पहाभारतताययनिणंय”. २२३ 
महीन्द्र व्यास ५६२ 
माधवदेव पूछ 

,»  देवाचाय ३२५ 
माधवाचाय ३६७ 
माधवद्रपुरी ३१२; ४६६ 
मालकरी पंथ ... ५७१ 
मीरात्राई ६०७ 
मुकुंददेवाचाय ३२५ 
मुक्ताफल? श्प्र्‌ 
मुए्डक! ७५ 
मुनिवाहन १६७, €ृ८ 
पूर्ति प्रकाश! ५१६४ 


नाम 
'मेघदूत' 
मेगास्थनी ज 


यः 


यशोवंत दास 

यास्क 

यादव 

यामुनाचाय 

योगवासिष्ठ टीका? 
र्‌ 

रघुनाथदास गोस्वामी 

रघुनाथ भट्ट 

रघुराजसिंह 


रशीदुद्दीन ( मोल्ाना ) 


रसखान 
रसिकगोविंद 


'सगरथनाम लीला निधि” 
२७४३-४५ 


राधवानंद स्वामी 
राजगोपात्न स्वामी 
राजाराम ( राजा ) 


टाधाकृष्णाचन दोपिका? 


राधासुधानिधि? 
राधिकादास जी 
राम अष्टक 
राम चरित? 


'रमचरित मानस” 


प३६ 
पूछ 

श्रेप 
२०१ 
पू ७७ 


३१० 
४११६ 


२५४२ 


४ 
२२२ 
१२२५ 
३३० 


२६६ 
२५३ 
३२४६ 
४२५४ 
३६१ 
र्‌८० 
है. 


२६ ३-६६ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पु 
रामदास ( स्वामी ) ६०० 
रामदासी प्८्६ 
शाममंत्रजोग-श्र थ! र्८० 
रामरत्ताः श्८१-८२ 
रामानंद ( स्वामी ) २४८८-५३, 
रशस्हह्‌ 
रामानुज २०३, २३५ 
“रामायण अध्यात्म! रह६र 
रामायण वालमीकि? श्ध्ष्य 
'रामाचनपद्धति श्ध्प् 
'रासपंचाध्यायी? ४१४ 
“'रक्मिणी कल्याण! ३७ 
रूपगोध्वामी 9७६ 
रैदास ( सन्त ) २७१ 
रंगनाथम्रुनि २०० 
त्त 
लच्मण भट्ट रेश्द 
'लद्मीतंत्र ११६ 
लक्ष्मीश ( कबि ) ७२ 
'लघुभागवत प़्७०७छ 
'ल्घुमागवतामृत? १७२ 
ल्घुत्तवराज! ३१७ 
ललित प्रकाश” ३६१ 


लारा जोगरंग..... २२ 


६७७ 

नाम पृष्ठ 

लीला सममनी! २३० 
लीला चरित्र! ५६२ 
लोकनाथ गोस्वामी ५०१, ५७४ 
लोकाचाय २०६ 

च 

बचनामृत” ध्ण्य 
बन्लभाचाय॑ ३१२, २७१ 
वाचस्पति २३७ 
'वत्सहरणु? प्‌ ६३ 
वासुदेव ३२६ 
“विक्रमोवशीय? ट्७ 
विजयध्वज १५७७ 
विजयदास ४१, ६०६७ 

विद्दल्ननाथ ( कवि ) ४१ 
विद्चन्न विपुल्न ३४७ 
बिदुल्लनाथ गुसाई” ३७३ 
विद्यापति रह 
विद्यारण्य मुनि . डे०४ 
विद्या शंकर श्ध्द 
“विद्वन्‌ मंडन?! ३७४, ४०५६ 
“विप्रमतीसी! ३३० 
विल्वमंगल आचाय ३६६ 
“विवत्त विज्ञास' ४६ ३ 


ध्ष्पर नामानुक्रमणिका 


नाम कु पृष्ठ 
विश्वनाथ चक्रवर्ती १६०, रे४८ 
विषषुचित्त १६३-६४ 
विष्णुचित्त स्वामी रे३े 
“विष्णु चित्तीयः ( काव्य ) रेप 
“विष्णु तिन्ञक? ११६ 


“विष्पु पुराण! १४३, १४४, १४४ 


“विष पंजर (स्तोत्र) र८ 

विष्णु स्वामी ३६५ 
(विष्णु संहिता! १०७, ११६ 
“विष्णुस्तव” ( स्तोत्र ) श्द 
“वीर लीला! ३३० 
वीरराघव” १५७ 
वृंदावनदेव ३३३ 
वंकट दास ४१ 
“वेद व्यास ३१४ 
वेदांत कामपेनु ३२४७ 
वेदांतकुसम! ३१७ 
वेदंतदेशिक र्शे८ 
“दांतदीप! २०५ 
वेदांत रन मंजूधा ३१६, ३४१ 
वेदंतसार? २०५ 
“ेदाथ संग्रह! २०५, ३३६ 
वैखानस आगम!' १२७ 


3 9 न्‍ 
वदुयपत्तन ३१४ 
“वैष्णुव-मताब्जभास्कर” ध्ष्प 


भाम पुष्ठ 
“वेष्णवधमसुन्दरद्रममंजरी! ३२१ 
ब्यासजी ' धश्थ 
व्यासतीथ ३३८ 
व्यास भाष्य? & 
“्यासवाणी! ७३१ 

74 | 

शठकोप श्ध्ह्‌ 
शतपथ ब्राह्मण! ८२, ८रे, ८५ 
शाकपूरणि ७७ 
शारिडल्य ( महषि ») ५१,६६ 
शारिडल्य संहिता” ११६ 
'शिक्षा पत्री ६०८ 
शिवगुप्त ४३१ 
शिबभागवत ६४ 
शिवाजी ६०१ 
“शिशुपाज्षवध' ५६३ 
शुकदेवाचाय श्प्चू 
'शुकपक्षीया' १५७ 
शूरसेन ( देश ) १०३ 
»ंगाररस मंडन! ३७४ 
शेखतकी २५० 
'शैल्नोपदेश! प्र 
शोडाश ( महक्षत्रप ) ६५ 
शंकरदेव पू४३, 


शंकराचाय १०६, १२४, ३३५ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पूछ 
श्यामानंददास छू ०४ 
अवेत द्वीप १०१ 
“वेताश्वतर' ७३ 
“द्रीकृष्ण॒ुस्तवराज? श्श्८ 
श्रीधरस्वामी १५५, रेप्िप्य 
श्रीनिवासाचारय ३१७, ५१ ३, ५०४ 
“श्रीप्रश्नसंहिता' ६६, ११६ 
ध्रीमद्र! १२२ 
श्रीमाष्य २०३ 
श्रीललितमोहिनी ... ३४६ 
भ्रीविजय २० 
श्रीहृरि १६१ 
'श्रुतिप्रकाशिका! ३३४ 
श्रुत्यन्तसुरद्ुम 'ह१६ 
“पूंगाररसमंडन' ४०५६ 
०! 
'घट्‌ संदर्भ प१४ 
'घटदशन समय! प 
“'घोडशग्र थ' ३७३ 
'घोडशग्रंथविदृ त्ति ४०४ 
हे 
सखीशरण ३६१ 
'सदाचार प्रकाश' ३१६ 
सनत्कुमार ३१३ 
सनातन गोस्वामी पू ०८ 


६७६ 

नाम पृष्ठ 

सरस मंजावल्ी? ३६१ 
सवतान ( राजा ) ६५, 
सत्लीमशाह फकीर ३२५६ 
सहचरिशरण जी ३४७४ 
सात््वत ( कत्रियवंश ) ६१ 
सात्वत १०३३ 
£ ,, संहिता! ११६ 
सायण ३६७ 
धायणमाष्य! | ७० 
“सताथ दर्शिनी? १६० 
सिकंदर लोदी २४०, ३१२ ३२७, 
(सिद्धांत तन-मात्रा २४५, 
'सिद्धांत-प्रदीप! १४६ 
“सिद्धांवरत्नाँजलि!ः . ३२५, ३४७ 
(सद्धांतरहस्य स्तोत्र! ३६७ 
(सिद्धांत सूत्रपाठ? पू६र 
'सिद्धित्रय? २०१ 
सिल्वाँ लेबी २१ 
'सुब्ोधिनी! १५८, रे७रे 
(सुबोधिनी टिप्पणी ३७४ 
धमुन्नोधिनी प्रकाश” ४०४ 

सुमात्रा २० 

“सुवणसूत्र! ९०४ 
सुखानंद २७५, 
सुरखुरानंद्‌ २७५४ 


फ हे 


नाम 
सुंदर भट्टाचाय 
सूरदास 
“सूरसागर 
सेननाई 
सेनमगत 
संकषण शर णदेव 
भंमोहन तंत्र” 
संसास्चंद्र ( राजा ) 
'साँचा निषेष लीला 
ध्तोत्रसत्न? 
ध्पन्‍्द प्रदीपिका! 
स्वभूदेवाचाय 
स्वामी नारायण 
स्वामी हरिदास 

हट 

हरिदासीमत 


नामानुक्रमणिका 


२०२ 
११४ 
२२५ 


६०७, ६०८८ 


रे 


६०५. 


नाम 
हरिदेवजी 
“हरिपाठ? 
“हरिमक्तिरसायन! 


 ' (हरिभक्ति-विज्ञास! 


/हरिलीला!! 
हरिलीलामृत? 
हरिवंशदेवाचाय 
हरिव्यास 

“(हित चौरासी” 
हरिनामाम्त व्याकरण? 
हितहरिवंश 
॥हतहरिवंशचरित्र? 
हिमाचल ( चित्रकल्ला ) 
हृषीकेशदेवाचाय 


;हैमाद्वि 
'हेलियोदोरस 


